(8 डॉ० पारसनाथ तिवारी 


30 ॥00 ॥900 


न हृतीय, १६७६ ई० 


प्रकाशक... वि साशन 
भरकाशक | ४०-ए, मोतोलाल नेहुरू रोड, इलाहाबाद-7९१६१९० 











पर्वंतोप मुद्रणालय 
१८, राय रामचरन दास रोड, इलाहादाद--२१ ६१०० 


&०+---२०४-- न अनन--+जल-+--ननन 3 +०-+०--ममनन-+- अमन बनने मन करत 


। 
है मूल्य | छह रुपये मात्र 





ननुक्रम 
३, कबीर का जीवतवृत्त कर 
३. कबीर का दर्शन 
३, कबीर का समाज-दर्शन 
४, कदीर की भक्ति 
४. कबीर की साधता 
६. कबीर का काव्य 
७. कबीर की भाषा 
८. बबीर का महत्त्व रु 
६. कुछ आरोप और उनके समाधान 
१०. प्ररतुत संकलन 
० ॥ 
कबीर्वाणी-सुधा : मूल पाठ 
पृद्र 
साबी 
७ 
परिफिषट ; टीका डे 


४१ 
द्ड 
७८ 
६ 
१०४ 
११५ 
ररेर 
श्र 
१४२ 


१9+। 
(८२ 


र्श्रे 


सहजें सहजें सब गए, सुत बित काँमिनि काम । 
एकमेक छू मिलि रहा, दास कबीरा रांम ॥ 


दो शब्द 


पह संकलन कुछ विश्वविद्यालयों के एम्‌० ए० पाठयक्रम में निर्धारित 

हो गया है। इन विश्वविद्यालयों के कुछ सहयोगियों के सुझाव पर पैसे 

इस संस्करण में कवोर का जीवनवृत्त भी जोड़ दिया है जिसमें पर्याप्त 

नवीन तथ्य है। बाशा है, इस्त परिर्धेन से प्रस्तुत संकलन की 
उपयोगिता में भी वृद्धि होगी । 

--पारतताय तिवारी 


१--कबीर का जीवनवृत्त 


आज से लगमग पोने छह सौ वर्ष पहले किप्ती जलाशय के पास 
नीह जुलाहे और उसकी पत्नी नीमा को एक नवजात शिशु प्राप्त हुआ । 
नीमा का गौना उसी दिस हुआ था, अतः शिश्रु को साथ ले जाने में 
लोकलाज का भय था, किन्तु थोड़ें वाद-विवाद के पश्चात्‌ पति-पत्नी 
दोनों उसे अपने घर ले जाकर पालमे-पोसने के लिए सहमत हो गये । 
नीरूतहला (काशी में कवीरचोरा के सद्निवट) पहुँचने पर कुल-परम्परा 
के अनुसार काज़ी को बुलवाकर बच्चे का नामकरण सस्कार सम्पन्त 
कराया गया । विताव (कुरान शरीफ) खोलने पर इस बच्चे का नाभ 
कबीर मिकला जो अरबी में महान्‌ परमात्मा का ही बोधक एक शब्द 
है। कबीर के जन्म के संव६ में यह कहानी बहुत समय से प्रचलित है। 


न्मस््यान 


उपपुक्त जलाशय भथवा कबीर का जन्मस्थान कहाँ है, इस सम्बन्ध 
मे विभिन्न भत प्रचलित हैं-- 


(१) भरी गृरु प्रंथ साहब, राग रामकली, पद ३ में कहा गया है- 
पहिले दरसम मगहर पाइक्ो फ़ुनि कासी बसे आई । 


जैसा मगहर तेसी कासी हम एके बरि जानी ॥ 

इसके आधार पर कुछ लोग कबीर का जन्मस्थात मगहर को ही 
मानते हैं जो गोौरसपुर से लम्भग १६ मील दूर आजफ्ल के बस्ती जिले 
में है मोर सर्वेक्म्मत से कबोर के लौला-सवरण वा स्थान भो माना 
जाता है। किस्तु उसी प्रन्य को राग गछड़ी के पद १४ में कहा गया है- 


कबोर-वाणी-सुधा: 


सगल जनम सिवपुरी गंवाइआ । 
मरती वार मगहर उढि आइआ ॥ 
जिससे स्पप्टत: केवल मरतो बार! उतके मगहर में आने का संकेत 
मिलता है 
(२) डॉ० सुमद झा ने विस्वलिखित तकोँ के आधार पर यह चिद्ध 
करने का प्रयास किया है क्रि कवोौर का जन्म मिविला में हुआ था और 
बही उन्होंति अपने जीवन का आरम्मिक अंश भी व्यतीत किया घा--- 
(क) मियिला सें मछती न खाने वालों को “वैष्णव” कहा जाता है,- 
चाहे वे शक्ति के उपासक ही क्‍यों न हों। और इसके विपरीत 
आाक्त' का अर्थ वहाँ “मत्व्यमांसभोजी' किया जाता है । 
मैथिलियों की इस चलन से कबीर पूर्णतया परिचित जाक 
पड़ते हैं । 
(ख) 'वीजक' के एक पद में कहा गया है-- 
ज्यों मंथिल को सच्चा वास । 
त्योहि मरव होय मगहर पास ॥ 
(ग) 'सर्वजसायर नामक एक कवीरपंयी प्रत्थ मे कबीर के पक्ष से 
यह उक्धि मिलती है-- 
सावन भादों बरसे मेहा । 
एते सबद हम कह्यो विदेहा ॥ 
सुमद्र जी के अनुतार यहाँ “विदेह” का अय॑ है (मिथिलाइासी” ॥ 
वह “जीवन्मुक्त! का बरेध्रक नहीं हो सकता, क्योंकि कवीर 
अघवा कदीरपंयी जीवित अवस्या में मुक्ति नहीं मानते ) 
(ध) कबीर का कथन है : बोरी हमररी पूरदी ताहि न चोन्हे कोइ |! 
'वूरवी” से कबीर का ताले वस्ठुत: 'मेविलोी' है ! 
(ड) कबीर की छाप से युक्त मेथिल्री के अनेक पद मिलते हैं । 
किन्तु डॉ० सुभद्र शव के समी ठऊु प्रायः जिराघार हैँ ! कदीर बी 
रुघताओं में 'छाकत' के सम्बन्ध में जो उल्तेख मिलते हैं, उनके माधार 


फबीर का जीवनदृत्त ११ 


पर कहा जा सकता है कि कवीर को दृष्टि में 'साकत' वह है जो भक्त न 
हो, राम का नाम न लेता हो, जिसमें सज्जनता का लेशमात्र न हो, 
बल्कि जो दम्भी, विषयासकत, ध्रप्टाचारी और निदक हो । इसके विपरीत 
'दैष्णव' वहु है जो राम का भक्त हो, सज्जन-सदाचारी हो ओर कामिनी- 
कंचन के जाल से मुक्त हो। दोनो के विभाजन में कबीर का सव से अधिक 
घल उनके रामभकत होने या व होते तथा विषय-्वातता के भोग अबदा 
त्याग पर जात पड़ता है, न कि मछली खाने अथवा न खाने पर । 
उदाहरणतथा-- 
बैस्‍्नों की कूकरि भली, साक्षत 'की बुरी माइ। 
बह बैठी हरि जस सुर, वह पाप घिसाहन जाइ ॥ 
भगत हजारी कापड़ा, तार्म मल न समाइ। 
साकत काली कामरी, भावे तहां बिछाइ॥। 
कबीर साकत कोइ नही, सब बंस्नों जांनि। 
जिहि मुखि रांम न ऊचरे, ताही तन की हांनि ॥ 
हुंम न मरे मरिहै संसार | हंमको मिला जिआवनहारा॥ 
साकत मर्राह संत जन जीरवहिं। भरि भरि रांम रसाइन पीवहिं ॥ 
--कबीर-प्रन्यावली, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्व०, पृ० २१२, १५७, 
२२६, ६२१ 
कबीर ने जो शाकतो की निंदा की है, वह सुभद्व जी के अनुसार 
मििला के झ्ावतों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप है॥ किन्तु उनकी 
निंदा मध्यकाल के कुछ ऐसे संतों ने भी की है जिनका मिथिला से कोई 
सम्पर्क न था । उदाहरणतया गुर मानक तथा रामदास की वाधी में 
भी शा्ततों की तिदा मिलती है। बस्तुतः कबीर के समय में भी बौद्ध-सिद्धों 
को साधना से प्रभावित कौल साधना प्रचलित थी, जिप्तमें नारी का साह- 
चर्य आवश्यक माता गया था। कबीर के 'साकत' वस्तुतः यही कौल 
साधक थे, इसीलिए उन्होंने इन्हे वारम्वार विययासकत कहा है । 
दूमरे तर्क की पुष्ठि में उन्होंने 'बीजक' का जो उद्धरण दिया है 


ब२ कवीर-वाणी-सुधा 


उसका पाठ वस्तुतः ध्रमात्मक है । वीज़क के समस्त मुद्वित तथा हस्त- 
लिखित सस्करणों मे 'वास' के स्थान पर “व्यास पाठ मिलता है, जिसके 
झाघार पर कवीर का मिथिला-निवास प्विद्ध नही किया जा सकता । 


“सर्वेज्च-सागर” वस्तुतः क्दीर की रचना नही, वल्कि क्वीरपंथ की 
एक परवर्दी रचना है, जिसके रचयिता का ठीक पता नहीं । उसमें कमाए 
हुए “विदेह” शब्द का अरये मिधिला-निवासी लगाना हृगस्यास्पद है। सुमद्र 
जी का यह कथन भी मान्य नहीं कि कदीर अथवा कवीरपंथी जीवन्मुक्ति 
का सिद्धांत नहीं मानते । तथ्य वस्तुतः इसके विपरीत है । स्वतः कबीर 
ने जीवन्मुक्ति को श्रेयस्कर बतलाया है, उदाहरणतया--- 

अब मन उलहि सनातन हुवा । 
तब जांनां जब जीवत मूवा ॥ 
+>क० ग्रें० प्रयाण, पद 4०७३॥ 
परवर्ती कवीरपंथियों को भी यही सिद्धान्त मान्य है। सम्पूर्ण संत> 
साहित्य मे मरणोत्तर मुक्षित तथा स्वर्गं-नरक आदि की कल्पना के प्रति 
अविश्वास प्रकठ किया गया है और जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त 
करने पर बल दिया गया है । कवीर का तो कहना है-- 


पिंड परे जिव जंहै जहां । जीवत ही ले राखी तहां ॥ 
++क» ग्र०, प्रयाग, पद १२३ ॥ 


इसी प्रकार 'पूरवी” शब्द का अर्थ “मैथिली! हो माना जाय, बह 
आवश्यक नहीं । प्राचीनयाल से ही मध्यदेश के पूर्व बोली जाने वाली 
ाषाओं को (पूर्वी! कहा जाता था और आजक्ल भी अर्धभागघी से 
विकप्तित मवधी तथा उसकी श्रूवेंदर्ती समस्त बोलियों को 'पूर्वी' कहा 
जा सकता है । क्वीर बी छाफ से न केवल मंथिली में अत्युव पंजावी 
हा गरुजरावी, मराठी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी अनेक पद मिलते 
हैं | अतः उनके आधार पर कक्‍्यीर को क्सी धात्त विज्ञेप का निवासी 


5 


फंबीर का जीवनवृत्त १३ 


पिद्ध करना निरापद चहो कहा जा सकता | इससे कैवल कबीर की 
लोकप्रियता ही सिद्ध को जा सकती है ।* 
(३) बनारस हिस्ट्रिक्ट ग्नेवियर (१६०४६ ई०) में आजमगढ़ जिले 
के वेलहरा गाँव को कबीर का जन्मस्थाव बताया ग्रया है ॥ स्व० पं० 
चन्धवली पाण्डेय के अनुसार "आज भी पटवारियों ये कागदों में वेलहरा 
उर्फ वेबरहर पोखर लिखा मिलता है ।” इसी आधार पर उनकी धारणा 
है कि “यही 'विनहर पोखर! 'लहर तालाद' को जड़ है। 'बेलहर'! का 
'लहर' एवं 'पोखर' का 'तालाव' कर लेना जनता के बाएँ हाथ का सेल 
है ।7३ पाण्डेय जी ने वेलहर पोखर को लहर ताब्ाव की जड़ माना है 
किन्तु जैसा कि हम आगे देखेंगे, प्रमाणो के अभाष में लहर्तालाब की जड़ें 
भी बहुत गहयी हों हैं औौर फिर काशी के पास ही जब लहरतारा मोजूद 
है तव उसे इतनी दुर आजमगढ़ में ले जाने का कोई तुक नहीं जान 
पड़ता । देंसे पास के भिर्ज़ापुर झिले में भी बेलहरा नामक एक गाँव है। 
फिर उस्ती को क्यों न कबीर की जत्मभूमि मान लिया जाये ? 
(४) लहरतारा, जो काशी के कवीरचौय से उत्तर-परश्विम की भोर 
लगभग दो मील पर है, समस्त कवीरपथियों द्वारा निर्मवाद रूप से 
कबीर का जस्मस्थात माना थात्ा है। सम्प्रदायेतर व्यक्तियों में से भी 
धभिकांश का झुकाव अब इसे हो उनकी जन्मस्थली मानते के पक्ष में 
होता जा रहा है । कदिल्‍्तु लिखित रूप में इसको परम्परा २०वी शती से 
पूर्व की नहीं प्रिल्ती ॥ कबीर के जस्मस्थाद के रूप में लहर्वारा का 
उल्लेख सर्वप्रथम स्वामी १रमातन्ददास के कबीर मंगूर' (सं० १६६६ 
वि०),वायू लैहमाधिहकुत 'दबीर-शसोदी' (स० १६७१ वि०) तया स्वामी 
गुगतानन्दशत 'कदीर चरित्र घोध' (सं० २००७ वि०) में मिलता है । 
रामानर्दी सम्पदाय के पर्ंग पारिजात नाम एक प्रस्य में मो सहरतारा 
१. विस्तार के लिए देधिए 'हम्मेलनयत्रिश/ ४३४ में 'कपोर 
की जन्मनूषि पिविता : एक सप्राछान शोक घेरा जिदन्य ६ 
२- विचार-विप्त४े, हि? शा० सम्मेत्तत, ट्वि० संस्क०, पृ० ६ 


ब फंबोर-वाषी-सुघा 
को कबीर का जन्मस्थाव बताया गया है थौर यद्यपि इस ग्रन्य वा रचना- 
काल सं० १५१५ वि० दिया हुआ है किन्तु इसमें महात्मा गाँडी तक 
का उल्लेख मिल जाने से इसे अत्याधुनिक ग्रन्थ मानना चाहिए और 
इसके साक््यों पर भी आँख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए | इस 
प्रमंग में काशो का उल्लेख अवश्य कुछ प्राचीन रचनाओं में मिलता है, 
किसु उनकी परम्परा भो अधिक के अधिक स० १८०० वि० तक ही 
सिद्ध की जा सकती है, उसके युव॑ की नहीं । “काशी में हम प्रवयट भए 
हैं रामातन्द चितठाए” इत्परदि पक्तियाँ, जिन पदों में मिलत्ती हैं, उन्हें 
कबीर की प्रामाणिक रचना मानने में अनेक कठिताइयाँ हैं । 

(५) 'निर्भयज्ञान! तथा 'जझावसागर! नामक कवीरपथी ग्रन्थों में 
चदवार को कबीर का जन्मस्यान देतलाया गया है।॥ उपर्युक्त दोनों 
ग्रन्थों में कबीर ठथा घमंदास के काल्पनिक सम्वाद के रूप में उतको 
जीवनी से सम्दद अदेक विवरण मिलते हैं ।॥ घमंदास की बमिज्ञासा का 
समाधान करते हुए कवीर वहते हैं-- 
हम प्रगटे चंदवारे जाई । पूरब प्रमल सब्द गुहराई ॥ 
चरसायत दिन हम प्रगटाना । ताल माहि पुरइन भल जाना ।॥ 
नीरू जुलहा नीमा नारी । जोलहिन तृथा लागि तैहि बारी # 
नीम! जल पीवन त्तट आई । सुन्दर शिशु देखत चित भाई ॥ 
जल मेंह धेंसि मोहि लीन्ह उठाई। हर्पे रंक परा घन पाई ॥ 

++निर्भेय ज्ञान, नरसिंहपुर, पृ० ५७-५८ ॥ 
ज्ञानसागर! में भी क्रिंचितू शच्दातर के साथ यही कहानी इस 
प्रकार मिलती है-- 
आसन कर आयो चंदवारा। चंदन साहु तहाँ पय घारा॥ 
बाल रूप घर आयो तचहेँवा। आठे पहर रह्यों मैं जहँवा !! 
ताकी नारि गई अस्नाना। रूप देखि ताकर मन मानावा 
ले गई वालक सो निज गेहा ॥ बहुत भाँति तेहि कौन्ह सनेहा ॥ 
चदन साहु देखि रिसियाना । चलि ययो नारि तोर अब ज्ञाना ॥ 


ऋषबीर का जीवनवृत्त * पर 


वेग डारि वालक को आजू। शुने लोग तो होय बकाजू॥ 
चेरि हाथ तव दीन्ह पठाई। उद्यान माँह तिन्ह दीन्ह अडाई॥ 
कछ दिन काया धरि दुख पावा। यहि अंतरि इक जुलहा बआावावा 
चूरि नाम जो वा संग नारी। देखत बालक भई सुखारी॥ 


--शानतागर, लक्ष्मी वेंकटेश्वर, पृ० ७१-७२॥ 


हम देखते हैं कि दोवों अंथों में निस्‍्संदिग्य॑ रूप में चंदवार ही बह 
स्थान बताया गया है जहाँ नोझू-नीमा को कबीर शिशु रूप में मिले थे । 
चाबीरपंथ के एक अन्य मान्य भ्रंय 'अनुरागसागर' के कुछ संस्करणो में 
भी इस प्रपृंग में चंददार का ही उल्लेख है (लहरतारा की चर्चा वहाँ 
ही नही है) । “नि्भयज्ञाद' ठथा 'जञानसागर' अपेक्षाइत्त प्राचीनतर हैँ, 
अतः उनके साक्ष्य गम्भीरतापूर्वक विचारणीय हैं | इसी प्रसंग में कवीर- 
चरथ्ियों में प्रचलित तिम्नलिखित पंक्तियाँ भी विधारणीय हैं-- 


चौदह सौ पचपन साल गये, चन्द्रवार इक ठाट गये। 
जेठ सुदी वरसायत फो, पूरनमासी प्रगट भये ॥ 


इसमें सल्लिखित “चन्द्रवार' शब्द के प्म्बन्ध में विद्वानों मे काफी 
समय से विवाद चला आ रहा है। गणता करने पर सं० १४५५ या 
५६ की दिसी भी ज्येप्द पृणिमा को सोमवार नही पड़ता, अतः ज्ञात 
होता है कि उपर्युक्त छद का चद्रवार' दिन का सूचक नही, बल्कि उसी 
स्थान का सूचक है जिपतक्ञा उल्तेस “निर्मयज्ञानं, 'न्ानसागर! तथा 
5बनुरागसागरए मे मिलता है। इतने धषिक साक्ष्यों के ऐक्य से कवीर 
हैः जन्मस्थान के रूप में इसकी सम्भावना बहुत बढ़ जाती है, किसु 
यमी निश्चयपूर्यक यह नही कद्दां जा सकता कि यह स्थान कहाँ स्थित 
है । आगरा के पास बमुदा तठ पर तथा बलिया जिसे में चंदवार नाम 
के दो स्पाव मिलते हैं कितु उनमें से किसी की भी सम्मावना इस प्रसंग 
में दृढ़ नहीं ज्ञात होती । लहस्ताय से सग्रभग तीन मील दूर चांदपुर 


4६ कबीर-वायी-न्सुधा 
नामक एक याँव है जिसके आम-पाश्न कई धोडे-छोडे तालाब हैं ॥ भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्ठि से भी 'चांदपुर! से “बंदवार' का पतटिवतेन मरंमव नहीं 
है अतः क्‍्वीर के जन्मस्वान के रूप मे इस स्थान को संभावना कुछ 
अधिक दृढ् जान पड़ती-है, किन्तु लभी इस दिशा में पर्याप्त खोजवोन की 
आवश्यकता है ।* 

(६) डॉ० माताप्रद्ाद 
की साखी १२/५७ के *चतुर्य चरण 'कुरहे ऊूुणों क्र्पा 
अनुमान सयाया है कि कुरह! कुदेश है। “ओर वारापसी को कोई “हुदेय/ 
नही कह मकता है $ लगता है कि वे किस्ती ऐसे छ्षेत्र में उत्पन्न हुए थे 
जहाँ आचार-विचार को डिथिलठा थी | असंभव नहीं यह “कुस्ह' टक्‍्क 
प्रदेश (पूर्वी पंजाब) रहा हो जहाँ पर उस समय मुसलमानों का बाहुल्व 
था, जो कबीर की सापा से समधित लगता है ।”* फितु 'कुरह बधवा 
“दुलक्षर बो टकक देश मानदा ग्ुन्धिसिगत नहों प्रचीत होता । डॉ० सुप्त के 
इस अनुमान का आधार वन्चुवः 'पादअसदसह्णबो' क्ञान होता है शिसमे 
“कुलक्ष' को एक स्लेच्छ देश वतलाया गया है (१० २५५), विन्तु यह 
आवश्यक नहीं कि वह स्लेच्छ देश टवह ही हो । 'कुस्हना' वस्तुतः करा- 

द्वीव (विष्योई) 'धायला ज्यू कुरहै' बर्थात्‌ घायनों 


हुता है | तुखतीय घम्नुई! हे पल 
की तरह कराद्वता है ॥ अतः *कुस्है ऊर्मी कप! का सही बर्थ होगा: प्रापी 
देट के लिए कराहता है । 


ग्रुप्त ने ना० प्र० सभा की 'कवीर-गंयावली! 
” के आधार पर 


02254 वाल्य-काल के डिपय में बनेझ अधिरडित कहा- 
नियाँ प्रचलित हैं ॥ उदाहरप के लिए जब विना कुछ खाये घिये हीवे 
बड़े रह जाते से तव नोहू-नीमा की चिठा दढ जाती थी । उन्हें डुग्खी 
देख कर ऋबीर ने दूध पीजा आरम्म किया, जिठतु यह दूध भी विलक्षम 
छग से निकाला डाता था। एक बनब्यायों बछ्धिया के नीचे मिट्टी का 

व्‌. इस समस्या के विस्तृत घिदेचन के लिए 28; “सम्मेलन-पत्रिका 
भाग ४५ अंक १-२ में नकवीर का जन्मस्यान : चंदवार शोरष॑क मेरा 
निबत्ध ॥ २- कलवीर-प्रंपावलों, आयराण, भूमिका घृ० हें ॥ 


कोर का दीवनवृत्त श्छ 


कोरा बर्तन रख दिया जाता था । कबीर दुध को इच्छा से ज्यों ही उत्त 
बहछ्ठिया की ओर देखते थे, वर्तत लवालव भर जाता था । वही दूध वे 
नित्य प्रति पिया करते ये 
कबीर अपने घरेलू व्यदत्ताय में वचपत से ही लग गये थे, किन्तु 
राम नाम का जादू उन पर इतना असर कर चुका था कि वे कभो-कभी 
कृताई-बुनाई का धंघा छोड़ देते थे | इस मनोवृत्ति की परिचायक कुछ « 
पंक्तियाँ कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में भी मिलतो है । 
उदाहरणतया-- हु 
तननां बुननां तज्यों कबीर । राम नांम लिखि लियो सरीर ॥ 
मुसि मुसि रोवे कवीर की माई। यह वारिक कैसे जीवे खुदाई ॥ 
जब लगि तागा वाहौ बेही। तब लगि विसरे रांम सनेही ॥ 
कहते कबीर झुनहु मेरी माई। पूरनहारा. त्रिभुववराई ॥ 
“-फबीर-प्रस्यावली, प्रयाग संस्करण, पद १२१ 
गुरू 


स्वामों रामानंद--जनश्रुति के आधार पर स्वामी 'रामातन्द को 
कबीर का गुर माना जाता रहा है । यहाँ तक कि उनके जन्म के सम्बन्ध 
में भी यह कहानी प्रचलित है कि एक ब्राह्मण अपनी विधवा कन्या के 
साथ स्वामी रामातनन्‍्द के दर्शव के लिए गया । कत्या के प्रणाम करने 
पर स्वामी जी ने उसे पृुश्रवती होते का आशीर्वाद दिया। महात्मा का 
दिया हुआ आधीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता था, अतः कुछ दिन पश्चात्‌ 
उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको उसने लोक लाज के भय के 
तालाब के बिवारे फ्रेंक दिया । इस कहानी में कुछ और भी चमत्कार 
का अंश जोड़ा जाता है, मिससे यह सिद्ध किया जाता है कि कबीर उस 
द्ाह्मण कन्या फे गर्भ से नहीं प्रत्युत उसके हाथ सें निकले हुए एक 
फछोले से पंदा हुए थे । इसीलिए कुछ लोग उनका मूल नाम 'करवी् 
' (ब्॑एएड ऐ ससपल चीए) मानते हैं; ऐसा कात होता है के सवारी 
शामानन्द से कबौर या सम्दन्ध प्रभाणित करने के लिए छझयवा उन्हें“ 


श्द कवौर-बाणी सुधा 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न सिद्ध करने लिए उपर्युक्त कहानियाँ यढ ली गई हैं । 
- , कहते हैं, कवोर मुसलमान परिवार में पोधित,दोने के बावजूद एक 
बष्णव भक्त के समान आचरण “करते थे। इस पर ब्राह्मण लोग यह 
आपत्ति करते थे,कि, निगुरे वष्णव को “सृक्ति नहीं मिला करती । इन 
बातो ते तंग आकर कवर ने दीक्षर लेने की वात सोची | 'उत्त समय 
. स्वा्ी शामानन्द बड़े प्रभावशाली महात्मा/्ये, किन्तु किसी वप्णव बाचार्य 
हाय मुसलमान को दीक्षा ,मिलने में कठिताई थी | अतः कबीर ने एक 
नई युक्ति सोच निकाली । रामानन्द प्रातः झुटपुटे में हो गया-स्नान को 
जाया करते ये । कबीर उनके रास्ते में लेट गये। भंधेरे में जब स्वामीजी 
की खड़ाहु उतसे टकराई तो स्वामी जी के मुख से हाथ राम !/ 
निकला जिसे कबीर ने गुरु मंत्र समझ-लिया और अपने वो रामानन्द का 
शिष्य प्रचारित किया ! रामानन्द के शिष्यत्व की घटना वा उल्लेख भक्त 
व्यास (मृ० सं० १६६६ वि०), अदंतदासकृत “कबीर साहव थी परचई' 
(सं० १६४५) तथा नाभादास के भक्तमाल (सं० १६६० के आसपास) 
में भो मिलता है | प्रसंग पारिजात' मे भो कबीर को रामानन्द का 
शिष्य बताया, गया है, किन्तु जैसा पहले संकेत किया गया, यह प्रत्थ 
अत्याधुनिक है गौर इसकी रचना सं० १४१७ में सिद्ध नहीं की जा 
सकती ?, “अगस्त्य-संदिता' के बदुसार स्वामी रामानन्द का जन्म 
स० १३५६ वि० में और देहावसान स० १४६७ वि० में हआथा। 
इस प्रकार उनकी आयु १११ वर्ष की निश्चित होती है। दूसरी और 
सं० १४५४ में जन्म लेने . वाले कवीर रामानन्द की शृत्य के समय 
१२ वर्ष के रहे होंगे । यह दोनों बातें विश्वसनीय कम जात पड़ती हैं, 
, क्योंकि इतनी छोटी आयु में दीक्षा लेने की सम्भावना दृढ़ नहीं प्रतीत 
होती । इस कठिताई को दूर करने के लिए कुछ विद्वात्‌ कवीर की जन्य- 
तिथि कुछ ओर पीछे ले जाना चाहते हैं, कितु इसके लिए कोई आधार नही 
मिलता । कवी र की प्रामाणिक रुचनाओ में रामातन्द का उल्लेख कहीं 
भी नहों प्राप्त होता, इस भ्रहत्त्ववूर्ण तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा । 


कदीर का जीदनवुत्त श्६ 


, शैक्ष तक्ी--भौलाता ग्रुलाम 'सरवर' ने 'जीवतुत् अप्तफ्रिया' में * 
लिखा है कि /शेख् कवीर जुलाहा शेख तकी के उत्तराधिकारी तथा शिष्य 
थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर और उम्तकी त्त्ता के विषय में 
हिंदी में लिखा। घामिक सहनशीलता के कारण हिन्दू मौ८ मुसलमान दोनों 
मे उन्हें अपना नेता माता ॥'''उनकी मृत्यु छन्‌ १५६४ ई० में हुई मोर 
उनके पीर शेख तक़ी सन्‌ १५७५ ई० में मरे थे।” यह उल्लेख स्पष्ट 
ही हिन्दी के भक्त कवि कवीर के सम्बन्ध में है। किंतु इसमें कबीर का 
निघत काल बहुत बाद में वताया गया'है अर्थात्‌ १६५१ वि० में । इस- 
लिए सरवर साहव के सम्पूर्ण कथन पर संदेह होने लगता है। 

शेख तक़ी वाम के दो सूफो फ़कीर प्रसिद्ध हैं जितमें से एक कड़ा 
मानिकपुर के और दुसरे इलाहाबाद के मिकटस्य झूँसी के रहतेवाले 
ये। 'वीजक' में एक स्थल पर मारनिकपुर के शेख तक्ती का नाम, आया 
भी है, उदाहरणतया-- 
मानिकपूर कवीर बसेरी | मदह॒ति सुनी सेख तकि केरी। 
“-रफमेनी ४८ । 
“दीजक! की ही एक वन्य पक्ति मे पुनः उतका उल्लेख मिलता है- 
नाना नाच नचाय के, नाचे नट के भेख। 
घट घट अबिनासी कह, सुनी तकी तुम सेख। 
-+रमेनो ६३॥ 
पहले उद्धरण के अनुसार कवीर जब आतिकपुर गये थे तब यहाँ 
उन्होंने शेख तकी की प्रशंसा सुदी थी । दुसरे उद्धरण में वे उतके साथ 
कृछ आध्यात्मिक चर्चा करते हुए दीख पड़ते हैं । यद्यपि इन उद्धरणों में 
ऐसा कोई संकेत नहीं हैजिसके बाधार पर कबीर को शेख तक़ी का 
प्ाष्य सिद्ध किया जा सके कितु कम सें कम दोनों का समकालीन होना 
तो सिद्ध हो ही जाता है । छितु इधर कदीर-वाणी की पाठ समस्या पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर बीज के सम्बन्ध में कुछ नये 
तथ्य प्रकाश में आए हैं जिनके अनुसार उसके मूल रूपांतर का संकलन' 


२० क्यीर-वाणों सुधा 
भी सं० १६५० वि० अर्थात्‌ कवीर साहब की मृत्यु के लगभग सौ वर्ष 
बाद का घिद्ध होवा है (दे० कवीर-प्रंथावलो, प्रयाय पृ० ६६) ।॥ बतः 
“'ीजक' को ग्रू्नेतता श्रामाणिक सान कर उसके आधार पर कोई 
निप्कर्पे निकालना निश्पद नहीं माना जा सकता । ऊपर उद्धृत पंक्तियाँ 
कवीरन्वाणी की अन्य किसी शाखा में नहीं मिलतीं, अतः इनकी 
श्रामाणिकता के बारे में कौर भी अधिक संदेह होता है ! दूसरी कठिनाई 

ग्रह है कि मानिकपुर के शेद्ध तक़ी की मृत्यु सं० १६०३ वि० में हुई थी 

(कवीर एंड दि कवीरपंथ, पृ० २५) । अतः उन्हे कबीर का समकालीन 
नहीं माना जा सकता | प्रसिद्ध सूफी संत हिशामुद्दीत मानिकपुरी को 
झवश्य कबीर का समकालोच' माना जा सकता है जिनका देहांत सं० 


१४५०६ में हुआ था । “आइनेअकबरी” मे किसी शेख तकी की क़द्र का 
सानिकपुर में होना बताया गया है, कितु उम्तमें उनके समय वादि का 
उल्लेख रे होने से ग्रह कहना कठिन है कि वे कवीर के श्रमकालीन थे । 

झूँसी वाले शेखर तक़ी का निधन-काल इलाहाबाद गज्ेटियर में 
सन्‌ १३८४ ई० (१४४१ वि०) दिया है, कितु वेस्टकाट साहव ने किसी 
अन्य प्रमाण फे आधार प्र उनका देहावठाव सं० श४ं८६ से निश्चित 
किया है और यह दठलाया है कि कवीर ३० वर्ष की अवस्था में उनसे 
मिले थे । झूठी सें एक कबीर दाला है जिससे इस धटना का सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है, कितु ये नाम अन्य आधारों पर दिये गये जान पड़ते हैं 
जैसे 'कवीर वर! का अर्थ वस्तुतः महान्‌ वट है, व कि कबीर द्वारा 
शारोपित वट । कितु यदि दोनो सतों को समकालीन सान लिया जाय 
तो भी उनका गुरु-शिष्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । 

कवीरपंथी ग्रंथों में शेख तक़ी को सिकन्‍्दर लोदी कर राजगुद बतलाया 
गया है और कबीर साहब के साथ उनके वाद-विवाद के अनेक प्रसंग 
मिलते हैं, कितु सिकन्‍्दर लोदी को भी कवीर का समझालीन सानने में 


अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, अतः इन आद्यानों को प्रामाणिकता 
संदिग्ध है ॥ वस्तुतः इन आध्यानों का शेख तक़्यी किसी सुफ़ी फ़कीर का 


कवोर का जीवनवृत्त २१ 


प्रतोक जान पड़ता है । 
पोताम्थर पोर--'ग्रुर प्रन्य साहव' में संकलित कबीर के एक पद 
में गोमती तीर तिवासी पीतांवर पीर की प्रशंसा की गई है-- 
हज हमारी गोमती तीर। जहाँ बसहि पीतांवर पीर ॥ 
कंठे माला जिहवा रामु | सहस नामु ले ले करठ सलामु ॥ 
इन पंक्तियों में बाएं 'पीर! तथा 'कर3 सलामु” शब्दों से व्यंजना 
निकाली जा सकती है कि कदाचित्‌ ग्रोमती तीर निवासी पीतावर पीर 
ही कवीर के गुरु थे जिनके दर्शय के लिए जाना वे हज की पवित्र यात्रा 
मावते थे । किल्तु इस पद को प्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी उसी 
प्रकार संदेह किया जा सकता है जैसा 'बीजक' की उपर्युक्त पंक्तियों के 
अम्बन्ध में फिया गया है । 
मतिसुर्दर--कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में केवल एक ही 
समकालीन व्यक्ति मतिसुन्दर का उल्लेख मिलता है; यद्यपि उसे ब्यक्ति- 
बाचक संज्ञा मानने में कुछ विद्वात्‌ संदेह भी करते हैं! उक्त पद की 
भारम्भिक पंक्तियाँ हैं-- 
मेरी मति बउरी मैं रांम बिसार्‌यों, केहि विधि रहनि रहो रे। 
सेजें स्मत नैन नहिं पेखं, यह दुख कासों कहां रे॥ 
और अंतिम पंक्तियाँ हैं-- 
सोचि विचारि देखो मन मांहों, औसर आई वन्यौ रे । 
कहै कबीर सुनहु मतिसुंदर, राजा रांम रमौं रे॥ 
हक» ग्रं० प्रयाग, पद १२५। 
कुछ प्राचीन हु० लि० ग्रन्थों मे मतिसुस्दर नामक किन्हों महात्मा 
के तीन स्फुट पद भी मिलते हैं जिनमें निर्ुण विचारधारा का प्रतिपादन 
है (दे० हिन्दी-अनुशीलन १०-२, १६५७ ई० में महात्मा मतिसुन्दर' 
छीपक मेरा निवंध) । यद्यपि पूर्ण निश्चय के साथ नी नहों कहा जा 
सकता, कितु यह असम्भव भी नहीं माना जा सकता कि ये पद उन्हीं मति- 
सुन्दर के हैं जिन्हें कबीर ने अपने उपर्युक्त पद में संवोधित किया है। 


श्र कीर-वाणी सुधा 


कह्दी-कहीं इस पद की थ्रत्येक पंक्ति के अंत में 'दयाल' शब्द भी जुड़ा है 
जिससे कवीर का उतके श्रति श्रद्धाभाव भी अनुमानित किया जा सकता 
है । यद्यपि केवल इसी एक अस्पष्ट साक्ष्य के आधाद पर उन्हें कवीर 
का युर मान लेना युक्तिसंगत नही, किंतु कुछ नई जानकारी प्रकाश में 
आने पर उनके पारस्परिक सम्बन्धों पर भी अधिक प्रकाश पड़ने की 
सम्भावना है ॥ 
विवाह तथा परिवार 
कुछ लोगो का अनुमान है कि कवीर का विवाह हुआ था भौर 
उनकी पत्नी का नाम लोई था जो एक बनखडी बैरागी की पोषिता 
कन्या थी । कहते हैं, एक दिद एक वतसंडी महात्मा जब गंगा-स्नाव के 
लिए गए तो उन्होंने एक लड़की को लोई में लिपटी बहते देखा ॥ महात्मा 
को दया आ गई | उन्होंने उसे धारा से वाहर निकालकर उसका पालन- 
प्रोषण्द किया । लोई में लिपटी हुई होने के कारण उन्होंने उसका 
नाम 'लोई” ही रख दिया । जब लड़की सयानी हुई ओर वनखंडी बावाः 
का अंतिम सम्रय नजदीक झाया तो उन्होंवे लोई को भाश्वासन देते हुए 
बतलाया कि उनके देहादसान के पश्चात्‌ एक महात्मा वहाँ ऐसे आयेंगे 
जो उसके सभी प्रश्नों कः एक ही उत्तर देंगे, अतः सावधानी से उसे 
उनके आगमन को प्रतीक्षा करनी चाद्विएं। कुछ समय पश्चात्‌ दो 
महात्मा उसको कुटिया पर आए जिनमें से एक कबीर थे। लोई ने 
उनसे क्रमशः उनके नाम, जाति तथा सम्प्रदाय के सम्बन्ध में प्रश्न 
किये किन्तु महात्मा से तोनों प्रश्वों का उत्तर केवल एक शब्द 'कबीर/ 
द्वारा दिया इससे लोई अत्यधिक प्रभावित हुई और उतकी अर्दाद्लिनी 
(अन्य मतानुसार शिषप्या) बतकर उसके साथ रहने लगी । 
किन्तु लोई के सम्दन्ध में इस वहाती का जो भारी-भरकम ढाँचा 
खड़ा किया गया है उसके मूल में एक चुटि ज्ञात होती है। वस्तुतः कवीर 
मे अपने कुछ पदो में “सुतह रे लोई” या “सुतो नर लोई” इस ग्रकार 
के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कुछ लोगों को भ्रम हुआ 


फबोर फा णीवनवुत्त श्इृ 


कि कंदाचित्‌ यह किसी स्त्री का नाम है जब कि 'लोई' वस्तुतः संस्कृत के 
'लोक' (हिं० 'लोग') का अपब्रंश रूप है । पा 
कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि लोई के अतिरिक्त कबीर की 
एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम धनियाँ घा और जिसे कभी-कभी 
लोग रसजतियाँ भी कहते थे कौर अपने कथन कौ पुष्टि में वे 'ओ गुए 
ग्रन्य साहब” की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं-- 
मेरी बहुरिया को धनिमाा नाउ। 
ले राखिओ रामजनीआ नाउ॥ 
अथवा 
पहली कुरूपि कुजाति कुलखनी साहुरे पेईओ बुरी । 
अब की सुरूषि सुजाति सुलखनी सहजे उदरि घरी।॥ 
भली सरी मुई पहिली बरी। 
जुगु जुग्र जीवउ मेरी अबकी धरी॥ 
किन्तु पहले तो इन पदों की प्रामाणिकता सदिग्ध है और यदि इन्हें 
प्रामाणिक मान भी लिया जाय तो इन्हें क्रमशः कुबुद्धि तथा सुबुद्धि का 
प्रतीक भान कर उपर्युक्त पदों का आध्यात्मिक अर्थ'भी किया जा सकता 
है, और बही-कदाचित्‌ कवि का अभीष्ठ अर्थ भी है। 
इसी प्रकार “गुरु ग्रंथ साहब' के निम्नलिखित 'सलोक' के आधार 
पर कमाल को उनका पुत्र भी बताया जाता है-- 
बूड़ा बंस कबीर का, उपजिओ पूतु कमालु । 
» हरि का सिमरनु छाड़ि के, घरि ले जाया मालु ॥ 
किन्तु यह पंक्तियाँ भी कबीर-दाणी की किसी अन्य शाखा में नही 
मिलती, अतः इनकी प्रामाणिकता सदिग्ध है । साथ ही संत समाज में शुरु 
को ग्ध्यात्मिक पिता माना जाता है, अतः शिष्य को कभी-कभी पुत्र भी 
कह दिया जाता है ॥ 
इसी प्रकार कमाली नाम को उनकी एक पुत्री की भी कल्पना 
मिलती है। कहते हैं, यह शेख तको की वेटी थी जिलका देहांत होने पर 


श्ड कवोर-वाणों सुधा 


कबीर ने अपनी अलोकिक झक्ति डाय जिला दिया घा कौर फिर अपनी 
पुत्री के रूप में उसका पालन-पोषण किया था ॥ कवीर के प्राचीनतम 
चित्र में उन्हें करमे के सामने बैंठें हुए दियाया गया है और निकट ही 
लगमग समान बवस्या के एक झुववः तया एक युवती के चित्र भो हैं, 
जिन्हें शिप्य-शिप्या छथवा पुत्र-्युद्षी के रूप में ग्रहण किया जा सकता 
है । किन्तु इससे अधिक प्रमाण उनके परिवारादि के सम्बन्ध में नहीं 
मिलता । उसकी प्रामाणिक रुचताओं से एक पद ऐसा अवश्य जाता 
है जिसमें कहा गया है-- 
भ्रुसि मुसि रोवँ कबीर की माई। 
यह बारिक केसे जीवहि खुदाई ॥॥ 
कहे कबीर सुनहु मेरी माई] 
पूरनहारा त्रिभुवनराई ॥| 
| -+क० प्रं० पद १९। 
'यहू वारिक कंसे जीदद्दि खुदाई” का अर्ये यह भी लगाया जा सकता 
है कि कबीर का कीर्ड पुत्र है जिसके लिए उनकी माता चितित हैं, किन्तु 
वस्तुतः महाँ कबीर की माँ स्वतः उन्हीं के सम्बन्ध में चितित है । बेटा 
चाहे जितना बड़ा हो जाय, माँ उसे छोटा वालक ही समझती है । 
निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता हैं कि कबीर गृहस्थ जीवन 
अवश्य बिताते थे, किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार 
पर यह कहा जा सके कि उनका विवाह हुआ था और उनके लड़कै-बच्चे 
भीये। 
अन्य प्रसुख घटनाएँ 
भनिर्भेयज्ञान” तथा अतन्तदासकृत “परचई' में कबीर के जीवन से 
सम्दद अनेक घटताओ के वर्षन मिलते हैं, किन्तु उनमें ऐविहासिक्ता 
का प्रायः अभाव है तथा अतिरंजना और चमत्काद को अधिक महत्त्व 
“४----* - उदाहरण के लिए--जनप्नावदुरो के पंडे का जलता हुआ 


कथोर फा जोवनवृत्त श्र 


पैर काशी में जल गिरा कर शीतल कर देना, हनुमान, वशिष्ठ आदि 
पौराणिक व्यक्तियों को शास्त्रार्थ में पयाजित करना, गोरखनाय (१०वी 
श०), मखदुम जहानियाँ उपताम जहाँगएत (मु० सं० १४४१) बादि 
पूर्ववर्ती ऐतिहासिक व्यक्तियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित करना। 
इसी प्रकार सिकन्दर लोदी सम्बन्धी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता 
है जिनकी पुष्टि में अन्तश्साक्ष्य भौन हैं किन्तु उनके जीवत की तीन 
प्रमुप घटनाएँ--पानी में डुवाए जाने, जलती बाय में फेंके जाने 
तथा भद मत्त हाथी द्वारा कुचलवाये जाने की--ऐसी हैं जिनका उल्लेख 
भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास तथा दादू के शिप्प रज्जव जी ने भी 
किया है, और इन तीनों घटनाओं का उल्लेख कबीर को प्रामाणिक 
स्वनाओं में भी मिलता है । उदाहरणतया दे० कवीर-ग्रत्यादली, प्रयाग 
विश्वविद्यालय संस्करण, पद संख्या २१, २३, २४ | इससे ज्ञात होता है 
“कि कबीर को कम से कम इन तीन यातनामों का सामना अवश्य करना 
पड़ा था । 
“कबीर की जाति 
कवौर ने अपने कों एकाधिक वार जुलाहा जाति का बताया है। 
“उदाहरणतया-- 
हरि के नाउ बिन किन गति पाई, 
कहै जुलाह कबीरा । (क० ग्रं० पद ८५) 
मेरे रास की अभे पद नगरी 
कहै कबीर जुलाहा । (क० ग्रं० पद १७०) 
तूं बांम्हन मैं कासी क जोलहा, 
चीन्हि न मोर गियांनां । (क० ग्र० पद ११८) 
तूं वांम्हन मैं कासी क जुलहा । (क० ग्रं० पद १६६) 
जैसे जल जलही दुरि मिलियो, 
त्यी ढुरि मिला जुलाहा। (क० प्र'० पद २००) 


२६ क्बीर-वागों सुधा 


जुलाद्दा के अतिरिक्त कद्ठी-कटी उन्होंने अबने को कोरी जाति का भी 


बताया है; जैसे--- 
हरि को नांम अभै पद दाता कहे कवीरा कोरी । 


जिन पक्तियों में ये उल्लेख मिलते हैं उनकी प्रामाणिकता के विषय 
में भी सच्देह नहों किया जा सकता ॥ 'हम घरि सुत तनहिं नित तांचा 
कंठ जनेउ तुम्हारें! आदि कुध ऐसे भी कयन मिलते हैं जो सूचित 
करते हैं कि वे केवल जाति से ही जुलाहे न ये वल्कि व्यवसाय भीं 
जुलाहे का ही करते थे। इन उद्धरणो से स्पष्ट है क्रि कबौर ऐसी 
जाति में उत्तन्न हुए थे अयवा कम से कम पोषित हुए थे जो जुलाहा 
अथवा कोरी के सलाम से विख्यात थी सौर जिसका परम्परागत उद्यम 
सुत कातना तथा वस्त्र बुबना था । इसके अतिरिक्त कबीर साहव के 
जुबाहा होने की पुष्टि गुरु अमरदास (मृ० सं० १६३१), अनन्तदास 
(कवीर परचई, स० २६४५ वि०), रज्जव (मृ० स० १७४६) तथा 
तुकाराम जैसे पुराने सतो ने मी की है ॥ साथ हो 'खजीनतुल्ल असछिया' 
भौर “दविस्ताने मजाहिव” आदि के मुसलमान लेखकों ने भी उन्हें 
“जुलाहानशाद' बतलाय दे ।॥ 

डिन्‍्तु प्रश्न यह है कि कबीर क्सि प्रकार के जुलाहे थे--हिन्दू, 
मुसलमान अयवा इन दोनों से पूयक्‌ किसी अन्य कोर्टि के जुलाहे ? 
क्योकि केवल जुलाहा मान केने से उन्हें अथवा उनके परिवार को 
इस्लाम-घर्मावलम्बी कैसे मान लिया था सकता हैं ? यह भी ज्ञातव्य है 
कि उन्होंने यद्यपि अपने को वारंवार जुलाहा कहा है किन्तु मुसलमान 
एक बार मी नही कहा, बल्कि अपने को सर्देव इत क्ठघरों से पृथक 


बताया-- नव न्‍ हु 
जोगी गोरख गोरख करे। 
हिन्दू राम नांम उच्चरं। 
मुसलमान कहै एक खुदाइ३ 


कबीर का स्वांमी घटि घटि रहा समाइ॥ 
+-+क०» ग्रं० पद १२८ | 


कयोर का जोवनवृत्त २७ 


किन्तु कुछ प्राचीन सन्‍्तों के सादय पर तथा स्वतः कबीर के 
संस्कारों को स्क्ष्य कर, जो उनकी वाणियों में यत्रन्तन्न निर्दिष्ट हुए हैं, 
कुछ विद्वान्‌ उन्हें जन्मना तथा करमंणा दोनों दृष्टियों से मुसलमान सिद्ध 
करना चाहते हैं। संत रंदास, जो कवीर साहव के थोड़े समय पश्चात्त 
हुए, कहते हैं-- 
जाके ईद बकरीद कुल गऊ रे वध करंहिं, 
मानिअहि. सेख साहीद पीरा। 
बाप “वैसी करी पूत ऐसी सरी, . 
तिहूँ रे लोक परसिध कवीरा। 
हू-ब-हू यही पंक्तियाँ सत पीपा की छाप से भी मिलती हैं जो रंदास 
के समकालीन थे । पं० चन्द्रवली पाण्डेय ने जिद कबीर की संक्षिप्त 
चर्चा' शीपंक निवन्ध ('विचार-विमर्श” में संकलित) में रेदास के इस 
सकेत को ग्रहण करते हुए अन्य अनेक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जो 
सक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
१--ऋवीर की एक पंक्ति है-- 
कहै कबीर हमरा गोविंद । चौथे पद महिं जन की जिंद। 
+-क० ग्रं० पद २३ ॥ 
इसमें आए हुए 'जिंद' शब्द को उन्होंने 'जिदीक” का बोघक माना 
है ॥ जिन्दीक इस्लाम के आततायी हैं जिनका बध विहित है । पाण्डेय 
जी के मनुस्तार कवीर भी इसी प्रकार के ज़िन्दीक थे। इसीलिए काज़ो 
उन्हें अनेक प्रफार के दण्ड दिया करता था । 
२--घर्मेदास की रचनाओं में भो यह उल्लेख मिलता है कि कबीर 
ने उन्हें मथुरा में श्िद वेश में ही दर्शय दिया था और धम्मंदास ने स्पष्ट 
रूप से बताया है कि 'निंद सुमिर अल्लाह खुदाई।” कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि अल्लाह-खुदा का स्मरण करने वाला मुसलमान ही हो 
सकता है ] 
३---भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादास जी ने बतलाया है कि * 


जद कदोर-दाणी सुधा 


जब तत्वा-जीवा नामक दो दक्षिणों पंडितों ने कवीर का शिप्यत्व 
स्वीकार कर अपनी जात्ति से वहिष्कृत होते पर अपनी कन्या के विवाह के 
सम्दन्ध में उनकी स्म्मति माँगी तव उन्होंने परामर्श दिया कि “दोऊ 
तुम माई करो आपमें सगाई ।” अतः भाई-बहन के विवाह का प्रवि- 
पादन कवीर के इस्लामी संस्कार का द्योतक है ॥ 
४--कबीर के एक पद की कुछ पंवितयाँ इस प्रकार हैं-- 
एक अचम्भौ देखिया विटिया जायी वाप। 
वाबुल मेरा ब्याह करि बर उत्तम ले आइ॥ 
जब लग वर पाव॑ नहीं तब लगि तूही व्याहि ॥ 
जाके» ग्रं० पद ११० । 
पांडेय जी ऐदी उक्तियों पर मुस्लिम सूफियों वी विद्वारघारा का 
प्रभाव मानते हैं ! वदरुद्दीन कहते हैं 'मिरो माता ने अपने पिता को 
दैदा किया । मेरा पिता उनकी ग्रोद का एक छोटा बच्चा है जो उन्हें दूध 
पिलाती है ।” जीली कहते हैं “मैं वह बच्चा हूँ जिसका पिता उसका 
पुत्र है**मैं उन माताओं से मिला जिन्हींने मुझे जन्म दिया बोर मैंने 
उनसे विवाह के लिए कहा तो उन्होंने सुझे ब्याह लेने दिया ।” सूक्रियों 
ने यह प्रतीक शैली इसलिए अपनाई कि कट्टर काडियों से उनकी प्राण- 
रक्षा हो सके ) पांडेय जी के अदुत्तार कबीर ने सी अपनी प्राणरक्षा के 
निमितत सूकियों की उपर्युक्त शैली में उन्हीं ज॑सी बातें कही । 
४--कबीर ने अपने को झ्ाम का कुत्ता कहा है और सूदखोरी को 
निन्‍्दा की है । उदाहरणतया-- 
देहि पईसा ब्याज कौं, लेखा करता जाइ । 
“++क० ग्रें० प्रयाय २१-१६ ॥ 
मुसलमानों में कल्ते मुस्तफा अर्थात्‌ मुस्तफ़ा का कुत्ता जैसे नाम प्रचलित 
। हैं ओर सुदखोरी भी कुरान में वजित है। कबीर इन्हीं संस्कारों से प्रमा- 
वित जान पड़ते हैं । 
६--इसी प्रकार पॉडेय जे के अनुसार 'खाक एुक सूरति बहुठेरी? में 


कबोर फा जोवनपृत्त र्६ 


इस्लामी सृच्टि-प्रक्रिव बोल रही है। “मनिषा जनम दुलभ है होइ ने 
वारंबार” जन्मान्तरवाद का इस्लामी रंग है । हिन्दुओं का कर्मवाद 
भी उन्हें मान्य नही, अर्थात्‌ उनको 'लोह महफ़्ज” की सचाई में संदेह 
नही । 'लौह महफ़ूज” का बर्थ है कि विश्व में जो बुःछ हो रहा है वह 
उसी ईश्वरीय पुस्तक फे लेपानुसार हो रहा है जो अल्लाह के मिहा- 
सन के पास सृष्टि के पहले से विद्यमान है । 'जीवत मरहु मरहू फुनि 
जीवहु पुनरपि जनम न होई! में पांडेय जी के अनुसार इस्लाम प्रत्यक्ष 
बोल रहा है १ (एक दिना है सोवनां, क्लांदे मोड़ पसारि/ में कब्र में लेटने 
फा संकेत है । इसके बतिरिक्त फ़ारसी शब्दावली प्रधान एक पद का 
हवाला देते हुए पडेय जी ने निष्कर्ष तिकाला है कि “क्या भाषा; क्या 
भाव, वया विचार, क्या परम्परा सभी दृष्टियो से कबीर जिद टहरते हैं ।” 


किन्तु पाडय जी की दृष्टि वस्तुत- एकांगीं है। कबीर की वाणी में 
“जिद” शब्द का प्रयोग स्िदगी अथवा प्राण या जीवनी शक्ति के अर्य 
में हुआ है, जिदीक भर्थात्‌ स्वच्छन्द्र सूफी फे अर्थ में नहीं । 'चउये 
पद मदि जन की जिद! का तात्पयं है “दास कबीर के प्राण तुरीयावस्था 
में समाये हुए हैं ।” घरंदास कबीर के समकालीन नही सिद्ध किये जा 
सकते अतः उनके उल्लेखो को महृत्त्व देना तर्वासंगत नहीं कहा जा 
सकता | उन्होंने मथुरा के जिस जिंदा फ़कीर की चर्चा को है उसे 
कल्पना के आधार पर कबीर का अवतार मान लिया है, अतः हम उसे 
चैज्ञानिक विवेचन का आधार नहीं, बना सकते । 


भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने सं० १७६६ वि० में बनाई थी 
अर्थात्‌ कबीर की मृत्यु के लगभग दो ढाई सौ वर्ष वाद । दो ढाई सौ वर्षो 
में किवदंतियों का रूप वया से क्या हो जाता है इसे बताने की आवश्यकता 
नही | इस प्रकार की किवदंतियों में तो कवीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र भी 
माने गये हैं, ठव उसी मत को क्‍यों न प्श्नय देकर उन्हें जन्मना हिन्दू मान * 
लिया जाय ? इतना ही नहीं, एक कहानी के अनुसार तो उन्होंने झपनी 


३० कवोर-वाणों खुघा 


कुन्पा कम्राली का विवाह सर्दाजीत नामक विद्वान्‌ ब्राह्मय के साथ 
किया था ।' हु 

उलदर्वासियों में 'विटिया जायो बाप! जंसी उक्तियाँ नाथ योगियों 
की रचनाओं में भी मिलती हैं और उनको परम्परा और भी अधिक 
प्राचीन सिद्ध होती है । कहो-कह्ी यह शैली उपनिपदों तथा पुराणों में 
भी मिलती है । अतः ऐसी उक्तियों पर केवल सूफी प्रभाव ढूँढ़ना युक्ति- 


संगत नहीं । 
' संतों ने दीनता की अभिव्यक्ति के लिए अपने को कुत्ता कहा है। 


" दीनता का भाव समान रूप से इस्लाम में भी है अतः अप्रस्तुत योजना 


में इस प्रकार का साम्य संयोगवश भो सिल सकता है । 

. जहाँ तक संस्कारों का प्रश्त है, कवौर की रचताओं में मुस्लिम 
सस्कारों का वर्णन अनेक स्थलो पर मिलता अवश्य है, किन्तु साथ ही यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि वे हिन्दू संस्कारों से भी मोतश्रोत्र हैं । यदि 
उन्होंने 'लावे गोड़ पसारि! जेसी उक्तियों का भ्रयोग किया तो साथ ही 
यह भी स्मरण रखता चाहिए कि उन्होंने हिन्दू प्रथा के अनुसार शव को 
जलाने आदि का भी चित्रण अनेक स्थलों पर किया है, यथा--- 

रोवनहारे भी मुए, मुए जलावनहार 
हा हा करते ते मु, कासन करो पुकार ॥। 
++क*० प्रं० साथी १६-१३ । 
हाड़ जरे जैसे लकड़ी भूरी। केस जरे जंसे जिन के कूरी ॥ 
-+ क० ग्र० पद ६२ ॥ 
हिन्दुओं मे पुत्रोत्पत्ति के समय थाल बजाने का प्रचलन है । कवीर 
में उसकी ओर संकेत किया है-- 
बेटा जाये क्‍या हुआ, कहा बजावे थाल । 
ज-+क्र० ग्रं० साखो १६-४० ॥ 
'दुलहिनीं गावहु मंगलचार वाले पद में विवाह फी बेदी, वेद मंत्रों 
४ उच्चारण तथा सप्तपदी आदि का उल्लेख उन्होंने किया है-- 


फब्ीर का जीवनवत्त ३१ 


सरीर सरोवर बेदी करिहों ब्रह्मां बेद उचारा। 
रामदेव संगि भांवरि लेंइहों घनि घनि भाग हमारा ॥ 
-+क० ग्रं० पद ५। 
इतना ही नहीं, इसका छंद-विधान भी विवाह के अवसर पर हिन्दू 
स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले लोक-ग्रीत के समान है । 
जन्मान्तरवाद तथा कर्मवाद आदि के सिद्धान्तों में मी वे कहो हिन्दू 
मसतवाद का खंडन करते हुए नहीं दिसाई पड़ते । वस्तुत: भाग्यवाद इस्लाम 
तथा हिन्दू भथवा अन्य घ॒र्मों में समान रूप से मान्य है। “लिखितमपि 
ललाटे प्रोज्मितूं को सम्थे/” अथवा “हानि लाभ जीवन मरण जस अप- 
जस विधि हाथ” इस प्रकार की उक्तियाँ ऐसे हिन्दू कश्रियों द्वारा कही 
गई हैं. जिन पर मुस्लिम प्रमाव बिल्कुल नही माना जा सकता । मानव 
शरीर की रचना भी कबीर ने कही ज्योति से मानी है, कहीं घाक से 
ओर कही बिन्दु से | इन मान्यताओ के स्रोत कुरान में भी ढूँढे जा सकते 
हैं और वेद-उपनिपद्‌ में भी । वस्तुतः मारत गौर अरब का सम्बन्ध 
बहुत पुराना है, अतः भारत में मुसलमानों के आगमन से बहुत पूर्व ही 
दोनों देशों की विचारधाराएँ एक दूसरे को प्रभावित करती रही। 
मुंसलमानों के आगमन के पश्चात्‌ तो विचारघाराओं का और भी अधिक 
आदान-प्रदान हुआ जिससे दोनों संस्कृतियों को समान मान्यताओं का 
उल्लेख हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों प्रकार के रचनाकारों में समान रूप से 
मिल सकता है । अतः इस तक के आधार पर किसी कवि की जाति का 
निर्णेय करना समीचीन नहीं कहा जा सकता । 
आचार्य हजारीप्रसाद जी ने अपनी पुस्तक 'कबीर' में आाचाय क्षित- 
मोहन सेन के मत का प्रतिपादन करते हुए जिपुरा की जुगी जाति के समान 
कबीर को योगियों के किसी ऐसे वर्ग से सम्बद्ध माना है, जिन्होंने धोड़े 
ही समय पूर्व इस्लाम धर्म प्रहण किया था और जिनके परिवारों मे 
हिन्दू 'तथा मुस्लिम दोनों प्रकार के रीति-रस्म भनाये जाते थे। कबीर के 
देहावप्ताम के सम्बन्ध में जो कहानी प्रचलित है पसते पकताओ अपना 


३२ बवीर-बाणी घुपा 
“शर्वा अदृश्य ही यया था औौर पृष्प झात्र दचे थे, उन्हीं को वॉटकर 
इन्दुओं ने जलाया तया मुसलमानों ने दफ़्ताया । इस कहानी में जुगी 
जाति की परम्पराएँ छिपी हैं। तिपुरा के योगियों में पहले शव को जला 
ऋर फिर उसे गाड़ने को प्रथा है । द्वविदी जी ने जन-मणना के आधार 
पर यह दिखाया है कि ऐसी जातियाँ समस्त उत्तरी भारत में फैली थीं । 
इनका मुख्य व्यवस्ताय भी सूत कातना अथवा वस्च बुवना था । 
भाचायें द्विवेदी के पूर्वे डॉ० पीताम्बरदच बड़्ष्वाल भी इसी प्रकार 
का मत व्यक्त कर चुके घे । उन्होंने कवीरदास को जन्म से मुसलमान 
माना है और इस सम्बन्ध में रंदास तथा पीपा के उपग्रक्त साथ्य के 
अतिरिक्त दादू के शिप्य रज्जव का साक््य भी उद्घृत क्रिया है बिवका 
कथन है “जुलाहा ग्रभे उत्पन्नो कदीर देवो महामुनिः!” मपनी जाति 
वा निर्देश कवीर॑ द्वारा कोरी” शब्द से करते हुए देखकर उन्होंने मह 
अनुमान लगाया कि को री ही मुसलखान घम्में में दीक्षित हो जाने पर 
जुलाहे हो गये । ऐसे कोरियों को जुलाहा हुए अभी इतने अधिक दिन 
नहीं हुए थे कि कोरी कहलाना वे अपना निरादर समझें । इसके बति- 
रिक्त'कवीर की विचारधारा पर माय योगियो काअत्यधिक प्रघ्ाव देखते 
हुए डॉ० बड़ध्वाल इस दिष्कर्प पर पहुँचते हैं कि “मेरी समझ से कदीर 
भी किसी प्राचीनतया कोरी, कितु तत्कालोन जुलाहा कुल केथे जो 
सुस्तेलमान होते के पहले जोगियों कर अनुयायी था ।” (योगग्रवाह, प्ृ० 
१२५६) । डॉ० हजारदीप्रसाद द्विवेदी जो ने वस्तुतः बड़थ्वाल जी की ही 
स्थापता पर विस्तार से विदार किया है कौर अंततोगत्वा उसी को प्रति- 
पादित किया है ३ केवल इतना अंतर है कि द्विवेदी जी के अनुसार फवीट 
साहव का कुल कोरी जुलाहा बत कर जुयी लोगो द्वाय प्रभावित नहीं था 
अपितु सीधे जुगियों का ही इस्लामी रूप था !, 
कबीर की जाति के सम्बन्ध में डॉ० वढ्य्वाल ओोट द्विवेदी जी का 
मत पर्याप्त समीचीन जान पडता है । इसीलिए बाद के विद्वानों ने 
यह्किचित्‌ मतभेद दिखलादे हुए भी इसो मत की पुष्टि को है; क्योकि 


कबीर का जोवनवृत्त श्३ 


कबीर की विचारधाराओं से इस मत का तालमेल ठीक-ठीक बैठ जाता 
है । पं० परशुराम चतुर्वेदी ने 'उत्तरो भारत व्यी संत परम्परा में इस 
मत की अंशतः पृष्टि करते हुए लिखा है : “यह सम्भव है और अधिक 
संभव है कि जुगी कहलाने वाली जाति पहले नाथ मत की अनुयायिती 
रही होगी । ऐसी अनेक जातियों ने किसी न किसी कारण मुसलमानी 
प्रभाव में आकर कहीं-कहीं सामूहिक रूप में धर्मान्तर ग्रहण किया होगा । 
हम तो यहाँ तक कहेंगे कि काशी तथा मगहर के साथ विशेष संबंध 
रखने वाले कवीर का कुल क्रमशः सारनाथ और कुशीनगर जैसे बौद्ध 
तीर्थीं के आसपास निवास करने वाले बौद्धों या उनके द्वारा प्रभावित 
हिन्दुओं में से ही किसी का मुसलमानी रूप रहा हो तो इसमें कोई 
आश्चय॑ की बात नहीं । ..-फिर भी जब तक हमें कवीर साहव के माता 
पिता, इनके पालन पोषण करने वाले अथवा इनके पूर्व पुरुषों का वास्त- 
बिक पता ज्ञात नही होता न उनकी पूरी जाँच हो जाती है तब तक उन्हें 
हम केवल जुलाहा और सम्भवतः इस्लामी धर्म के अनुयायी जुलाहे कुल 
का बालक मान सकते हैं ।” (उ० भा० की संत परम्परा, पु० १४८) । 
चतुर्वेदी जी ने रहीम और रसखान का उदाहरण देकर यह दिखलाया 
है कि उनकी रचनाओं में मिलने वाले हिन्दू संस्कार को देख कर उनके 
भी मुसलमान होने मे संदेह किया जा सकता है, किन्तु यह निधिवाद है 
कि ये लोग मुसलमान कुल में हो उत्पन्न हुए थे और उनके पूर्वे पुरुषों 
का हिंदू होता भी सिद्ध नहीं है। “अतएवं कवीर साहब की रचनाओं में 
पाये जाने वाले भिन्न-भिन्न मतो या संस्कारों का सामंजस्थ इनमें केवल 
किसी धर्मातरित कुल माश्न के ही सहारे न करके इनकी परिस्थिति, 
पर्यटन, सत्संग, प्रतिभा तथा अन्य ऐसे कारणों के वल पर भी किया जा 
सकता है ।” 
बनी हाल ही में डॉ० विद्यावती मालविका ने “हिन्दी साहित्य पर 
बोद्ध धर्म का प्रभाव” शीर्षक शोधप्रवंध मे कवीर को जाति के सम्बन्ध 
में एक नया तथ्य प्रस्तुत किया है जो डॉ० बड़थ्वाल के विचार-्सूकर 
डे 


ड्ेड * क्द्वीर-वाणी सुपा 
को घोड़ा और आगे बढ़ाता है। डॉ० दिद्यावती,के अनुपार 'कोरी अबवा 
'कोली! बस्तुतः 'कोलिय” के ही विकृठ रूप हैं! प्रादीत युग में वह एक 
प्रसिद्ध जाति रहो है | स्वतः सिद्धार्थ मौतम की माँ महामाया कोलिय 
डाजवंश की थीं ॥ कोलियों का अपना एक जनपद था जिसको राजधानी 
देवदह थी। पालि ग्रन्थों में इस जाति का विस्तृत परिचय दिया हुआ है 


जिसके अनुसार इतका मुख्य उद्यम खेती करता और वस्त्र बुनता धा। 
इस कुल की महारनियाँ तक सूत बदतती और बुनदी थीं। एक ग्रन्य 
में गौठम बुद्ध को महाप्रजापती गौतमी द्वारा अपने काते-बुने वस्त्र भेंट 
करने का उल्लेख मिलता है। कालान्तर में यह कोलिय जाति स्रंपूर्ण 
देश में फैल गई थी जौर आज मो, सम्पूर्ण भारत में इस जाति के लोग 
हैं जो बछूत न होते हुए भी अछूत माने जाते हैं॥ मध्य युग में बवन 
आक्रमणों से वौद्धों को बड़ा कप्ट भोगता पड़ा था। वे या तो इस देश 
से भाग गये या यहीं हिंदू धर्मे में धुल मिल गये अथवा मुसलमान हो गये । 
डॉ० विद्यावती का विचार हैं कि कट्वीर के पूर्वज यही कोलिय राजपूत ये 
जो मुसलमान हो गये थे । यही कारण है कि कबीर की वाधियों में 
बौद्ध, टिंदू और इस्लाम घ॒र्मों वी विचारघारा के प्रमाण दीख पड़ते हैं । 
ऋवीर के परिवार वाले नये नये मुसलमान बने थे, हिन्तु संस्कार उनके 
बौद्ध घ॒र्में के ही थे, अतः वे हिन्दुओं तथा सुसलसानों को अनेक धासिक 
आवनाओं पर आवात करते थे । सक्षेत्र में कहा जा सकता है कि कबीर 
की जाति कोरी थी जो प्राचीन कोविय जाति से सम्बद्ध थी और जिसे 
जुलाहा नाम से भी पुकारा जाता था। इसीलिए कबीर ने अपने को 
जुलाहा और कोरी कहा है तथा इनमें भेद नहीं साता है” (पृ० १४३ )४ 

उिष्कर्प के रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकतर विद्वानों का 
झुकाव इसी बात को मानने की ओर है कि कवीर नवधर्मान्वरित परि- 
बार में पोषित हुए ये जो पहले बोद घध॒र्में तचा नाव-सम्ददाय से प्रभा- 
वित था और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों धर्मों का समान रूप से विरोध 


करता था। 


'कबोर का जीवनवृत्त दर प्र 
सम्नय है 
उपयुक्त साक्ष्यों के अभाव में कबीर फे जीवन-काल का निर्धारण 
भी अ्ष्तमी तक ठीक-ठीक नहीं हो पाया है। उनके जन्मकास के 
सम्बन्ध में 'चौदह सो पचपन साल गए” वाला छंद पहले उद्घृत किया 
जा चुका है। उसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पक्तियाँ और 
मिलती हैं-- न ० 
सवत बारह सौ पाँच में, ज्ञानी कियो विचार | 
+ काशी में पंरगट भयो, शब्द कहो ठकसार || 
इससे उनका जन्मकाल सं० १२०४५ निकलता है जो अनेक दृष्टियों 
से अविश्वसनीय है । अतः इस प्रसंग में सं० १४५५ की ही तिथि अधिक 
सान्य है, किन्तु उनकी आयु अधिक या कम सिद्ध करने वालें विद्वान्‌ 
प्रायः इस तिथि में सुविधानुसार परिवर्तन भी करते रहते हैं ॥ गणना 
'करने पर सं० १४४४५ अथवा १४५६ ज्येप्ठ पूणिमा को सोमवार नही 
पड़ता, इसी आधार पर कुछ विद्वान्‌ इसकी प्रामाणिका पर सन्देह करते 
हैं। किन्तु जैसा पहले संकेत किया गया, उक्त छद में आया हुआ “चंदवार' 
'शब्द दिन का बोधक न होकर कदाचित्‌ स्थान का बोघक है। 
कबीर की निधनतिथि के सम्बन्ध में कबीरपंघी साहित्य मे चार 
विभिन्न मतों के प्रतिपादक साक्ष्य प्रचलित हैं जो इस प्रकार हैं--- 
१. संबत पंद्रह सौ पचहत्तरा, किया मगहर को गौन। 
माघ सुदी एकादसी, रलो पौन में पौन॥॥ 
२- पंद्रह सो की पाँच में, मगहर कीन्हों गौंन | 
अगहन सुदि एकादसी, मिल्यो पौन में पौन : 
३. पंद्रह सो उनचास में, मग्रहर कीन्हों गौन। 
अगहन सुदि एकादसी, मिलयो पॉन में पौल ॥ 
४. संबत पंद्रह सौ उनहत्तरा रहाई। 
सतगुद चले उड़ि हंसा ज्याईपा 
पहले दोहे की दूसरी पंक्ति मे कहीं-कहीं 'एयहन सुदि एकादसी! 
लिवि मिलती है। ये सभी उन मोल बस है हे सुदि एकादमी' 


है 
कवीर-बाणी सुधा 


6 
पके रचयिताओं का निश्चययूवेक निर्धारण करना बडा कठिन है। 
कित्डि से० १४५७४ बाला दोहा प्रसिद्ध छासीसी लेखक ग्रताँ 4 कसी को 
सन्‌ १५६६ में हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते समय किसी स्रोत से 
मिदा था जिससे प्रमाणित होता है कि यह दोहा उपर्युक्त सम्बत्‌ से 
पूर्द भी प्रचलित रहा होगा ॥ समस्त कवीरपंथी लोग इसी दोहे को श्रस्पा- 
सिक मान कर कवीर के इहलीला-सवरण की तिथि निर्धारित करते हैं । 
“कबीर कप्तोटी' के लेखक बाबू लेहकासिद कवीरपंची ने जनश्रुति के 
क्ाघाद पर यह बताया है कि वत्री फबीर जी काशी में एक सौ बीस बरस 
सहुकर मगहर को गए, काशी से “साथ सुदी एकादशी, दिन बुधवार, 
स्र० १५७५! को उन्होंने सगहर के लिए श्रस्थात किया था। उसी दिन 
छः मज्िल की दूरी तय कर वे मगहर पहुँच गए थे और यहाँ बतंमान 
आमी नदी के कितारे स्थित किसी संत की एक छोटी-सी कोठये में दर- 
बाजा बन्द कर लेट गये थे। थोड़े समय पश्चात्‌ अलौकिक ध्वनि के साथ 
ये सत्यलोक को सिधारे / उनकी अन्‍्त्येप्टि के सम्बन्ध में वाद बिजली 
खाँ पठान और कबीर के एक बन्य शिप्य वीरतिंह बेल में परत्पट 
संघर्ष उठ खट्टा हुआ, किन्तु कोढरी का ताला खोलने पर जब वहाँ केवल 
कमल के पृष्प और चदर ही मिले दो उन दोनों नें उन्हें आपस में चाँद 
कर अपनी-अपनी विधि के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की । किंतु मणना 
करने पर सम्वत्‌ १५७४ को माघ सुदी एकादशी (११ जनवरी १५१६ 
ई०) को मंगलवार पड़ता है न कि बुधवार । उसी संबत्‌ की एगहनत सुदी 
एकादशी को रविवार पड़ता है । सं० १५०५ कौ माघ सुदो एकादशी 
(३ फ़रवरी, १४४८ ई०) को सोरेमवार पड़ता है औरर उसी संवत्‌ की 
एगणहन सुदी एकादशी को शुक्रवार पढ़ता-है । थठः जनशथ्ृति के करार 
पर उनके मगहर प्रयाण का जो दिन बताया गया है वह ठीक नहों 
ज्ञान पड़ता | फिर भो अधिकाश विद्यन्‌ सं० १४७५ को हो कबीर को 
निधन तिथि मानने के पक्ष में हैं ॥ केवल आचाये क्षितिमोहन सेन, डॉ० 
पीताम्वर दत्त वडस्‍्वाल तथा काचायें परशुराम चतुर्वेदी आदि उनकी 


कथीर का जोवनवृत्त १७ 


धन तिथि सं० १५०४ मानने के पक्ष में हैं । 
भृनभयज्ञान' आदि जीवनीपरक ग्रंथों में कवीर के जीवन से सम्बद्ध 
कुछ घटनाएँ ऐसी हैँ जिनका तालमेल बिठाने के लिए उपर्युक्त तिथियों 
मे से किसी एक फो प्रश्रय दिया जाता है। इक प्रंपों में एक ओर तो 
उन्हें स्थामी शामानन्द (मृ० सं० १४६७ वि०) का शिष्य बतलाया गया 
है और दूसरी ओर सुस्ताव सिकन्दर लोदी (शासनकाल १५४६-१५७४ 
पि०) तथा वीरसिंह बधेल जौर बिजली खाँ पठातव का समकालीन 
माना जाता है । राजा शालिवाहन के पुत्र दौरसिह वधेल का राज्यकाल 
सं० १४५७० से १५६७ वि० तक था और १५५२ थि० में सिकन्दर 
लोदी से उसकी मुठभेड़ हुई थी । बिजली खाँ यथपि अवस्था में कुछ छोटा 
था, किन्तु वीरसिंह बघेल से उसको समकालीनता असंभव नहीं जान 
पड़ती क्योंकि शेरशाह और हुमायूं के वीच हुए कनौज युद्ध (१९६७ वि०) 
में वह बतेमान था । अतः कबीर की अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में कबीर- 
'पंथी साहित्य में जो कहानी मिलती है बह मध्यकालीन इतिहास के 
जालोक में नितांत अविश्वसनीय नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वान्‌ मानते 
हैं ।* स्वामी रामानन्द से उनके शिषप्यत्व-प्रहण पर अधिक बल देने वाले 
विद्वान सं० १५०५ को उनकी निधनत्तिधथि माव कर उनका जन्म सं० 
१४५५ के कौर पूर्व ले जाने के पक्ष में हैं, बर्योकि रामानरंद की श्ृत्तु 
(१४६७ वि०) के समय कबीर केवल बारह वर्ष के सिद्ध होते हैं । 
चूसरी ओर स्िकन्दर लोदी की समकालीनता पर बल देने वाले लोग 
सं० १५७४ को ही उनकी निधन तिथि मानने के पक्ष में हैं। शेष दोनों 
तिथियों की सम्भावना कई दृष्टियों से दृढ़ नही प्रतीत होती । 
सं० १४०५ के पक्ष में कुछ भन्‍य साक्ष्य भी विचारणीय हैं। 'आकि- 

योल्ॉजिकत सर्वे आफ़ इंडिया” [भारतीय प्रातत्त्व सर्वेक्षण) की एक 





१, विस्तार के लिए दे० 'सम्मेलन-पत्रिकां ५६१०२ में 'कबोर 
झौर बीर्रासह देव बघेल शोर्पक मेरा निबन्ध ॥ 


डर वि कवीर-वाणों घुषा 
रिपोर्द से ज्ञात होता है कि विजली सा ने वस्ती डिसे के पूरे में .आामी 
नदी के दाहिने किदारे पर कबीर साहव का एक रोजा सन्‌ ६४५० 
(पं० १४०७ वि०) में निमित कराया था जितका युनरुद्धार नवाब 
फ्रिदाई झा द्वारा ११७ छ्वाल पश्चात्‌ सन्‌ १५६७ या से० २६२४ में 
कराया गया । इस्ससे यह माना जा सकता है कि उनकी मृत्यु सं० १५०५. 
में हो गई थी, क्योंकि मृत्यु के पद्चात्‌ ही उनका रीड्वा था स्मारक बत- 
दाना स्वाभाविक जान पड़ता है । 
यह भी कहा जा सकता है कि पहले दोहे में जो “संवत्‌ पद्रह सौ: 
परचदृत्तरा” कहां गया है उसका तात्पर्य भी कदाचित्‌, “बंद्रह सो पाचा 
ही है| दादूपंधी राधवदास ने अपने भक्तमाल के रचना-काल के लिए 
“संदत्‌ु सभह सी सत्रहोत्तरा” इस भ्रकाद लिखा है जिसका अभिप्राय 
सं० १७१७ ही ज्ञात होता है न कि सं० १७७० | इसी प्रकार कबीर 
साहब की मृत्यु का संदत्‌ भी पहले “पद्वह सो पाँचोत्तरा! के सदृश प्रसिद्ध 
रहा होगा और कालातर में विगड़ते-दियडते “पंद्रह सौ पंचहोत्तरा" 
बथवा "पद्रह सो पच्ृत्तरा” हो गया होया । “पंद्रह सो पचहृत्तरा” 
का अ्े होगा : पद्धह सौ से पंच वाद । इसी प्रकयर “सत्रहोत्तरा! का 
बर्थ है : सत्रह वर्य वाद ३ तुलनीय हृसिवललभकूत “भयवदुगीता भाषा” 
में रचमाकाल का निर्देश-- 
सत्रह से एकोतरा, साथ मास तिथि ग्यास 
गीठा की भाषा करी, हरिवल्लभ सुखरास !! 
(खोज रिपोर्ट १६०११७, सरोज सर्वेक्षण, पृ० ४०६ पर 
डॉ० किशोरीलाल गुप्त द्वारा उदब॒त) 
यहाँ भी 'सवह सी एकोवरा! का अर्थ है : सवह सौ से एक वर्य पश्चात्‌ 
गा सं> १७०१ । 
किन्तु चं० १५०४ में उनकी मृत्यु मान लेने पर उनकी आयु के 
पएरम्धन्ध में एक कठिनाई उपस्थित होती है  सं० १४५५४ में उनका जन्म 
प्रानने फ८ उनकी आयु केवल ५० वर्ष को ठहस्ती है, किन्तु कुछ विद्यातों 


कयबोर का जोवनवुत्त डर 


का मत है कि उनके सभी चित्र प्रायः श्रौदावस्था के ही मिलते हैं बतः 
उनका जन्म कुछ और पहले मानता चाहिए । किन्तु जहाँ हमें उनकी 
निधनतिधि के सम्बन्ध में अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं वहाँ उनकी जन्मनिति 
के सम्बन्ध में प्राम: 'चौदह सौ पचपन साल गए! सम्बन्धी छंद ही मधिक 
प्रचलित है । अतः उसफो परिवर्तित करना तिरापद नहीं मात्रा जा 
सकता । इस प्रकार सभी दृष्टियों से विचार करने पर उनकी जन्मतिथि 
के रूप में सं० १४४४ को लगभग तिश्चयात्मक रूप में स्वीकार किया 
जा सकता है, किन्तु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी निघनतिथि 
के सम्बन्ध में अधिक निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
सं० १५०५ अथवा सं० १५७५ दोनों के ही सम्बन्ध में समान रूप से 
विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध हीते हैं । फिए भी कुछ सम्मान्य विद्वानों का 
झुकाव सं० १५०५ को हो उनकी निध्नतिधि मानने की भोर होता जा 
रहा है (यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं कबीरपंथ में प्रचलित सं० १५७५ 
वि० को हो उनकी निघनतिधि मानने के पक्ष में हूं) | 

डॉ० माताभ्रसाद गुप्त ने धर्मदासकृत (?) 'द्वादश पंथ” के आधार 
पर सं० १५६६ को कबीर की तिर्वाणतिथि माना है (कबीर-प्रन्थावली, 
आगरा, भू० पृ० २) ॥ आधारभूत पंक्ति को उन्होंने इस प्रकार उद्घृत 

. किया है-- 
सुमंत पन्द्र सो उनहत्तरा हाई। 
सतगुर चले उंड़ि हंसा ज्याई। 


उनका कथन है कि “निर्वाण तिथियां टौंक लेने की सम्प्रदायों में परंपरा 
रही है । “*इसीलिए कबीस्पंथी घर्मदास को दी हुई सं० १५६९ की 
विधि अधिक निर्भरतायोग्य हो सकती है ॥” 

किन्तु द्वादशपंथ' धर्मेदास की रचना नही हो सकती क्योकि उसमें 
उनके बाद के अनेक सम्प्रदायों का वर्णन है | दुसरे इस पंक्ति के पाठां- 
त्तर भी मिलते हैं जितपर डॉ० गुप्त ने विचार नहों किया। 'बोधसागरः 
के सातवें खण्ड में संकलित 'कबवोस्वानी” नामक भ्रन्थ में यह पंक्ति__ 


दल कबीर-यातरे सुघा 
निम्दलिखित रूप में मिलती है-- 
संबत पंद्र सौ उनह॒त्तर गाव । 
सतगुर चले उड़ीमा जावेगा ग 

इसी प्रकार 'स्वसम्वेदबोध (बोधसायर खण्ड €, यू० १६८) में छहा 
गया है--+ 
संदत पंद्रह सौ उनहत्तर। 
देश उड़ैसे सतगुरु पग धर !! 
इस प्रकार यह बस्तुतः कदीर के उड़ीसान्यमत की विधि ज्ञात होती है न 
कि उनकी विर्वाघत्तियि १ उड़ीसा छावे! मधिक सार्थक पाठ ज्ञात होता 
है जब कि “उड़ि हँखा ज्याई' निरयंक और विक्वत जान पड़ता है $ 

कबीर के मगहर-प्रयाण तथा शव के अदृश्य हो जाने के सम्बन्ध में 
आचारये घन्द्दली पाण्डेय का विचार है क्लि क्र मुसलसानी ढंगसे 
दफ़्नाये अवश्य गये, परन्तु मयहर में नहीं । मगहर उस समय हिंदू शासन 
में था क्‍वोर के मुसलमान शिप्यों ने स्थिति को ठाड लिया भौर शव 
को हटाकर एक नक़ली क्रव्र बना दी । राजा (वीर्ससेद् बघेल) आया 
आर खुदवा कर देखा ठी शव नहीं मिला। उसने इसे अनौकिक चमत्कार 
का फल समझ लिया और शव रतनयुर में (अयोघ्या के थास) दफ़॒नावा 
गया विचार विमर्फ़, पृ० १७) | फ्रकारान्तर से इस घटना वा उल्लेख 
घर्मेदास के एक पद में मिलठा है ओर स्तनपुर मे उठकी समाधि होने 
की पुर“ मौलवी घेर अली 'फमोस तथा “अइमे अकवरी', 'खुलासावू- 
त्तवारीख' आदि के उल्तेखों से होती है! आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
इस घटना से जुगी जाति की उस रस्म की जओट सकेत किया है जिसके 
अनुसार उनका शव पहले जलाया जाता है और फिर समाधि भी बताई 
जञाठी है, किन्तु इस सम्बन्ध में भी अभी और अधिक खोज की आवश्य- 


क्‍वा दै॥। 
है 


२--कबीर का दर्हान 


कबीर के सम्बन्ध में पहले कुछ विद्वानों की मान्यता थी कि उनका 
कोई विशिष्ट दर्शन या सिद्धांत नही, अशिक्षित होने के कारण 
उन्होंने जो कुछ भी सुन-सुना कर ग्रहूण किया था, उसे अपनी उल्दी- 
सीधी अटपटी बानी में कह दिया । ऐसे विद्वानों के अनुसार “कबीर- 
दास कभी तो बह्वेतवाद की ओर झुकते दिखाई देते हैं और कभी 
एकेश्वरवाद की ओर, कभी वे पौराणिक संग्रुण भाव से भगवान को 
पुकारते हैं और कभी नि्गुण भाव से--असल में उनका कोई ल्थिर 
तात्त्विक सिद्धान्त नही था ।” किन्तु कवीर की वाणियों पर सहानुभूति- 
पूर्वक विचार करने से यह ज्ञात होता है कि उनमें तत्त्वचिन्तन वडा ही 
गम्भीर है और यद्यपि कवीर ने पुस्तक-ज्ञान का खण्डन किया है, 
किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि तत्कालीन दार्शनिक चिन्तन-प्रणालियों 
की उन्हें सूक्ष्म जानकारी थी। साथ ही स्वानुभूति की भी उनके पास कोई 
कमी नहीं थी जिसकी कि तत्त्वचिन्तन में सबसे अधिक आवश्यकता है | 
कबीर ने स्वतः इस बात की चेतावनी दे दी है कि कोई उनके गीत को 
साधारण ग्रीत न समझें; क्योंकि इसमें उन्होंने अपना "ब्रह्म विचार 
और 'आात्म साधन सार अर्थात्‌ अपना “दर्शन! प्रस्तुत किया है-- 

तुम्ह जिनि जांनौ गीत है यहु निज ब्रह्म विचार। 

केवल कहि समुझाइया आतम साधन सार रे। 

--+कवीर-प्रंथावली, हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग संस्करण, पद १०॥ 

यहाँ हम उनके दर्शन की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास 
करेंगे । 

दर्शन के अनेक अंग उपाय होते हैं। तत्त्वमीमांस उसका प्रमुख 
बंग है जिसमें जीव, जगत्‌ तथा ईश्वर और उनके पारस्परिक सम्बन्धों 


श्र कबोर-वाणी सुघा 
की मीमासा की जाती हैं । यहां इन्हीं प्रर क्रमशः विचार छिया 
जायग्रा 


(क) कबीर का ब्रह्म-दर्गव 

कवीर का ब्रह्म निर्गुग, निराकार, अजन्मा, अचिन्त्य, अविगत 

« और अलद्ष्य है। उन्होंने वहुत्त स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो जन्म 
मा अवतार धारण करवा है वह उनका ब्रह्म नहीं है॥ एुक स्थात पर 
उन्होंने अपने साहब” को ठीक-ठोक समझाने के लिए पुराण श्रवि- 
पादित अनेक अवतारों का उल्लेख कर यह बताया है. कि उतका साहब 
इनमें से एक भो नहीं है। उसने दशरथ के घर राम के ख्प में 
मवद्वार नहीं लिया ओर न लंका के राजा रावण को सताया। न तो 
उसने देवकी की कोख से जन्म लिया और न यद्योदा ने उसे गोदी में 
लेकर छिलाया ! ग्वालों के संग दतन्वत फिरने वाला और ग्रोदर्घन 
उठाने वाला कृष्ण कोई ओर है, ब्रह्म नहीं। वामनावतार घारण कर 
उम्ने बलि को छता नहीं और वाराह्दतार धारण कर उसने घरती 
और वेद का उद्धार नहीं किया। ग्ंडकी शालिग्राम दन कर वह उदछना- 
कूदा नहीं और मच्छ-कच्छ वतन कर पाती में डोला नहों ॥ नर-तारा- 
यप अवतार घारण कर वदरटीनाय में उसने ध्यान नहीं लगाया 
ओर परनुराम वन कर उनने क्षत्रियों को सताया नहीं ! न तो दारा- 
वत्ती में उसने शरीर का परित्याय किया और न उसका ज्मोतिष्पिण्ड 
जगन्नाय पुरी से गाड़ा यया । यह सब उपरले व्यवहार हैं। इन सबसे 

जो मयम्य है वही ब्रह्म रूप तत्त्व सर्देत्न परिव्याप्त हो रहा है-- 


नां जसरय घारि मौतरि आवा । नां लंका का राव सतावाता 
देवे कोखि न ओतरि आवा। नां जसव॑ ले गोद खेलावा ॥ 
ना वो रवालन के संगि फिरिया । गोवरधन ले नां कर घरिया ॥ 
बांवन होइ नहीं वलि छलिया । घरनी वेद ले न ऊधरिया दा 
गडक सालियरांम न॑ कोला | मच्छ कच्छ होइ जलहिं न डोला 


कदीर का दर्शन 3 


वद्री बेसि ध्यांन नहिं लावा । परसुरांम ह्व॑ खत्री न सतावा। 
द्वाराववी सरीर न छांडा। जग्रन्नाथ ले पिंड न गाड़ा।॥ 
कहूँ कबीर विचारि करि, ए ऊले ब्योहार। 
याही ते जो अगम है, सो वरति रहा संसार।। 
++क० ग्रें० प्रयाग, रमेनी ३ ॥ 
कारण यह है कि जो गर्भ में आवे और जो नाम धारण करे वहू 
कबीर के अनुतार 'किरतिम' (+-क्ृत्रिम) है--वह मौलिक तत्त्व नहीं हो 
सकता । वे बड़े भोलेपन से पूछते हैं “लोगो, तुम जो कहते हो कि 
कृष्ण नन्‍्द का पुत्र है, तो फिर धताओ सद्दी नन्‍्द किसका पुत्र है ? भोट 
जब घरती तथा आकाश दोतों नहीं थे, तद यह नन्‍्द कहाँ था ? चौरासी 
लक्ष योनियों में वह सामान्य जीवों की तरह भ्रमण करता रहा | यह्‌ 
कही कि बिचारे के बड़े भाग्य जो उसके घर परमात्मा का अवतार 
हुआ !” लेकिन कबीर का उपास्य वह नही है जो जन्म लेता है और 
मरता है-- 
जनम मरे न संकटि आवे नांव निरंजन जाको रे। 
दास कबीर को ठाकुर असो जाकौ माई न वापो रे ॥ 
--क० ग्र॑ं० पद १५४१ 
इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुराणप्रतिपादित अवतारवाद में 
कबीर का विश्वास एकदम नहीं है । जहाँ उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से 
परमात्मा के अनेक अवतासर्परक नामों का उल्लेख किया भी है यहाँ 
उनका ताह्ययं पारमाथिक दृष्टि से उसी त्रिगरुणातीत निृण ब्रह्म से है । 
इसका यह मतलब नही लगाना चाहिए कि उनको निष्ठा इन अवतारों 
में उत्ती प्रकार की है जैसी कि पुराणों में मिलती है । विष्णु, कृष्ण, 
गोविन्द, राम, माधव, मधुमृदन, वनवारी, नरहरि, विट्वुल, केशव, 
चिन्तामणि, शिव, सारगपाणि आदि अनेक नामों का प्रयोग उन्होंने 
अपने ऊपास्य के लिए किया है ॥ यही नहीं, उन्होंने अनेक नाम इस्लामी 
स्रोत से भी प्रहण कर लिये--जँसे अल्लाह, खुदा, करीम, रहीम, रब, 


ड४ड ऋबीर-वाणी सुधा 

*खम्तम, पैपम्बर, हुजूर आदि ) साथ ही प्रिद्ध ठथा नाय-संप्रदाय के 
माध्यम से आते हुए अनेक शब्दों को उन्होने अपने ब्रह्म के स्पप्टीकरण 
के लिए अपना लिया--जैसे सहज, शुन्य, उन्‍्मन, सवद, अनहद, थादि | 
ऐसा करके उन्होंने सांप्रदायिक लक्ष्मण-रेखानों कों मिटाया और साथ ही 
इस तथ्य का उचित अ्रतिपादन कर दिया कि जो अपरपरार है उसके नाम 
भी अनन्त हो सकते हैं ॥ हिन्दु-मुसलमान, नाथ-सिद्ध, वेष्णव-शव आदि 
अनेक मत-म्तांवरों के लोग अपने सम्प्रदाय में प्रतिपादित धाम को उत्तम 
तथा दुसरे को निकृष्ट मान कर परस्पर कलह करते ये ॥ कबीर ने इस 
अ्रवृत्ति का विरोध किया । उनका विचार था कि सभी नामों से उसी एक 
का बोध होता है-- 


एक रांम देखा सवहिन मैं कहै कबीर मन मांतां । 
ज+क० ऑं० पद ५४॥ 


इतता अवश्य है कि ईश्वर के अनेक नामों मे कवीर को 'राम नाम 
सर्वाधिक प्रिय है | सम्मव है, यह उनके पूर्वदर्ती महात्मा रामानन्द का 
प्रभाव हो जो अपने समय के सबसे बड़े चिन्तक थे (कबीर को 'रामानन्द 
का साक्षात्‌ शिष्य भानने के पक्ष में मैं नहों हू)। अपने अधिकाश प्रेमोद्‌- 
गार उन्होंने राम को ही संवोधित कर निवेदित किये हैं ॥ उनका विचार 
है कि वर्णमाला के वावन अक्षरों में से केवल “र' और “म' में ही चित्त 
लगाना चाहिए ---“बावन अक्घिर सोधि क॑ रह भर्मं छित लाइ” (क० 
ग्रं० साखी ३३-१) । किन्तु इस प्रसंग में हमें पुनः स्पष्ट रूप से जान 
लेना चाहिए कि कवीर का राम “दशस्व सुत' नहीं है । यहां पर हमें 
अक्ति साहित्य की सग्रुण घारा कही जाने वाली दूसरी धाया के अन्यतम 
कव्रि तुलसी तया सूर के राम और कृष्ण से कबीर के राम का अन्तर 
भी समझ लेना चाहिए । 

गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरितमानस में जहाँ-जद्ठाँ राम का 
अत्यधिक नर बनुहारी' वर्णन किया है वहाँ-दहाँ किसी व्यक्ति के मत 
में यह घंका उठवा कर कि क्‍्या- वह यही अज, अविनाशी ब्रह्म है, 


फ़दौर का दर्शन ४५: 


उसका समाधान भी किसी योग्य पात्र द्वारा करवाया है। थके हुए श्रमिक 
की भाँति भूमि पर शयन करते हुए राम को देस कर निषाद को बड़ा 
विषाद होता है, जँसा कि किसी को भी हो सकता है। उस समय 
लक्ष्मण के द्वारा तुलसीदास जी ने उसके मोह का निरसन कराया है। 
तुलसी की दृष्टि में दशरथ सुत राम ओर निभुण ब्रह्म में कोई अन्तर 
नहीं है । इसके प्रतिपादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त अवसर उन्होंने 
बालकाण्ड फी भूमिका में ही निकाल लिया है । पार्वती शंकर से वैसा 
ही प्रश्द करती हैं जैसा कबीर की छैली में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति 
कर सकता है-- 
जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारि विरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि जति मोरि॥ 
- बालकाण्ड दो० १०८।॥ 
इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने शिव जी से कहलाया है-- 
कहहिं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसाच । 
पापंडी हरि पद बिमुखजानहिं झूठ म साँच ॥११४७॥ 
अग्य अकोविद अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेखी । सपनेहु संत सभा नहीं देखी॥ 
जितने भी गहंणीय शब्द हो सकते हैं, उनका प्रयोग करके आगे 
शिवजी ने उन्हीं “रघुकुल मनि” को अपना स्वामी घोषित किया भौर यह 
अहा-- 
आदि अंत कोठ जासु न पावा । मति अनुमानि नियम अस गादा।॥। 
जैहि इमि ग्रावहि बेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान ॥ 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥ 
आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस प्रसंग के अनेक शब्दों की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए यह सकेत उचित ही किया है कि इसको 
लिखते समय “तुलसीदास के मन भे दसरथसुद तिहें लोक बखाना,. 


४६ कबीर-बाणी सुधा 


राम नाम का मरम है आता! वालो कवीरपंथियों की उक्ति ही थी।” 
(कबीर, पूृ० ११६) + 

इसी प्रसंग में तुलसी ने तात््विक अन्तर की एक थात्त कही है कि 
“/ज़िन्हेके अथुन व सगरुव विवेका,जलपहिं कल्पित बचम अनेका ॥” 
अर्थात्‌ ब्रह्म के नि्ुण तथा सगुण रूपों में भेद दृष्टि उत्पन्न करना वे 
मिथ्या याद मानते हैँ । उनका सत है कि “मिशुण रूए सुलभ अति, 
सग्रुन जान नहिं कोइ ॥” किन्तु बाद के कवीरपंथियों में अथवा 'अलख' 
“अलख' चिल्लाने वाले तिधुनियों में ब्रह्म के निगुण तया सभुण अथवा 
बअब्यका और व्यक्त रूपों के सम्बन्ध में चाहे जो अमर रहा होः 
किन्तु कबीर की स्थिति इस सम्बन्ध में निश्नात है । जब वे कहते हैं 
कि अधिगत अपरंपार ब्रह्म, स्थान रूप सब ठांम। 
वहु बिचारि करि देखिया, कोइ न सारिख रांम ! 

ह “के ग्रं०, रमेती २! 
तब बे ब्रह्म के अव्यक्त तथा व्यक्त दोनो रूपों की अमेदता हीरे प्रतिपादित 
करते हैं । भक्त होने के नाते द्रह्म-के प्रोपाधिक रूप का वर्णन उन्होंने 
भी किया है । वे भी ब्रह्म को अल्प बताते हुए ऐसा रूपवान बताद़े हैं 
कि संसार की जितती भी सुन्दर वस्तुएँ हैं सब उसी से शुन्दरता प्राप्त 
करती हैं; ऐसा समर्य बताते हैं कि पशु-पंखेस भौर जीवन-जन्तुओं की भी 
रक्षा वहू करता है । कवीर कभी उसे जननी बताते हैं, अपने को उसका 
बालक कहते हैं, कभी उसे पीव” दता कर स्वयं 'ठवक लहुरी बहुरिमा 
बनते हैं, कभी उसको अपना स्वामी चताकर स्वयं उप्तका कुत्ता बनते 
हैं । दुसरी ओर जब उसकी निगुणता का वर्णेत करने लगते हैं तो केवल 
उसे अद्दौत बता कर ही संतुष्ट नहीं हो जाते बल्कि सिद्धों बघा नाथ 

» योगियों के स्वर में स्वर मिला कर उसे दस अद्वत से भी परे द्वेताईत- 
विलक्षण तथा भाव कौर अभाव अथवा अस्ति-नास्ति के परे भावाभाव- 
बिनिर्मुक्त दताने लग जाते हैं-- 


कबोर फा दर्शन ७ 


एक कही तो है नहीं, दोइ कहाँ तो गारि,॥। 
हरि जंसा तैसा रहे, कहै कबीर बिचारि॥ 
सायपंथियों के एक मान्य ग्रन्य “गोरक्षस्तिद्धांतसंप्रह” में इसी प्रकार 
की उतक्तियाँ मिलती हैं और इसमें भी फोई संदेह नही कि फबोर उस 
विचार-परम्परा से प्रभावित हैं; तुलना फे लिए द्रष्टव्य-- 
अद्देत॑ केचिदिच्छन्ति हैतमिच्छन्ति चापरे। 
समतत्व॑न॒ जानंति दवेताद्वेतविलक्षम्‌ ॥ 
थदि सर्वगतो देवः स्थिर: पूर्णो निरन्तर: । 
अहो माया महामोहो द्वेताद्तविकल्पना ॥| 
-ह» भर० दिवेदी, कबीर, पृ० ३२ पर उद्धुत । 
कबीर का अनुपम तत्तव ऐसा है कवि उसके मुंह माथा कुछ नही है । 
जन वह रूपवान है, न कुरूप, वह पुष्प वास से भी अधिक सूक्ष्म है-- 
जाके मुंह माथा नहीं, नाहीं रूप कुछूप। 
पुहष बास ते पातरा, ऐसा तत्त अनूप वा 
“-+क० ग्रे० साखी ७-७ । 
कभो-कभी वे उसका वर्ण उपनियदों की शैली में करने लग जाते 
हैं, जैसे न वह हल्का है, न भारी, न काला न सफ़ेद, न धूप व छाँह, 
मे धरती, न आकाश, न रात, न दिन, वह सभी प्रकार के वर्णनो से 
रे है (क० ग्रं० रमेती २)। 
प्रश्न यह है कि कबीर एक हो साँस में इन दोनो परस्पर विरोधी 
लगने घाली बातों को कंसे कह जाते हैं ? इसी विरोधाभास के कारण 
वस्तुतः लोग उनके मंदंध में लात धारणाएँ बताते लग जाते हैं । किन्तु 
यह्‌ शंका वस्तुतः ऐसे लोगों के मन में उठती है जो तुलसी के शब्दों में 
>अगुन! ओर 'सग्रुन' का वास्तविक विवेक नहीं रखते अथवा ब्रह्म के 
अव्यक्त तथा व्यक्त रूपों में कोई भेद नहीं--ऐसा जो नही जानते । इस 
अ्रत्तंग में स्वामी दयानंद सरत्वती के सत्याथेप्रकाश' का साध्य वस्तु- 
स्थिति को कौर भी अधिक स्पप्ट कर सकेगा। परमेश्वर सगुभ है या 


ला 


८ कदोर-बायी युबा 


निर्गुण ?! इस प्रश्न का उत्तर दयानद जौ ने दिया हँ-- दोनों श्रकार 
है । “किन्तु एक पदाये में समुणतत और निदुंगतरा कंसे रह सकती 
है ?! इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा है, चढ मवबन करने 
योग्य है-- 

“जैसे जड़ के रूपादि गुश हैं मौर चेवन के शानादि ग्रुध जड़ में 
नही हैं, देते चेवन में इच्छादि गुघ् हैं गौर रूगादि जड़ के गुध नहीं हैं। 
इसलिए, “यद्‌ गरुणैस्सह वक्तेमाते वत्सगुणम्‌ ) गुपेम्पो यसक्नियँ्त 
पृथग्भूत॑ तन्नियुंगम्‌ ॥! अर्थात्‌ जो ग्रुणों से श्रहित वह सुग्रुण और 
जो गुणों से रहित वह निर्मगुण कहावा है । कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं 
है. जिसमें केवल निगुणता वा केवल सम्रुणठा हो किन्तु एक हो में सगु« 
जता और नियुंणता सदा रहती है । वेसे ही परमेश्वर अपने अनंत 
ज्ञान, बलादि गुणों से सहित होने से सगुण जौर रूपादि जड़ के 
तथा द्वेपादि जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से निर्गुण कहता है।” 
(सत्यायंश्रकाश, पूृ० १०८) । 

इस पृष्ठभूमि से 'अदिगत अपरंप्र ब्रह्म ग्यांव रूप सब ठांम”ा 
अथवा 'कहै कत्रीरा संत हों, परि ग्रया नजरें अनूप', 'संतो धोखा 
कासू कहिए, गुन में निरगुन निरगुन में गुन घाट छाड़ि कत बहिए” 
आदि सक्तियों को यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो कबीर में विरोधा- 
भास कहीं नहीं दिखलाई पड़ेगा घोर साथ हो निर्युण तथा सगुप के 
खंबंध में जो ब्रात धारणा प्रचलित हो गई है, उसके सर्वंध् सें भी कवीर 
की मान्यता का यथाये योध हो सकेया॥ किन्तु हमें इस वाद का भी 

स्मरण रखता चाहिए कि कबोर की यह विंतत-अ्रणाली उपतियदरें 
अषवा चेदात की ही चिकन-प्रणान्री से मेल खादी है, तुलसी घथवा घुर 
जादि की पौराणिक सग्रुणवादी अथवा बवतारवादी कल्पना से नहीं | 
यहाँ भी दयानंद तथा कवीर के विचारों में साम्य है । “संसार में निरा- 
कार को निगृंण और साकार को सग्रुण कहते हैं अर्थात्‌ जब परमेश्वर 
जन्म नही लेवा तब निर्गुण और जब अवतार सेता है तब सगुथ कहाता 


कबोर फा दर्शन छू 


है ।” इस मान्यता के सम्बन्ध में दयानन्द जी से यह उत्तर दिया है कि 
“यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है।” (सत्या्यप्रकाश, पु० 
बही) । मैं सोचता हूँ, यदि कबीर के सामने यह प्रश्न उठता तो वे भी 
इसका उत्तर वैसा ही देते जैसा दयानन्द जो ने दिया है। इस विवेचना 
के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर में भी सगुण भावना है 
(यद्यपि बहुत से लोगों को यह बात चोंका देने वाली लगेगी), किन्तु यह्‌ 
सगुण भावना उपनिषदोय तथा वेदांती विचारधारा के अधिक निकट है, 
तुलसी या सूर आदि की पौराणिक अवतारवादी कल्पना से यह मेल 
नहीं खाती । 
किन्तु इसका यह अर्य नहीं कि पुराणो ने अथवा उनके अनुसरण 

धारा तुलसी, सूर आदि ने निर्गुण ब्रह्म को अपनी अतुलनीय काव्य- 
अतिभा के बल पर लोकरंजक स्वरूप में उतारने का जो महान्‌ उपक्रम 
किया उसको मैं व्यत्किगत रूप से मज्ञान अथवा अविद्वत्ताप्रसृूत मानता 
हूँ । विशेष रूप से-तुलसी ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों की विराद्‌ 
पृष्ठभूमि में राम के चरित्र को जैसी हृदयहारिणी झांकी प्रस्तुत की वह 
केवल हिन्दी में ही नही, अन्य साहित्यों में भी वेजोड़ है-- भले ही तके 
की कसौटी पर अवतारवाद खरा न उतरता हो । 

(ख) कबीर का आत्मदर्शन 

कबीर ने आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान पर अत्यधिक बल 
दिया है । उनके अनुसार यदि कोई अपनेपन की पहचान कर अपना 
मन उलट ले तो उसे त्रिविध ताप से छुटकारा मिल जाय; क्योंकि मन 
को गति उलट देने पर वह सनातन हो जाता है । यह तब होता है जब 
कि आदमी जोवन्मृत हो जाय+- 
आपा जांनि उलटिल आप। तो नहीं ब्यावे तीन्य ताप ॥ 
अब मन उलटि सनातन हुवा । तब जांनां जब जीवत मृवा || 


++क० ग्रं० पद १०७ ॥ 
हा 


+ चुए कवोर-्ञाणो सुधा 
इसलिए उन्होंने वास्-वार तोर्थाटन, म्रूतिपुजा आदि का खण्डम कर 
आत्मचितन का ही दृढ़तापूर्वक प्रतिपादद किया है--- 
पूरब दिसा हंयी का वासा पच्छिमि भलह मुकांमां । 
दिल्न महिं खोजि दिले दिलि जोजहु इहंईं रहीमां रांमां ॥ 
* >>-क० ग्रं० पद १७७ ॥ 
यह उत्तियाँ ठोक बैसी ही हैं जंठी कि वेदिक कर्मकाण्ड के विरोध 
में उपनियदों की हैं, यथा-- 
यात्मा वा करे द्रष्टव्य: (वृहदारष्पक २४५) ॥ 
मात्मेत्येवोपासीत्‌ (वही १।४७)॥ 
कब्रीर के अनुसार आत्मा परम परमार्य है। वह अनंत है, निर्गुण 
है, सर्व्यापी तत्त्व है--वह सभी में समान रूप से समाविष्ट है--- 
अकल निरंजन सकल सरीरा। 
ता मनर्सों मिलि रहा कबीरावा 
>+क० ग्रं० पद ४८ व 
यह आत्मतत्त्व ने केवल मानव घरीर में, प्रत्युत समस्त संसार में 
चरिव्याप्त है। न वह बालक है न बुढ़ा; न वह सेजने से कहीं जाता है 
न भाज्ञा देने से कहीं आता है--वह सहज रूप से सारी डुनिया मे 


हक है मैं सबहिन्ह महि औरनि मैं हूं सब ! 
मेरी विलगि विलग्रि विलगाई हो य 
नां हंम वार बूढ़ नांहीं हंम नां हमरे चिलकाई हो ॥॥ 
चठएं न जाउं अढ़वा नहिं आऊं सहजि रहूं हुनियाई हो शा 
>+क० ग्र॑ं०, पद शव ॥ 


आअंसवा--- गे ध 
आदें यगनां अंत ययनां मद्धे यय॒तां भाई। 
++क* ग्र॑ं० पद १६४। 


इस प्रकार कवीर द्वारा किया गया आत्मवर्णन उपनिषद्‌ एवं घोता 


कयोर फा दर्शन | 


के अनुरूप है--इस फपन के सस्वन्ध में दो मत नहीं हो सकते + गीता 
(२-२०) के प्रस्रिद्ध वावय हैं-- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावा न भूयः 
अजो नित्य: शाश्वतोश्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
अर्थात्‌ यह न जन्म घारण करता है, न मरता है। ऐसा भी नही 
कि चह कभी था ही नहीं, है नहीं अथवा होगा नहीं । वह अजन्मा, 
नित्प, शाश्वत एवं सनातन है । शरीर का हनन होने पर भी यह मरता 
नहीं । 
इस प्रसंग में यह संकेत कर देता आवश्यक है कि बौद्ध दर्शन में 
आत्मा को शाश्वत या चिरंतन तत्त्व नहीं माना गया है; बल्कि शून्य 
को ही परम तत्व माना गया है। कवदीर सिद्धों तथा नया-योगियों 
के माध्यम से बौद्ध विचारधारा से भी प्रभावित हैं; इसी लिए उन्होंने 
ब्राह्मण विचारधारा के मान्य प्रन्यों--वेदो तथा शास्त्रों--का खडन 
किया है। किन्तु हम देखते हैं कि उन्होंने अनात्मवादी बौद्ध दर्शन के 
सहज, भून्य आदि शब्दों को आत्मतत््व या परमपद का बोघक मात 
लिया है; यधा-- 
जैसे हम लोक बेद के बिछुरें सुन्निह मांहि समावहिंगे। 
+-क० ग्र० पद ५७ । 
भअथवा-- 
जहां नही तहां कछ जांनि । जहां नहीं तहां लेहु पिछांति ॥॥ 
भांही देखि न जइए भागि। जहां नही तहं रहिए लागि॥ 
-+क० ग्रं० पद १२३ 
हिन्दी में कद्वीर के ही माध्यम से भारत की आात्मवादी तथा 
अनात्मवादी इन दोनों प्रधाव चिन्ताघाराओं का समन्वय सर्वाधिक 
सफलतापूर्वक हो सका । 
झात्मा तथा ब्रह्म की एकता 
फदीर जात्मा णोर ब्रह्म में देैत भाद नही मानते | बूंद कौर समृद्र 


भर कवीर-वाणी सुधा 
का जो सम्पन्ध है, वैसा दी सम्वस्ध थे आत्मा और ब्रह्म में मानते हैं । 
दोनों को एक दूसरे से विलय करता अमस्मव है-+ 
हेस्‍त हेरत हैं सखी, रहा कंवीर हिराइ। 
बूंद समांतीं समुंद मैं, सों कत हेरी जाइ॥ 
कि --क० ग्रं० चाथी ८-६ ॥ 
क्षपवा जैंसे जलाशय में पड़े हुए घड़े के भीतर-बाहर पानी रहता 
है। जब घड़ा 'फूद जाता है तव उसके भीवर का पानी बाहर के पाती 
से मिल जाता है, उसी श्रकार शरीर के ने से पर आत्मा-परमात्मा 
जाते हैं-- 
एकमेक हो के कुंभ में जल है वाहरि भोतरि पांनीं। 
फूठा कुंभ जल जलहि समांनां यहु तत कथी गरियांनी ॥ 
-+क० ग्रे० पद १६४ । 
कबीर तो यह मानते हैं कि---जेते मौत मरद उपॉ्ते सो सभ 
रूप सुम्हारा (पद ४२) इसोलिए बे मुक्ति भो नहों चाहते; [कर्योकि 
मुक्ति उसको चाहिए जो वपते को प्थयऋ्‌ मानता हो ॥ यहाँ तो बात ही 
निरालो है-- 
जउ तुम मोकों दूरि करत हो तो मोहि मुझुति वत्तावहु । 
एकमेक रुमि रह्यों सभति मैं तो काहे भरमावहु।!। 
तारन तरनु तवे लगि कहिंबे जम लगि तत्त न जांनाँ। 
एक राम देखा सवहिन में कहै कबीर मन मांनां ॥ 
६ न+क० ग्रे० पद डे ) 
इस प्रकार के उदाहरप कबीर की स्वनाओं में भरे पड़ें हैं। उनको 
इस बात की पूरी प्रवीद्षि है कि वे राम में मिक्त कर एकमेक हो जायेगे । 
दुनिया के भोले लोगों से वे इस प्रकार बहते हैं-- 
जैसे जल जलही दुरि मिलियौ त्यों दुरि मिला जुलाहावा 
++ह्च० प्लें७ पर २००॥ 
और सच्ची दाद वो यह है फि इस झं्रेंत भावदा रू ऊँछा विष्यदुर्य 


कदीर फा दर्शन !. भई 


विध्रण कबीर में मिलता है, वैसा जन्यश्ष मिलना मुशिल है ॥ उनका 
अपना अनुभव है-- 
सहजें सहज सब गए, सुत बित कांमिनि कांम । 
एकमेक होड़ मिलि रहा, दास कबीरा राम ॥ 
-+क म्रं० साखी ३४-२३ । 
ऋबीर के झद्दे त् श्लोर इस्लास 
के एकेश्वरवाद का प्रन्तर 
इन उक्तियों से कवीर के अद्व तवाद भौर इस्लाम के एकेश्वरवाद 
का अन्तर स्वतः स्पष्ट हो जाता है; किन्तु "अल्लाह, 'खूदा', 'करीम' 
आदि इस्ताम धर्म के कुछ ईश्वरपरक नामों का प्रयोग करते हुए देख 
कर कुछ लोग कवीर को भ्रमवश एकेश्वरवादी मानने लगे हैं। वैसे 
फबीर भी वस्तुतः ईश्वर को एक ही मानते हैं जैसे कि इस्लाम मत 
मैं खुदा एक माना जाता है; किन्तु केवल ईश्वर को एक मान लेने से 
दोनों मान्यताओं में पूरी समानता नही हो सकती; क्योंकि ब्रह्म को 
शक तो कई भारतीय दर्शन-पद्धतियों में माना गया है । मुसलमानी 
मत के अनुसार ईश्वर सभी जगह, और जीवों से भिन्न तथा परम 
समर्थ माना गया है । इस मत के अनुसार वंदाः (सेवक या जीव) 
“खुदा” (>--८ईश्वर) कभी नहीं हो सकता । जीव को ब्रह्म के समकक्ष 
मानना इस्लाम में कुफ़ है । मंसूर हललाज को 'अनलह॒क' (- मैं ईश्वर 
हैं) कहते के कारण सूली पर चढा दिया गया था । ऊपर कवीर की ऐसी 
धनेक पंक्तियाँ उद्धृत की गईं है जिनसे यह निर्श्नात रूप में प्रमाणित 
हो जाता है कि कबीर ब्रह्म को सब में समान रूप से व्याप्त मानते हैं-- 
चाहे कोई बड़ा हो या छोटा | इसके अतिरिक्त एक स्थान पर तो उन्होंने 
स्पष्ट रूप से मुसलमानी मान्यता से अपना भिन्न मत व्यक्त किया है-- 
जोगी गोण्व मोरख करे। हिन्दू रांम नांभ ऊचरे।॥ 
मुसलमांत कहै एकु खुदाइ। कबीर का स्वांमों रहा समाइ॥ 
ज-क७ प्रं०, पद १२८) 


भ्४ड की र-वाणी सुधा 


अन्यभ वे मुसलगातों की ही शब्दावली में उतकों सावधान करते 
हैं कि देखो भाई, जात-बूझ्कर परम में मद पड़ो । खालिक में खल्क है 
भर यहक में खातिक--घट घट में वह समाया हुआ है ॥ उस अल्लाह 
की गति तुमने न जानी; मेरे गुरू ने मुझे बताया है, उनका उपदेश मुझे 
गुड़ के समात मीठा लगा है । मुझे तो पूरे को देखते के लिए प्ररमपार 
दृध्दि प्राप्त हो गई है; क्योकि मैंने प्रत्येक जीव में उस साहव के दर्शन 
किए! (जब कि तुमको वह नही दिखाई पड़ता)-- 
लोका जांनि न भूलहु भाई । 
खालिक खलक खलक महिं खालिक सब घटि 
रहा समाई ॥। 
ता अल्ला की गति नहिं जांनी गुर गुड़ दीन्हां मीठा । 
कह कवीर मैं पूरा पाया सब घटि साहिब दीठा ॥ 
पु ज+क»० ग्रं० सभा सस्करण, पद ५१ ॥। 
कदाचितु इससे अधिक स्पष्टता से उप्त मत का विरसन नहीं हो 
सकता | आचार्य ह॒जारी प्रसाद दिवेदी का कथन इस सम्बन्ध में 
सर्वथा मान्य है कि “जब क्वीरदात राम और रहीम की एकता की 
बात करते हैँ तो उनका मतलब भारतीय परम्परा के “वद्वेत ब्रह्म” को 
सामी धर्म के 'पेगम्बरी खुदा के साथ घुला देना नही होता । वे अत्यन्ठ 
सीधी सी वात अध्यन्त सीधे तोर पर कहते हैं कि सृष्टि के सचयिता 
भगवान्‌ को यदि भानते हो तो दो की कल्पना व्यर्थ है।” (कबीर, 
पूृ० १३६-३७) | 
निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि कबीर ने अनेकत्व को 
मिध्या कहा और एकत्त्व अयवा अद्वेत को संत्य ठत्त्व बताया ॥ उपनिषदृ, 
गीठा तथा शाकर बद्धंठ द्वारा श्रतिपादित जीक और ब्रह्म की एकता 
का कबीर मे पूर्णतः समर्थन किया है 
यथा में आत्मा शुद्ध-चुढ, नित्य और मुक्त है, किन्तु अवियाया 
माया के कारण जब शरीर का तादात्म्य बत-करण से हो जाता है. तब 


कवोर का दर्शन * धर 


सुब-दुःख की प्रतीतियों से छटकारा पाने की जावश्यकता जीव को होती 
है । वह अविद्या के कारण अपने की प्रमवश स्थूल या सूक्ष्म शरीरी 
समझ लेता है । करीर ने इस प्रकार फे मोहग्रस्त जीवों का भी वर्णन 
किया है और उनको अनेक कोटियों का उल्लेर करते हुए साधना तया 
समदर्शिता की भावना द्वारा उनके उप्तयनत का भी साय बताया है। 
प्रत्येक जीव के अन्तःकरण, अनुभव, संस्कार तथा कर्म बादि पृथकू्‌-पृथक्‌ 
होते हैं, अतः जीव भी अनेक तथा पृथक दिस्ताई देते है। किन्तु यह 
अनेकरन की भावना मिथ्या, मायाजनित ही है। भिन्न-भिन्न जीवों के रूप 
में दिखलाई देने वाली आत्मा यथाय॑ में एक ही है--जैसे एक ही आकाश 
भिन्न भिन्न धड़ों में रहने पर घटाकाश कहलाता है, किन्तु घड़ों के फूट 
जाने पर उसका एकर्तव स्पष्ट होता है । कवीर ने इन तथ्यों के प्रति- 
पादन के लिए उन्हीं सब दृष्ठांदों का सहारा लिया है जो अद्दत वेदान्त 
में अत्पधिक प्रचलित रहे हैं । किन्तु माया का उच्छेद किए बिना न तो 
अनेकत्व की भप्रतीति का नाश होता है ओर न उस एकत्त्व तथा सत्य तत्त्व 
की उपलब्धि होती है जिससे प्रेरणा प्राप्त कर कबीर ने कहा था-- 
एक रांम देखा सबहिन मैं कहै कबीर मन मांनां । 
+-क० ग्रं० पद ५४ | 


(ग) कंबीर का साया-दर्शेन 


भारतीय तत्त्व-चिन्तन में मायावाद की परम्परा बड़ी पुरानी है । 
केवल न्यायवेशेषिक, विशिष्टाद तवाद आदि दर्शनों को छोड़ कर भारत 
के सभी दर्शनों में--चाहे वे आत्मवादी हीं या अनात्मवादी, मायावाद 
का विशिष्ट स्थान है। वेदों मे रूप वदलने की क्रिया को माया कहा 
गया है। उपनिपदों में भामरूपात्मक जगत्‌ को अविद्या, श्रम तथा 
प्रकृति को माया कहा ग्रया है । गीता में भी लगभग यही विचारधारा 
है । सांध्य की प्रकृति, अविद्या तथा अविवेक माया के ही पर्याय है। 
बौद्ध दर्शन में स्वप्तवाद और क्षणभेग्र॒स्तावाद मायावाद से ही पप्मातित 


शध इबोस्वाणी सुधा 
हैं । थ्रो भर्तसिह उपाध्याय के अनुसार वौद्ध दर्शन में शंकराचार्य से 
५००-६०० वर्ष पुर्व मायावाद प्रचलित था (डाँ० सहायक, कवौर-दर्शन, 
पृ० १८७); किन्तु इसका शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले आचार्य घंकर से 
किया । बाद में जो मोयावाद सभी चिन्तकों का एक प्रधान विचय हो 
गया। भुस्लिम दर्शन में माया के स्थान पर शेवान का वर्णन बाता है । 
योग दर्शन तया माथपंथ में भी अन्तराय तथा माया की चर्चा है । 
कबीर का मायावाद उपनिपद्‌, गीता तथा शंकराचार्य के मायावाद 
से ही प्रभावित है । उस पर न तो मृस्लिम दर्शन का प्रभाव प्रतीत होता 
है (जैसा कि कुछ लोग प्रमवश गानते हैं) कौर न भन्य किसी दर्शव 
का । शंकर ने अज्ञात, अ्रम या अध्यास को माया कहा है । शरीर वो 
आत्मा समझ लेना, इस्द्रियादि क्यो आत्मा मश़त लेना, रस्सी को अत्यकार 
में सप॑ समझ लेना वर्थाद्‌ अवस्तु में वस्तु का आरोप होना मिष्या ज्ञान 
है--- अध्यासो नाम अनस्मिन्‌ तद्वुद्धि: (ब्रह्ममृत्र, घंकर भाष्य 
११४१) | कुछ वेदान्ती आचार्य प्रकृति या माया दो प्रकार की मानते 
है--विशुद्ध सत्त्व प्रघान और अविशुद्ध सत्त्व श्रघान । सरल्तर भाषा में 
एक को विद्या साया और दूसरी को अविद्या साया कह सकते हैं। पहली 
ईश्वर की उपाधि है और दूसरी जीव की। इसीलिए कहा जांता है कि 
माया संसार को चला रही है, क्योंकि भायोपाधिक चंतन्य ही ईश्वर 


ड़ कबीर की उक्तियों पर विद्यार करने से ज्ञात होता है कि उन्होंने 
माया को अविद्या--विशेषतया कनकः कामिनी--से अखग करके नही 
देखा, यथा-- 

साया की झलि जय जला, कक कांम्रिती कमग्रि। 

कबीर ने उस्ते डाइन, कामिनी, संिणी आदि ने जानते कितने 
विरस्कार-सूचक नाम दिए हैं । वह इतनी दुराथपे है कि जन्म लेने के 
साथ ही जीव को धर दवोचती है; बड़ें-बढ़े मोगी, यती तथा संन्यासियों 
को भी नहीं छोड़वी । काम, क्ोंघन, मंद, लोभ, मोह, मान आदि 


कदीर फा दर्शन श७ 


इसके सहायक हैं। 'यह मेरा है', यह तेरा है” इस प्रकार की भावना 
इसके प्रबल बन्धन के रूप में है शिप्तमे इसने सारे संसार को बाँध 
रखा है। काले सिर वाले जितने भी दुनिया में हैं, वह किसी को बिना 
घरित किए नहीं छोडती । उसके नाना रूप हैं--द्राह्मण के घर 
ब्राह्मणी बन कर रहती है, योगी के घर चेली हो जाती है, मुसलमान 
के घर फलमा पढ कर तुकिन हो जाती है (क० ग्रं० पद १६०) । 
क्रेशयके घर फलमा होकर बैठ गई, शिव के घर भवानी हो भई । 
'पंडा के घर मूति बन गई ओर तीथों में पानी वन गई। किसी के धर 
हीरा हुई, किसी के घर कानी कोडी (क० ग्रं० पद १६३) । जितने चतुरु 
घिकनिया हैं सव को यह मार गिराती है, कोइ बच नहीं पाता । मौनी 
बाबा, बीर घावा, दिगम्वर बावा, योगी बावा, जंगम बाबा--कोई नहीं 
चचता । बचता वही है जो राम की शरण में हो (पद १६०)। इस 
प्रकार की अनेक उक्तियाँ कबीर की मिलती हैं । 


इस प्रकार हम देखते है कि कवीर की रचनाओं में माया की घारणा 
अद्वैत वेदान्त फे अनुसार ही है, और उसको हम अविद्या माया, विशेष- 
तया कनक कामिनी, से अभिन्न मान सकते हैं । 


(घ) कबीर का प्रकृति-दर्शन या जग-दर्शन 


संसार के भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति या उनका विकास अथवा नाश 
किस प्रकार होता है, इन बातो का विवेचन प्रकृति-दर्शन के अन्तर्गत न किया 
जाता है जिसके लिए दाशनिकों में चित्तन की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित 
हो गई हैं। जिस प्रकार तत्त्वान्वेपी ब्रह्म के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट 
करते हुए “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! से उस पर विचार आरम्भ करता है, 
उसी प्रकार कबीर ने भी एकाधिक स्थलों पर दृश्य जगत्‌ के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा प्रकठ की है कि वस्तुवः उसका मुल क्या है--- 


कही भइया अंबर कासों लागा। 
कोई जांनैगा जांननहार सभागा ॥ 


ष्र्ढ फ्चोर दागो सुधा 
अंबरि दीसे केता तारा। 
कौन चतुर अँसा चितरनहारावआ॥ा 

कु० ग्रं० पद १२५१ 


यह विशाल बाकाश किस पर टिका है--इसे कौन जान सकता 
है ? इस नीले पढ़ पर इतनी तारिकाएँ चित्रित कर दी गई हैं--किस्त 
कुशल चित्रकार ने इसे ववाया ? 

कबीर ने इस चित्रमय नाना रूपात्मक जग्त्‌ की वास्तविक सत्ता 
नहीं मानी है, वल्कि उसके चित्रकार अर्थात्‌ ब्रह्म को ही म्रच्चा माना है- 


जिनि यहु चित्र बनाइया, सो सांचा सुतधार।! 
कहै कबीर ते जन भले, चित्रवेर्ताह लेहि विचारि | 
कृ० ग्रं० रमैनी १० । 


कवौर ने सृप्टि की उत्पत्ति कभी आकार से बताई (जों ऑोंकार 
आदि है मूला--क० ग्रं० रमेतो १), कभी प्रकाश अयवा नूर से (एक नूर 
तै सब जग्र कीया कौन भला कौत मंदा--#० प्रं०, पद १८५) मौर कभी 
मिग्रुणात्मिका माया से इसकी उत्पत्ति बताई (सत रज तम थे कोन्हों 
माया । बापत मंझे ब्राप छिप्राया--%० ग्र॑ं० सभा, पृ० २२५) । किन्तु 
उनका भोकार अयवा प्रकाश उद्रो प्रकार ब्रह्म का द्योतक है जिस्त प्रकार 
बह उपनिषदो में वताया गया है। नूर से सूप्टि की उत्पत्ति बताने से 
काप्रीर को मुस्लिम विचारधाय से प्रमावित मान लेते कय प्रम नहीं 
करना चाहिए। उपनियदों में भी ब्रह्म को, अनेक बार ज्योतिस्वरूप 
बताया गया है । कबीर जब माय से सृष्टि की उत्लत्ति बताते हैं तव 
उनकी माया को साख्य दर्घेन की प्रकृति नद्टी समझना चाहिए। सांख्य में 
4 ुरुष! की भाँति प्रद्दति का भी स्वतन्त्र अस्तित्त्त मात्रा गया है जब कि 
कबीर ने शकराचार्य की भाँति उसे ब्रह्माशित माता है॥ बसे कबीर की 
ऋुछ उक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सांख्य द्वारा वर्णित 
सृष्टि-दिकास-क्रम भो अपना लिया है। सांदेय में प्रद्दति को कारण मान 
कर उससे सत , रज, तम तीन युघ माने गए हैं। सांख्य के अनतु्तार 


कबीर का दर्शन भ्र्६ 


प्रकृति से पहले महत्‌ उत्पन्न होता है और महत्‌ से अहंकर और अहं- 
कारसे मन, इन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ उत्पन्त होती हैं। पाँच श्ानेन्द्रियों 
से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँच तन्मात्राएँ होती हैं, फिर 
इन्ही से क्रमशः माकाण, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन पंच महाभतों का 
विकास होठा है । इस प्रकार १ प्रकृति+-१ महत्‌ + १ कहुंकार+ ५ 
तन्मात्रा +- १ मन-- १० इन्दिय+५ महाभूत ८ कुल २४ तत्त्व जिनमें 
इन सबसे पूथक्‌ पुरुष तत्व को मिला कर कुल २५ तत्त्वों से सृष्टि का 
विकास्त माना यया है । इस विकास क्रम का विपरीत क्रम तिरोभाव या 
प्रलप है । इस मत में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसलिए इसे निरीश्वर- 
वादी दर्क्षेन माना गया है| सांख्य के आदि आचाय कपिल हैं जिनका 
समय कुछ लोग ७०० ई० १० मानते हैं। 
कबीर की रचनाओ में स्थान-स्थान पर सांख्य के इस विकास-क्रम 
का उल्लेख मिलता है, यहाँ तक कि एक स्थान पर लय योग के प्रसंग 
भे उन्होंने इसके विपरीत क्रमवा तिरोभाव का भी संकेत किपा हूँ, 
बया-- पु 
बहुरि हंम काहे को आवहिगे । 
बिछुरे पच तत्त की रचनां तब हंम रांमहिं पावहिंगे | 
पिरथी का गुन पांनी सोखा पांनीं तेज मिलावहिंगे। 
तेज पवन मिल्नि पवन सवद मिलि सहज समाधि 
लगावहिंगे । 
“के० ग्रेंण पद ७५। 
मौर केवल कबोर ने ही नही, हिन्दी के अधिकराश मध्यकालीन कवियों 
ने साख्य का यह सृष्टि-विकास-क्रम अपनाया है, किन्तु एक मुख्य अन्तर 
यह है कि कबीर आदि में उसका रूप निरीश्दरवादी नही वल्कि सेश्वर- 
बादी है | श्री संगमलाल पांडेय का कथन ठीक है कि "हिन्दी के संतमत 
की परम्परः में सांस्य के मनेक सिद्धान्व मिलते है । लगता हैं कि यह्‌ 
सारी परम्परा सोड्य तथा बोद्ध दशेनों के घात-प्रतिधात से बनी है, और 


दद्० कवौर-वाणी सुधा 


अंत में कही भद्वेतपरक हो गई है, कही द्वैदप रक ।” (दे० हिन्दी साहित्य 
कोंग, साथ्य, यृ० ८२८) । साधथ्य बौर वेदांत के सृप्टि:विकास-क्रम 
में अंतर भी बदुत-थोड़ा है। शकराचायें स्वतः सांख्य सिद्धान्त को ग्राह्म 
मानते है, केवल इस अन्तर के साथ कि प्रकृति और पुरुष से भी परे 
जगत का परब्रह्मह्पी एक मुल तत्त्व है, उसी से प्रकृति-पुरुयादि की सृष्टि 
हुईं है । इन्हीं तथ्यों के आधार पर डॉ० पीताम्वरदत्त बड़ध्याल की यह 
मान्यता हैँ कि “साख्य दर्शन के सिद्धान्तों क्रो कबीर ने अद्गेतदर्शेत के 
प्रभाव से आऔँका और सांख्य पर अद्वौत का रंग चढा कर उसका वर्णन 
किया । कदीर ने सांख्य के अकृति और पुरुष को व्यावहारिक सत्य के 
रूप में ग्रहण किया । दोनों के संयुक्त रूप को ब्रह्म का व्यावहारिक व्यक्त 
स्वरूप माना ओर उसके परे अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की ।” (हिन्दी 
काव्य में विर्गुण सम्प्रदाय, पृ० १६६) । 
ब्रह्म सौर जगरतू फे सबंध बे समझाने के लिए कार्य-कारण संबंधी 
कुछ दार्शनिक मत्त-मतान्वर प्रचलित हैं जिनमे से तीन प्रमुख हैं-- 
ऑरस्भवाद, परिषामदाद कौर विवर्तवाद | आरम्भवाद में कार्य को 
उत्पत्ति से पूर्वे भसत्‌ मावरा जाता है। मिट्टी से घड़ा जब तक नहीं बन 
जाता तब तक वह मसत्‌ है। यह मत न्यायवेशेषिक का है। इस 
दशत फे अनुसार जगत्‌ का मृत कारण” परमाणु है; इसीलिए इसे 
परमभाणुवाद भी कहते हैं। परिणामवाद साख्य मत का हैं। इसके अनु- 
सार कार्स को उत्पत्ति से पृ भी सत्‌ साना जाता है। दुसरे शब्दों में 
कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है । धडा या 
दही बनने से पूर्व अव्यक्त रूप में मिट्टी मा दुघ में वतंमान रहते हैं, बनने 
पर व्यक्त हो जाते हैं । इसी प्रकार मूल प्रकृति वस्तुतः बदल कर जगत 
के रूप में हो जाती है। विवर्तवाद मानता हैं कि कारण हो सत्‌ हैं, 
कार्य नही । मिट्टी धडा बनने के पहले भी थी और बाद में भी रहेगी । 
चड़ा व बनने के पूर्व था मौर म बाद में रहेगा। जो चीज आदि, मध्य 
और अन्तर में सत॒ रहे दही सत्‌ है। यह अत वेदान्तियों का सिद्धान्त 


कबोर का दर्शन ६१ 
हैं। इसके अनुसार ग्रह्म ही सत्‌ है, उसका परिवर्तन जो जयत्‌ फे रूप 
में होता है उसकी फोई वास्तविक सत्ता नहीं-वह आमभासमात्र है। 
अवास्तविक विकार ही (जैसे रस्सी में सांप का माभास) विवते कह- 
चाता है । 
कबीर ने भारम्मवाद को विलकुल नहीं माना है, परिणामवाद 
फो अंशतः माना है; विवर्तवाद का पूर्णतः समर्थन किया है । इसको 
पुष्दि में उनकी अनेक उक्तियाँ उद्घृूत कौ जा सकती हैं। कबीर के 
अनुसार यह संसार बाजीगरी के खेल सा है। खेल झूठा है, वाजीगर 
ही सच्चा है-- 
बाजी झूठ वाजीगर सांचा कहे कबीर विचारी । 
इस सम्बन्ध में कबीर ने जो दृष्टांत दिये है वे भी सव अद्वेतवादियों 
के दुष्टांतों से मिलते-जुलते हैं । 
यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है 
कि कद्यीर विशिष्टाद्ेतवाद के समर्थक नही प्रतीत होते विशिष्टाइंतवाद 
के अनुसार जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाला पंदा करती है, वैसे 
ही ईश्वर अपने अन्तर से ही इस जगत्‌ की सृध्टि करता है । इसलिए 
सृष्टि माया नही, वास्तविक है । इसीलिए इसके प्रधान प्रवर्तक श्री 
रामानुजाचार्य ने शकर के मायावाद का खडन किया है। किन्तु हमने 
यह देख लिया है कि कवीर स्पष्ट रूप से शाकर अद्वंतवाद के समर्थक 
हैं। उन्होंने जगत्‌ की वास्तविक सत्ता नही स्वीकार की है । दूसरी बात, 
जिसमें कि कबीर विशिष्टाइतवाद से भिन्न पड़ते हैं, जीव विषयक मान्यता 
है । विशिष्टाइंतवाद मे ईश्वर को अंशी ओर जीव को अंश माना गया 
है। यहाँ तक कि सायुज्य मुक्ति में भी, जो परम काम्य है, ईश्वर से 
उसकी भिन्‍नता वनी रहती है । तुलसीदास, जो विशिष्टाइतवाद के 
समर्थक हैं, इसीलिए रामचरितमानस में “परेदभगति' का ही वरदान 
अपने पात्रों से भेंगवाते हैं (भेद भगति साँगेउ विहंगवर) । कबीर 
* व्यावहारिक दृष्टि से अंशाशी भाव अवश्य मानते हैं, किन्तु पारमायिक- 


६२ कबोर-वाणो सुधा 
रूप में वे जीव तथा ब्रह्म को एकमेक मानते हैं-- 
एकमेक छल मिलि रहा, दास कवीरा रांम। 
+-क० ग्र॑ं० साथी ४-३ । 
तीसरी भिन्नता यह है कि रामानुजाचार्य की यह स्थापना कि ईश्वर 
का ध्यान पाँच रूपों में हो सकता है (जितमें मु्िर्प भी सम्मिलित है), 
कथीर को मान्य नहीं । इन भिन्नताओं के साथ रामानुजाचार्य के साथ 
क्यीर का एक मतंक्‍्य भी है; भौर वह है भक्ति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध 
में । रामानुजाचार्य ने भक्ति को कर्म तथा ज्ञान से भी ऊपर मावा है । 
सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ की शरण में जाना (प्रपत्ति) भक्ति की 
पराकाष्ठा है । कवीर को (तथा अन्य मध्यकालीन भक्त कवियों को 
भी) प्रपत्ति मार्ग पूर्ण रूप से मान्य है, जिसके सम्वन्ध में अन्यथ् विस्तार 
से विदार किया गया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन के क्षेत्र भें कबीर की अपनी 
एक सुनिश्चित विचारधारा है । शंकराचार्य का अद्व तवाद उन्हें अधि- 
कांश रूप में सान्‍य है, किन्तु एक स्वतन्त्र चिन्तक की भाँति उन्होंने अन्य 
दर्शनों से भो उपयोगी तत्व लेकर गुग की थावश्यकता के अदुस्ार उत्की 
पूर्ति की है। आचार्य श्लवी विनोवा भावे का कथन उपयुक्त है कि “हमारे 
सन्‍्तों को पाचन शुक्ति प्रखर होने के कारण ये सारे भिन्न-भिन्न दर्शन 
उनको विरोधी नहीं मालूम पड़ते, वल्कि इन सव को वे एक साथ हजम 
कर लेते हैं ॥ (वियोगी हरि, सन्त सुधा सार, भू०)॥ फिर भी हम 
यह नही कह सकते कि कहीं का इंट कहीं का सोड़ा लेकर उन्होंने मानु- 
मती का कुनवा जोड़ दिया है । साथ ही हम यह भी मानने के पक्ष 
में नहीं हैं कि उन्होंने कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, यामातुजाचा्य आदि 
की भाँति दर्शन कै क्षेत्र में ऐसी कोई नवीन उपस्थापना रख दी है 
जो विन्चत की दिशा ही मोड़ दे। डॉ० बड़ध्वाल के शब्दों में 'ये 
दार्शनिक मे होकर आध्यात्मिक महापुरुष मात्र हैं। (हिन्दी काव्य में 
निर्मुण सम्प्रदाय, प्रावकथन, पृ० ३)। इतना मवश्य है कि उतकी सुझन 


है 


फथोर फा दर्शन दे 


बूझ् निराली है और कुछ बातों फो सोचने-समझने का उनका अपना ढंग 
है । भाषा और अभिव्यक्ति तो उनकी निराली है ही जिससे सीधे-सादे 
शब्दों में कभी-कभों वे इतनी बड़ी बात कह लेते हैं जिसे केवल शास्त्रीय 
पद्धति से सोचते वाला तत्त्वज्ञ उतने सरल रूप में नहीं कह पाता । शास्त्रों 
के रूढ व पिसे-पिटे (लिल्तन के स्थान पर उस्होंदे सहज छोक धर्म को 
प्रतिष्ठा की । इसलिए उनमें उपनिपद्‌ काल के ऋषियों के स्वतन्त्र 
चिंतन की सी ताजगी मिलतो है । 


३--कवीर का समाज-दर्दान 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमने देखा कि कवीर-दर्शन की 
आधार-शिला बनेकत्व में एुकत्व की स्थापना करने वाला वई॑तवाद हैं । 
अज्ञांन के कारण अनेकत्व हमारे जोवन के छारों ओर ऐसा फरैस जाता है 
कि एकत्व को भावना का दम घुटने लगता कै जौंट_ हम पारस्परिक 
बिरोव, घृण। मादि की अग्नि में निरन्तर जबते रहते हैँ। जहाँ भेद- 
बुद्धि है, बनेकत्व की भावता है, "में मेरी! की लक्ष्यण-रेखाएं हैं, यहाँ 
अम्ततोगत्वा दु.ख है और विनाश है । इस अग्नि को घीतल करता है 
प्रेम और एकत्य को भगवता का जब । कबीर भी यह ग्राझते हैं बोर 
संसार के अन्य मधिकाश विचारक भो; किन्तु कवीर जिस समय हुए थे 
उस समय भारतोय समाज के संचालकों में 'कथनी” और “करती' में 
बड़ा व्यवघान उपस्थित हो गया था ॥ हिन्दू समाज का नियमन करते 
वाला ब्राह्मण वर्ग जहां सैद्धांतिक दृष्टि से एकता तथा समानता का हामी 
था वहीं व्यवहार पक्ष मे वह ग्रुणकर्मानुसार चाठुव॑ ए्मे व्यवस्था को मानता 
था जो कबीर के समय तक जते-आते गुणकर्मानुमार दे होकर बस्तुपः 
कुल-जन्मानुसार हो गई थी। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने 
माव से अपने को उच्च मानता था, चाहे उसकी दिनचर्या वैश्य या शूद 
की ही क्यों न हो | दूसरी ओर शूद् कुल मे जन्म लेने वाला शूद्ध की ही 
छाप लिए भरदा था, चाहे उसके ग्रुण-कर्म कितने भी श्रेष्ठ हों। यह 
स्थिति अब भी है, और केदल हिन्दू समाज मे ही नहीं, डुनियाँ की 
सभी जातियों में सौर सभी देशों मे किसो न किसी रूप में है-साम्यवादो 
कहे जाने वाले देशो तक से भी है ! किन्‍्डु जित समय क्द्ीर हुए थे उक्त 
समय कुल मर्यादा के झूठे अभिमात दया बाह्माचार के थोये जजात के 
कारण हिन्दू समाय का प्रधन हो रददा या । 


फथोर का समाज-दर्शन दर 
बाह्माचार का विरोध 


कबीरदास अनुनूतिमार्गी थे । शास्त्रीय जातंक जाल का भंडाफोड़ 
कर लोकाचार के निविड जंजाल को छिन्न-भिन्न कर निरावरण सत्य 
तक सहज ही पहुँचने की उनमें प्रतिभा थी। उन्होंने हिन्दू समाज की 
इन दो सबसे वड़ी कमझ्ोरियों--कुल अभिमानव और बाह्याचार--पर 
निर्मम आपात किया । वे कहते हैँ “पण्डित वेदों को पढ़ गुन कर भी 
अम में पड़ा हुआ है--अपना भेद आप ही नहीं जानता । अपने य़रुणों 
पर बढ़ा गवें करता है, लेकिन अधिक गयें से किसी की भलाई नहीं 
होती । जो परमात्मा (उन्ही ब्राह्मणों के अनुसार) गवंप्रहारी है, बह 
« गवें कंसे सह सकता है ? इसलिए, ऐ पण्डित, कुल अभिमान का भाव 
छोड़ कर मुक्ति खोजो; क्योंकि निष्काम फर्म करने से ही मोक्ष मिलता 
है--ऐसा तुम्हारा ही कहना है । जब बीज अंकुर सहित विनष्ठ हो 
जाता है तभी विदेही मुक्ति मिलती है । (जिस प्रकार भूना हुआ बीज 
बोने से मखुए नही फूठते उसी प्रकार निष्काम कर्म करने से ही जन्म- 
मरण के बंधन से मोक्ष मिलता है--ऐसा शास्त्रों में बताया गया है)-- 
पंडित भूले पढ़ि ग्रुनि बेदा। आपु अपनपो जांत न भेदा। 
अति गरुत यरव करें अधिकाई | अधिके गरबि न होइ भलाई। 
जासु नांम है गरब प्रहारी। सो कस भगरबहिं सके सहारी | 
कुल अभिमांन विचार तजि, खोजो पद निरवांन । 
अंकुर बीज नसाइगा, तब मिले बिदेही थांन ॥ 

जाके ग्रं० रमैनी ७। 

ब्राह्मण कर्मकांड को ही प्रधानता देता है जिससे तत्त्व ओोझल ह्ठो 

जाता है । कवोौर के अनुसार राम नाम ही समस्त तत्त्ववाद का सार 
है । उसे भुलाकर जितने भा आचार किए जाते हैं, सब बन्धन के कारण 
. होते हैं। कवीर कहते हैं, “तुम द्राह्मण हो, में काशी का (शझ्ुद्र) जुलाहा 
हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे ज्ञान की परख नहीं हैं । तुम छोटे-मोटे राजाओं के: 

है हे 


दद फबीर-घाणी सुधा 


यहाँ याचना करते हो, मेरा ध्यान राम पर लगा हैं। भोछे कर्मों के 
कारण और तप विहीन होने के कारण मैं भी पूर्व जन्म में द्वाह्मएणं बना, 
लेकिद राम की सेवा में चूक पड़ी, इसलिए उतने भुझे सजा दी और 
पकड़ कर जुलाहा वना दिया ! (व्यंजना यह है कि बर्गले जन्म में कही 
तुम भी निरुष्ट जुलाहा न बना दिए जाओ ! ) हमको गोरू (पशु) बताते 
हो, खुद हमे चराने काले ग्वाला बनते हो भौर जन्म-जन्म के रखवाले 
बनते हो, लेकिन रोज-रोज एक ही खेत में वासी चारा चराते हो; कभी 
पार उतार कर चराते नहीं--कैसे मालिक हो ? (तात्पय॑ यहू कि ब्राह्मण 
कर्मजाल में लोगों को उलझाता है जिससे न अज्ञाव का नाश होता है, 
नो भववन्धन में मुक्ति मिलती है) ॥ इसलिए कवीर जुलाहा ब्राह्मण को 
यहू उपदेश देता है कि भवसागर तरने की युक्ति करो, बोर वह युक्ति 
यही है कि राम नाम छा बेड़ा बाँधो ।” 

तू वांम्हन मैं कासी क जोलहा चीम्हि न मोर गियांनां ॥ 

ते सब मांगे भूषति राजा मोरे रांम धियांनां। 

पूरव जनम हंम बांम्हन होते ओछे करम तप हीनां । 

रांमदेव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कीन्हां ॥ 

हुंम योरू तुम ग्रआर गोसांई जनम जनम रखवारे। 

कवहूँ न पारि उतारि चराएहु कैसे खसम हमारे। 

भौ बूड़त कछू उपाइ करीजे ज्यों तिरि लंघ॑ तीरे। + 

रांम नांस जपि भेरा वांधौँ कहै उपदेस कबीरा।॥॥ 

| -+क० ग्रैं०, पद १८८ । 

इंस पद में सन्निविष्ट व्यंजगाओ को न समझ सकते के कारण 
झऔुछ लोग कबीर के सम्बन्ध में अनेक ऋ्रांत धारणाएँ दवा लेते हैं। 
उनकी समझ से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की साध कबीर के मन में 
अरी ही रह गई । किन्तु ऐसा कुछ भी नही है । उनकी गुढ व्यंजना को 
स्पष्ट करने का प्रयास मैंने इस पद की बव्यात्या में छिया हैं (जिसे 
श्याया रुभाय में देखा जा सकता है) ॥ 


क्षेद्वोर का समाज-दर्शन ६७ 

इसे प्रकार 'फवीर-प्रन्यावली' के क्न्‍्य पद्दों में भी हम देखतें हैं 
कि केभी तो वे पंडित से कहते हैं कि “वेद पुराण पढ़ने से क्‍या लाभ, यदि 
उनका तत्त्व नहीं समझा ? यह तो वसा ही है जैसे गधे की पीठ पर चंदन 
के घोन्चा लाद दिया । राम नाम का वास्तविक रहस्य नहीं समझा, 
तो पार कंसे लगोगे ? जीव हिंसा करते हो ओर उसको मी देवता की 
बलि कह कर शास्त्रविहित घ॒र्मं बताते हो तो कहो भाई, फिर अधर्म बया 
है? ऐसा करने पर भी आपस में मुनिवर घन बैठते हो तो फिर कराई 
की क्‍या परिभाषा होगी ?” (क० ग्रं०, पद १६१)। कभी वे कहते हैं 
'सेंसार जिसका पाँव छुता है वही पंडित जीवधात करता है। स्वतः 
उच्च बनता है, नीचों के घर मोजन करता है ।” आदि-आदि । 


सुसलमानों के वाह्माचार का खंडन 


इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों के भी बाह्याचार का खण्डन किया 
है | उनके बजू, नमाज़, सुन्नत आदि के विरोध में उनकी अनेक उ क्तियाँ 
उद्धृत की जा सकती हैं । उन्होंने मुसलमानों की हिसा और जुल्म का 
खंडन किया है । ख़,न बहाना और साथ ही मिसकीन (निरीह) कहलाना 
कवीर की समझ में नहीं आता-- 

खून करे मिसकीन कहावे गुनही रहै छिपाए। 
“+क० ग्र ०, पद १७७ । 

उनका कहना है कि दिल ही में खाजो, यही राम अयवा रहीम 
मिलेगा-- 
दिल महिं खोजि दिले दिलि खोजह इहंई' रहीमां रांमां । (वही) 

वे सुन्नत और जनेऊ दोनों को कृत्रिम मानते हैं (रमेनी ६)। 
कबरां ओर हिन्दू तत्त्ववाद 

ऊपर कबीर की कुछ उक्तियाँ उद्धृत करने का मेरा एक विशिष्ट 
प्रयोजन है । कबीर का अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करने 
वाले आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि “पौराणिक हिन्द 


द्८ कबोर-वोणी सुधा 
मत को दूर पर बंठे हुए दर्घक की ही भांति उन्होंने (कबीर ने) देखा 
था ।” (कबीर, पू० १३२) अयबवा “वें यह जानते ही नहों कि पंडित 
के थास भी तत्त्वज्ञान है, मोल्त और अपवर्ग की व्याध््या है।” (वही, 
पु० १३२) | मेरा विनद्न निवेदत है कि कवीर की बातों पर ध्याव देते 
से ऐसा लगता है कि हिन्दू मत की केवल ऊपरी जानकारी ही नहीं 
बल्कि उसके अधिकाश तत्त्ववाद की भी जांवकारी उनको थी। इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि शास्त्रीय परिपाटी से उन्होंदे उत्तका मनत- 
अनुशीलन नहीं किया था और न उसमें उनकी निष्ठा ही थी । मुसलमान 
घर्मं के तत्वज्ञान की गहरी जानकारी भते हो कबीर को नहीं थी और 
इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी की स्थापना पूर्ण रूप से मास्य है कि 
“ऐसा नही जान पड़ता कि उन्होंदे मुसलमान धर्म के बाह्माचारों के 
सिवाय उसके किसी अंश की गहरी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की 
हो ।” (कवीर, पृ० १३५) : किन्तु उनकी जितनी गहरी प्रैंठ मुस्लिम 
घ॒र्मे मे थी उतनी ही हिन्दू घर्मे मे भी थी; यह स्थापना पूर्ण रूप से मान्य 
नहीं प्रतीत होवी ॥ उदाहरण के लिए द्विवेदी जी कहते हैं कि “गलत हो 
या सह्दी 'पडित” यह विश्वास करता है कि छत उसकी सृष्टि नही है 
चल्कि एक अतादि कर्म प्रवाह का फल है । अगर उसे सचमूच निरुत्तर 
करना है तो उसे उस अनादि कर्म प्रवाह की युक्ति से भीवर से समझाता 
चाहिए या फिर जन्म-कर्म-प्रवाह के इस विश्वात्त को ही निर्मूल सिद्ध 
कर देना चाहिए ।” (वही, पृ० १३१)॥ पहली वात तौ यह है कि 
छमाछूव को अकेले कर्म प्रवाह का छल नहीं मात्रा जा सकता; क्योकि 
कर्मवाद मानने वाले और भी अनेक धर्म हैँ किन्तु उनमें छूआाछुत उस 
रूप में नही शिस रूप में कि हिन्दू धर्म में है। यदि मान भी लिया जाय 
तो कबीर ने उसे तात्त्दिक दृष्टि से “भीतर से” समझावे का प्रयास भी 
क्विया हि--+ 
कॉन मरे कौंन जनमें आई। 
सरग नरक कॉनें गति पाई॥ 


कयीर का समाज-दर्शन ह द्६ 


पंच तत्त अविगत ततै उतपनां एक किया निवासा | 
बिछरें तत फिर सहिज समांनां रेख रही नहिं आसा |... 
आदे गगनां अंते गगनां सद्धे गगना भाई। 
कहै कबीर करम किस लागे झूठी संक उपाई ॥ 
++-क० ग्रं०, पद १६४। 
अब इसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस वचन से मिलाइए-- 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याक्राश इति होवाच | सर्वाणि ह्‌ 
वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशएं प्रत्यस्तं यन्त्यः- 
काशो हम वैभ्यो ज्यानाकाशः परायणम्‌ (१।६।१) । ह 
अर्थात्‌ इस लोक की गति क्‍या है? आकाश (ऐसा प्रवाहण ने 
कहा), क्योकि ये सब प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में 
ही अस्त होते हैं ॥ आकाश ही महत्तम है, आकाश ही उनका परायण 
है 
« डॉ० आनन्द कुमारस्वामी ने अपने एक विद्वत्तापूर्ण निबन्ध में 
प्रतिपादित किया है कि वस्तुतः आकाश वह वस्तु है जिसे वेदान्त सूत्रों 
में ब्रह्ना और गणित में बिन्दु या शून्य माना गया है | विश्व का मूल 
अव्यक्त अवस्था से व्यक्त में आता है, यह सृष्टि है--जैसे केन्द्रविन्दु 
फा व्यक्त रूप परिधि है । फिर निवृत्ति की ओर गति होती है तो व्यक्त 
अव्यक्त में समा जाता है-वृत्त केन्द्र मे समा जाता है । इसी भाव को 
भास्कराचायय ने बीजगणित में अनन्त की परिभाषा करते हुए व्यक्त 
किया है-- 
अयमनन्‍्तो राशि: खहर इत्युच्यते । 
अस्मिन्‌ विकार: खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेपु । 
वर्थात्‌ वह राशि अनन्त कहलाती है जिसमें हर भाग शून्य या विदु 
हो | इस राशि में चाहे कितना ही जोड़ या घटा दें, कोई विकार नहीं 
उत्पन्न होता (दे० खा आदि शून्यवाची शब्द एवं आकाश के साथ 
उनका दाशंनिक सम्बन्ध, विश्वभारती पत्रिका, खंड १, अंक १ जनवरी, 


छ० कवीर-बाणी सुघा 


१६४२ ई० ) । कवीर का तात्पयें है कि समस्त नामस्पात्यक जगत्‌ 
विघटित होने पर उसी एक अव्यक्त सत्ता में समाहित हो जाता है जिससे 
उप्तकी उत्पत्ति हुई , फ़िर कर्म किसे लगता है ? उसकी पार्माधिक सत्ता 
क्या है ? 

इस प्रकार के अन्य अदेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैँ गिमसे 
ज्ञात होता है कि हिन्दू तत्त्ववाद मे कबीर की पैठ काफी गहरी है, बल्कि 
यह भी कहा जा सकता है कि उम्तकी पर्याप्त जानकारी से ही कवीर की 
जनेक उक्तियों का वास्तविक महंत्त्व उद्धाटित हो सकता है । 


कबीर का मानवतावाद 

सच्ची बात यह है कि हिन्दी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवता- 
वादी कोई वही हुआ । उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित 
समस्त अन्धविश्वासो, खढियों तथा मिथ्या सिद्धान्तो द्वास प्रचारित 
सामाजिक विपमताओ का मुलोच्छेद करे का वोड़ा उठाया मौर 
निर्मंमतापुर्वक सभी पाखंडढो पर प्रहार किया। उन्होंने तत्कालीन सामन्तों 
तथा शासकों को लक्ष्य कर ऐसी बनेक बातें कही हैं जिनसे भोतिक 
ऐश्वयों पर आधारित उनके झूठे अधिमान का मुलोच्छेद हो ॥ “सामा- 
जिक शोषण, अताचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष मे आज भो कबीर 
का काव्य एक तीखा अस्त्र है । कबीर से हम रूढियत सामन्ती दुराचाद 
ओऔर अन्यायी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध डट कर लड़ठा सीखते हैं 
और यह भी सीऊते हैं कि विद्रोही कवि किस प्रकार अन्त तक शोषण 
के दुर्ये के सामने अपना मांथा ऊँचा रखता है ।” (शी भ्रकाशचद्ध गुप्त, 
दिन्ही साहित्य की जनवादी परम्परा, डॉ० रामजी लाल सहायक हारा 
कबीर-दर्शच, पृ० ४३५ पर उदघृत) । 


बाह्याचार-खंडन की पूर्व “परंपरा 
कबीर ने बाह्याचार-प्रधान धर्म की जो आलोचना की है उसकी बड़ी 
पुरादी परपरा है । एक ओर जब देदो के कमंकांड का दोलवाला था 


कबीर का समाज-इश न ७१ 
तो हूसरी ओर व्रात्य सोग भी थे जो बेदों को तिल बराबर भी परवाह 
नहीं करते थे और अपना सहज स्वतन्त्र जीवन बिताते थे, अतः 
प्रागैतिहासिक काल से ही भारतोय संस्कृति के दो स्यूल विभाजन हो गए 
थे--वेदविहित तथा वेदवाह्मय । आगे चल कर जन तथा बौद्ध धर्म में 
वेदविरोधी स्वर स्पष्ट रूप से श्ञोर पकड़ते लगा | थौद्धों की ही महा- 
गान शास्रा में सिद्धों का आविर्भाव हुआ जिनमें से प्रथम शोर प्रभाव- 
शाली सिद्ध सरहपा ने आठवीं शताब्दी में अर्थात्‌ कबीर से लगभग 
छः सौ वर्ष पूर्व ही कहा था कि “ब्राह्मण भेद की वात जानता नही, यों 
ही चारों वेद पढ़ा करता है । मिट्टी, पानी और कुश ले कर मन्त्र पढ़ा 
करता है और घर बेठ कर यज्ञ किया करता है ) बिना काज ही होम 
कर कर उसके कड़वे धुएँ से अपनी आँखों को जलाता है या कप्द देता 
है ।” (दोहाकोश, राहुल साइत्यायन संपादित, दोहा १) । सरहपा कहते 
हैं, न धर में रहो न वन में, क्योकि परम ज्ञान सब जगह बराबर स्थित 
है-- 
घरहि म थवकु म जाहि वर्ण जहि तहि मण परिआण। 
->डॉ० प्रबोधचन्द्र वायंची, दो० को० १०३ ॥ 
चित्त का निर्मेल होना असली बात है, उसी का वराबर सेवन 
करो-- 
णिम्मल चित्त सहावता, करहु अबिकल सेउ । 
-वागची, दो० को० १०४॥ 
अब इसे “कबीर-प्रन्यावली की तिम्नलिखित पंक्तियों से 
पिलाइए-- 
वनहि बस का कीजिये जो मन नहिं तजै विकार | 
घर वन समसरि जिनि किया ते बिरला संसार ॥ 
का जटा भसम लेपन किए कहा गुफा मैं वास ॥ 
सन जीते जय जीतिये जी वि्चिया ते रहै उदासपए 
"० ग्रं०, पद १७३ ॥ 


छर कवीोर-वाणी छुपा 
जैन धर्म में भी इसी प्रकार बाह्याचार का खंडन मिलता है और 
जैनियों का भी लक्ष्य विधेष रूप से ब्राह्मणों का खंडन करना है; क्योकि 
बोद्ध भयवा जैन सिद्ध वेदविरोधी अथवा ब्राह्यग॒विरोधी विधारयारा के 
हैं । कदीर भो परंपरा की दृष्टि से वेदविरोधी विचारघारस के हैं, यद्यवि 
दे वोटों अथवा जैनियों वी तरह निरीश्वरवादी नही हैं । जैत मुनि राम- 
सिंह के 'पाहुड़ दोहा' में अनेक दोहे ऐसे मिलते हैं जिनमें इसी प्रकार 
वाह्माचार फा खंडन है। मुनि रामसिह का समय दसवी शताब्दी फे 
आसपास बताया जाता है । 
कबीर इन विचारों से परिचित तथा प्रभावित थे। यह परिचय 
उन्होंने सीघे उपर्युक्त संप्रदायों के ग्रन्थों या प्रचारकों से प्राप्त किया हो, 
ऐसा तो नही कहा जा सकता, किन्तु ऐसा प्रतीव होता है किये सभी 
विचार नाथ-संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो गए ये और कबीर जिस वातावरण 
में पोषित हुए थे उससे सहज संस्कार के रूप में ये उन्हें प्राप्त हुए | कबोर 
नाम मात्र को ही सुसलमान परिवार में प्रोषित हुए थे, संस्कार उनके 
अधिकांश हिन्दू मत के हैं वेष्णवों के श्रति उन्होंने वार-बार ममता दिख* 
लाई है । वाह्याचारी के सम्बन्ध में उन्होंने जो अनेक टेढ़े-मेढ़े सवाल 
किए हैं उतका यदि विश्लेषण किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि 
हिन्दुको के दाह्माचार-खंडत में यद्यपि;उन्होंने कोई नरमी नही दिखलाई 
है; फिर भी उसमे वेगानापन नहीं प्रतोत होता--ब्राह्मणो के प्रति वे 
अवश्य अपेक्षाकृत अधिक कठोर हैं। किन्तु मुसलमानों के वाह्याचार का 
खंडन तो उन्होंने ऐसी उदृष्डवा से किया है जिसकी छोई तुलना नहीं ॥ 
सुन्नत के विरोध में वे जिस युक्ति का आश्रय लेते हैं बह समस्त खण्ड 
नात्यक साहित्य में अपना सानी नहीं रखतो (दे० क्ृ० ग्रें० प्रयाग, पद 
१७८) । आधुनिक विचारकों में स्वामी दमातत्द सरस्वती ने भी बसी 
ही नक्खड़ता से वाह्माच;र और जाडम्वर का विरोध किया है, किन्तु 
इस प्रकार की सीधी मार करने वाली चुभवी कटूक्ति उतके सत्म- 
अकाश! में भी नहीं मिलती ॥ और यह उन्होंने छव किया जब कि लोदी 


ह 


फ़बोर का समाज-दर्शन ७३ 
वंश के मुस्लिम शासकों की तूती वोलती थी और इ्रलाम के खिलाफ 
फूछ कहना आसान काम नहीं था। 
सहज घर्म 
कबीर ने धर्म के सहज रूप पर बल दिया अर्थात्‌ मनुष्य की सहज 
दिनचर्या में और धामिक दिनचर्या में कोई विभाजक रेखा न मानने पर 
बल दिया । उनके! सहज घर्मे का आचरण कभी भी किसी भी देश का 
कोई भी व्यक्ति कर सकता है। समदृष्टि इसका मूल मन्त्र है। एक 
भहृत्त्वपूर्ण पद में उन्होंने बताया है-- 
आपा पर सम चीन्हिएं तब दीसे सरव सर्मान। 
इंहिं पद नरहरि भेटिए तू छांड़ि कपट अभिमांन रे । 
+-क० ग्र०, पद १० ॥ 
यही वह स्थिति है जहां सभी झगड़े मोर विवाद तथा विपमताएँ 
अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसी को कबीर मृत्यु पर जीवन की 
विजय मानते है । 
समदर्शिता के साथ ही साथ उन्होने अन्य नैतिक संयमो पर बल 
दिया है जिनमे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रिह, परोपकार, ब्रह्मचये, इन्द्रिय- 
निग्नह, सत्संग जादि प्रधान है। उनकी रचनाओं में यद्यपि व्यवितगत 
साधना पर ही अधिक बल दिया गया है; किन्तु व्यकिति समाज की ,इकाई 
है, अतः उसके उन्नयन पर व्यापर्के रूप से सारे समाज का उन्नयन 
अपने आप हो जायगा । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि छबीर समप्टि- 
दादी हैं । 
आर्थिक दृष्टि 


समाज के बाथिक पहलू में भी कबीर समरसता के पोषक हैं। 
जीवन-यापन के लिए घन आवश्यक है, किन्तु संचय वृत्ति आथिक 
विषमता को जन्म देतो हे जिससे वितडावाद उपस्थित होता है । 
अतः उन्होंने इसका विरोध किया है । कई स्थलों पर "मेरी मेरी! -+» 


एड कवी रन्याणो घुघा 


भावना का उन्होंने विरोध किया है $ वे कहते हैं--“मेटी मेरी झूठ है, 
क्योंकि जब मरने के बाद कटिवस्त्र तवा कटिसूत्र तक तोड़ कर निकाल 
लिये जाते हैं दो यहाँ अपना क्या है ?” (क० ग्रं० भ्रयाग, पद ६५) 
इसी तरह एक अन्य पद में दे कहते हैँ कि जँसे मधुमक्खी जोड़-जोड़ कर 
शहद इकट्ठा करती है उसी तरह आदमी घन जोड़तेन्जोड्ठे जब मर 
जाता है तव घर के ही लोग उसे तुरन्त बाहर निकालने को सोचते हैं 
एक्र० ग्रं०, पद ६८)। वे कहते हैं, जब 'मेटो मेरी! की भावना मिद जाती 
है तब प्रमु स्वर्य आ कर काम संवार देता है (वही, पद ७१) ॥ थे पद 
समाता' लेने को तो बुरा नहीं मानते, किन्तु “गाठरी' बाँधने के विरोधी 
हैं--- 
संत न बांधे ग्राठरी, पेट समाता लेइ।॥ 
जाओ ग्रंग, दाखी ३२-६ / 
वे खिचड़ी से ही तुप्ट रहने का उपदेश देते हैं, क्योंकि भोश्त रोटो 
के मुल्वादु भोजन में किसो का गला अवश्य कटता है--- 
खूब खांन है खीचरी, जे टुक वाहै लौंन ॥ 
हेरा रोटी कारने, गला कटावे॑ कॉन | 
+-क० ग्र॑ं०, साखी २६-३३ 


धन की चिन्ता दे वेकार समझते हैं, क्योकि स्वामी सर्वे्तमर्य है। 
प्रजुप्ती बया जीव-्जन्तु को य्राठ में कहाँ की पूंजी है जिससे उनका 
जीवत-यापत होता है ?--- 
चिता छांडि अखचिठ रहु, कु है समरत्य। 
पसु पंखेरू जीव जठु, तिनकी गंघठी किसा गरत्व ॥। 
न्यऋ० प्रं० साथी ३२-४५ | 
लेकिन वें बिता उद्यम किए केवल पेट भस्ते को सायुवृत्ति अपनाते 
वादों को भो कछ कर खबर लेते हैं ॥ 


कमबोर का समाज-दर्शन ७४. 


मध्यम माय 


फरंधिंग 
उन्होंने निवृत्ति को बुरा नहीं माना है, किन्तु उसके क धादम्वर 
को बुरा माना है। वस्त्र गेखवा रंग में रेंग कर अथवा .«क की वाल 
घुटा कर संन्यासी बनने की अपेक्षा वे मन को रेंगना और मुड़वा ,/ मधिक 
पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे मध्यम मार्ग का उपदे« दिया 
जिसमें मुक्ति और भुक्ति दोनों हैं । गृहस्यथाश्रम में रहते हुए भी निप्केगम 
भक्ति भावना से निरासक्त आचरण करना उनके मध्यम मार्ग का मूल 
मन्त्र है, क्योंकि वे यह मानते हैं कि एक गृही भी बँरागी हो सकता है ! 
गृही सौर वेरागी का अन्तर उनकी दृष्टि भें बड़ा नाजुक है। विस्ले ही 
इसे समझ्ष पाते हैं-- 
गावन ही मैं रोज है, रोवन ही मैं राग। 
इक बैरागी ग्रिह करे, एक ग्निही बैराग॥ 
-+क० भ्रं०, सादी ३२-१३ | 


कबीर फोरे समाजसुधारक नहीं 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने केदल खण्डन के लिए खण्डन' 
नहीं किया बल्कि जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था उसका पतन 
उनसे देखा नही जाता था और सारी विकृतियों के जो मुत्त कारण थे' 
उनको सरे आम कहने की उनमें निर्भीकता थी, इसलिए उन्होंने खण्डन 
किया; ओर फिर उनके पास इन सारे रोगों की समर्थ औषधि थी--- 
सहज भक्ति की संजीवनी । इसलिए उनके खण्डन में पूर्ण आत्मविश्वास 
का स्वर है । 

यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सहज भक्ति हो 
बस्तुत: उनका साध्य है, उसी की सिद्ध के लिए उन्होंने खण्डन को 
साधत्त रूप में अपनाया है, कवीरपंथ के विद्वानों के अतिरिक्त इसाई 
मिशनरियों ने सबसे पहले कदीर का अध्ययन किया और उन्होंने कबीर+ 


७६ दाबीर-बाणी सुधा 
बीजक को ही अपना मुख्य आधार-प्रम्थ बनाया, वयोकि उस समय तक 
कबीर गा 'लिट्ों का यही संकलन प्रकाश में आया था और इसी को 
सम्प्रदाय मे उतिजिघिक सान्यत्ा दी जाती है । बीजके में खण्डव पथ की 
उक्तियाँ दृह पाकृत अधिक हैं अतः पहले लोग उनके समाज-सुधारक रूप 
को ही पेफडड़े कोर इसी रूप में कबीर की ख्यात्ति भी विदेशों में फैली । 
उन्ही प्रभावित होकर अनेक भारतीय विद्रातू भी कवीर को सर्द- 
धर्मेसमन्वयकारी सुधारक मानने लगे । उनक विचार है कि हिन्दू, मुस्लिम 
धर्मों की कुरीतियाँ दिखा कर वे एक समझौते फा मार्ग दिखाना चाहते 
थे जिससे देश की एकता सुटक्षित रह सके । समाजसुधारक होना कोई 
बुरी बात नही, किन्तु कबीर समाजसुधारक से भी बड़े भक्त हैं और 
उन्हें कोरा समाजसुधारक मानता उनके साथ अन्याय करना है । उन्होंने 
मनुष्य को मनुष्य सात कर उसका मूुल्याकन करना बताया । जातिगत, 
कुलग्रत तथा सम्प्रदायगत विशेषताएँ उनकी दृष्टि में गौण हैं । वस्तुव: वे 
उस ऊँचे धरावल पर खडे थे जहाँ न मनुष्य हिन्दू है व मुसलमान--- 
वह केवल मनुष्य है | निस्सदेह यह वैचारिक धरातल इतना ऊँचा है कि 
न कैवल हिन्दू-मुसलसानों को बल्कि समस्त धार को एकता के सुत्र से 
बाँघ सकता है ) फिय भी उनकी एछुकता की बात वंसी हो नहीं है जँती 
किसी समाजसुधारक की होती है । सुधारक की दृष्दि में एकता साधन 
है और शांति उसका साध्य है । कबीर मानव एकता का प्रतिपादत इेस- 
लिए नही करते कि उसके द्वारा उन्हे किसी इतर उद्देश्य की पूत्ति करता 
है । राजनीतिक दुष्टिकोण कबीर के सामने था ही नही । वे एकता का 
प्रतिपादव इसलिए करते हैं कि वही ठीक रास्ता है । इसके आधार पर 
हम यह भले ही कह सकते हैं कि उनके दिखलाए हुए मार्ग पर चलते से 
ही सुधार दो सकता है; किन्तु केवल इतने से ही हम उन्हें समाजशुधारक 
सही मान सकते । उनकी भक्ति का क्षेत्र वस्तुत: इतना विशाल और 
व्यापक है कि हम उन्हें सहज ही समाज-शुधारक भो सान सकते हैं; 
किन्तु सुधारवाद उबकाया साध्य नहीं; पह बाचाय॑ हजारोप्रताद दिवेदी के 


कबोर का समाज-दर्शन ७७ 


शब्दों में केवल फोकट का माल (याद्र प्राडक्‍ट) है जो भक्ति फे बिश्ते पर 
उन्हें मिल गया है। 

जागे चल कर जब कवीर की वाणियों का पूर्ण और वास्तविक 
झूप सामने आया और आचार्य क्षितिमोहन सेन से प्रेरणा प्राप्त फर कवि- 
वर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी भूमिका के साथ उनके सो पदों का 
अंग्रेज़ी अनुवाद छपवाया तथा अन्य समर्थ विद्वानों ने भी फबीर का अन्य 
अनेक दुष्टियों से अध्ययन करना आरम्भ किया तब कबीर फे वास्तविक 
महृत्त्त का उद्घाटन हुआ। 


४--कबीर की मक्ति 


जैसा पहले संकेत किया गया, थाश्चात्य शैली के शिक्षित समुदाय के 
ऋम्मुख सर्वप्रथम कबीर का विवेचनात्मक अध्ययन अ्रस्ठुत करने वाले 
ईसाई मिशनरी थे ओर आरंभ में कदीर की प्राभाणिक रचनाओं के नाम 
पर उनके हाथ 'वीजक' का ही संकलन लंगा जिसमें खेण्डनात्मक उत्तियों 
की प्रधावता होते के कारण लोग कवीर के समाजसुधारक रूप को ही 
ले उड़े और बहुत समय तक उनके सम्बन्ध में यह अऋँतिपूर्ण धारणा 
चलती रही। किन्तु कालांतर में प्रकाशित उनकी वन्य वाणियों का 
अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि कबीर सबसे पहले वस्तुतः भक्त 
हैं--बाद में वे चाहे जो कुछ मी हों ॥ परंपरा से भक्ति-साहित्य में एक 
दोहा प्रचलित रहा है, जो इस प्रकार हैं-- 

भकक्‍ती द्राविड़ ऊपजी, लाए रामानंद। 
प्ररगट करी कबीर ने, सप्त दीप नौ खण्ड ॥॥ 

इससे यह ज्ञात होता है कि साप्तारण जनता में कवीर उद्तो भक्ति 
के प्रचारक माने जाते रहे हैं जिसका आदोलन द्रविड देश (दक्षिण भारत) 
में उभाड़ पर आपा३ओर जिसे दूसरे शब्दों में “वैष्णव भक्ति! कहे सकते 
हैँ । “गुत्प्रन्यसाहव” आदि प्राचीन संतवाणी-संग्रहों में मौ कवीय के नाम 
के साथ 'भयव” विश्वेयण जुड़ा हुआ मिलरठा है निसते यद्ध घिड हो जाता 
है कि सध्याकल से ही कवीट को ख्याति भक्त के रूप में अधिक थी, 
समाजसुघारक या योगी के रूप में चढ़ीं ॥ 

हिन्दी भक्ति-साहित्य का कालक्रमानुसार अवलोकन करने पर हमें 
यह्‌ जानने में कोई कठिनाई नहों होगी कि तुससी ने रामभक्ति का जो 
विराट और आकर्षक विठान छावा उसके लिए सूत ओर ताना-वाना 
श्स्तुत करने वाला यह जुलाहा ही सा--यद्यपि ऊपर से देखने में दोनो 


कयोर को भक्ति ७६ 
की निर्ुण तथा सगुण भक्ति में पर्याप्त अंतर दीख पड़ता है। तुलसी 
ने गोरखनाथ के ऊपर 'जोग जगा कर' भक्ति भया देने का जो आरोप 
लगाया है (गोरस जगायौ जोग भगति भगायो लोग) गौर भक्ति के पुतर- 
द्वार के लिए शो भगीरय प्रयत्त॑ किया उसकी बहुत कुछ पृष्ठभूमि कबीर 
ने पहले हो तैयार कर दी थी । हिन्दी भक्त कवियीं में कालक्रम की 
दृष्टि से केवल नामदेव ही कबीर के पूर्वेवर्ती हैं जिनका स्मरण यत्र- 
त्त्र उन्होंने बड़ी श्रद्धा से किया है। नामदेव का जन्मकाल सन्‌ १२७० 
और निधनकाल सन्‌ १३५० ई० प्रसिद्ध है। कबीर का निघतकाल अधिक- 
तर लोग सन्‌ १५१८ [सं० १५७५) मानते थे, किन्तु अब उसे कुछ 
समय पूर्व भानने की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं और सन्‌ १४४८ 
(सं० १५०४५ वि०) उनका निधनकाल माना जाने लगा है दि० उत्तरी 
भारत की संत परंपरा, पृ० ११५ तथा १३१)॥ प्र/्येक दृष्टि से नाम- 
देव कग्रीर से लगभग सौ वर्य पूर्व के सिद्ध होते हैं। उन्होंने हिन्दी में 
भी कुछ स्वताएँ की हैं जिनमें निर्गुण भक्तिपरक अनेक उक्तियाँ मिलती 
हैं। बतः हिन्दी में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक वस्तुतः नामदेव को ही 
मानना चाहिए [दे० डॉ० विनयमोहन शर्मा, हिन्दी को मराठी संतों 
की देन, पू० १२७ तथा डॉ० राजनारामण मौम्म, जनंल आाफ्‌ू दि 

यूनिवर्सिटी आफ पूठा, पु० १२९७-४० “हिन्दी में संत्तमत के बादि प्रवर्तक 

संत नामदेव) | इस प्रकार कालक्रम की दृष्टि से हिन्दी के समस्त भक्त 

ऋवियों में कवीए का द्वितीय स्थात तथा हिन्दी प्रदेश के कवियों में 

उतका प्रयम स्थान पड़ता है। देसे निर्गुण भक्ति की स्पष्ठ रूपरेखा 

हिन्दी में कबीर के ही योगदान से' निर्मित होती है अतः उतका विशिष्ट 

महत्त्व है । साधना की दृष्टि से भी नामदेव में संतमत की समस्त अनि- 

वार्य विशेषताएँ नहीं मिलती ॥ 

भक्ति भावना का विकास 


ऋुछ बनूउंधानकर्ताओ ने भक्तिभावना का जराभ्ास चेदों तक के, सिएल- 
लाया है, किस्तु वैदिक देवभवित और परवर्ती भगददूभकित में तत्त्वतः कुछ 


च््छ हूँ एवोर-वाणो सुधा 
मौतिक अंतर हैं । वैदिक भक्ति कर्मकाण्ड से ऊपर नहीं उठ पाई थी । 
बह साधनरूया है, साध्यतपा नहीं। उसके लिए भक्ति के जाचार्यों द्वारा 
उपस्थापित सर्वाधिक प्रधान तत्त्व परम ध्रेम बरावश्यक नहीं था । हुधरी 
बाय यह है कि उप्तका द्वर नारी, घुद्दध आदि सब के घिए समाव रूप से 
इन्‍्मुक्त नहीं था। पु 
भक्तितमार्ग का प्रमुख संत्रदाय भागवत धर्म है जिसके सबसे बड़े 
उपस्थापक श्री हूुष्य जो कहे जा सकते हैं शितका आविर्भाव काल 
१४५० ० पुं० के लगभग यानो झाता है। सर्वप़्थ्म महाभारत के 
शांतिषव में एकातिक अथदा भागवत घर्म की उत्पत्ति की कथा मिलती 
है / तर बोर साय नामक दो ख्छषियों ने इसका सुत्रपात किया, 
इसलिए इसे नारायणी धर्म भी कहा जाता है । विद्वानों का अनुमान 
हैं कि उत्तर भारत में पललसवित होती हुईं इस विचारधारा में चौंदों तथा 
उनसे विकसित वद्धयान, सहजयान आदि के दाय जब अदरोय उत्पन्त 
हुआ तो भागवत्त बर्म के प्रचारक दक्षिण भारत के राजाओं के आधय 
मे चले गए । दक्षिण के अलवार भक्तों के गीतों में इसी भवना की 
साहित्यिक अभिव्यक्ति है । इनके भावएु्ं गीत (प्रबंधम्‌! में हंयृद्वीत 
हैं । नदी-दसवीं शताव्दी से तमिल अरदेश में ही भक्ति का शास्त्रीय श्रति- 
पादन करने वाले आदारयों का भी उदय होने लगा ॥ कारण यह था कि 
आचार्य शंकर ने बद्वेतवाद का उपस्थापद ऐसे वर्कों के आधार पद किया 
जिनसे भक्ति का पूर्ण सामंदस्य नहों हो पाता था ! आाचार्यों की इसी 
परंपरा में यामुनाचार्य (आलदंदार) हुए जिन्दोंने घंकर के मायावाद का 
छखण्डद कर विष्टिद्वेत सिद्धांत और दिष्णु की झ्रेप्ठवा का समय 
किया और झयदत घर्में की प्रामाणिकता को स्थापना की, किन्तु इस 
दिशा में सर्वाधिक मदृत्वपूर्ण प्रयास श्री शामानुजाचार्य (स्यास्हवों 
शताब्दी) का है जिन्होंने व्रह्मसूत्र पट श्रीमाप्ण की रघवा कर भस्ति 
तचा प्रपत्ति (धरणागति) भावना को दुढ़ शास्त्रीय आधार दिया । 
भवित के सूल प्रेरक ठत्त्व दक्षिण भारत में कहाँ छे आए, इस सम्दन्व 


फयोर फी भगत घर 
: भें विद्वानों के अनेक मत है। डॉ० प्रियर्सन आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों 
का भत है कि भक्ति भावना पर इसाई धर्म का प्रभाव है । डॉ० तारा+ 
घन्द तया डॉ० कु० सीएच० बोदवील आादि मानते हैं. कि भक्ति का 
प्रेम तत्त्व सातवीं-आठवी शताब्दी में दक्षिण भारत में आए अरब 
व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम की देन है । किन्तु अब इन विचारों 
की कोई भी मान्यता नहीं रहू गई है, कारण यह है कि भागवत धर्म 
में प्रेम तत्त्व का प्रादर्भाव इसाइयों तथा मुसलमानों से उसके सपर्क के 
बहुत पहले ही हो चुका था । बल्कि इसी बात की संभावना अधिक है 
कि इसाई तथा इस्लाम घ्॒मं ही कदाचित्‌ भागवत घ॒म्म से प्रभावित हों। 
जो भी हो, वारहवी-वेरहवी शताब्दी तक भक्ति-आन्दोलन दक्षिण 
में पूर्णे प्रौद होकर पुनः उत्तर की ओर अग्रसर हुआ | महाराष्ट्र में 
जा कर ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि के माध्यम से इसका संधटन 
सगोरबनाथी योग घारा से हुआ जिसको इसने भात्मसात कर लिया! 
उत्तर भारत में आकर स्वामी रामातन्द के प्रभाव से बड़े भ्बल वेग से 
बंगाल, असम से लेकर पश्चिम में पंजाब, गुजरात तक यह्‌ मानदोलन 
छा गया । इस समय तक साहित्य की भी ग्रतिविधि परिवर्तित हो रही 
थी ओर अपभ्रृंश से प्रथक्‌ हिन्दी अपना स्वतन्त्र विकास कर चुकी भी । 
हिन्दी में इस भावना की अभिव्यक्ति निर्गुण तथा सग्रुण दोनों रूपों में 
हुई | पहली के सर्वेप्रयण समर्थक कवि कबीर और दूसरी के तुलसी 
हुए । आगे चलकर कृष्ण भक्तों ने श्षजमंडल में प्रचुर साहित्य-रचना कर 
इस जांदोलन को गौर भी पुष्ट किया । श्रीमंदुभागवत माहात्म्य में इसी 
क्रम-विकास को रूपक छोली में इस प्रकार वताया गया है-- 
“मैं (भक्ति) द्रविड देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढी, महाराष्ट्र 
में भी यत्किंचित्‌ मेरा पालन-पोषण हुआ, किन्तु गुर्जर में जीर्ण हो गई 
(कदाचिंत्‌ शुसलमावों के आक्रमण की ओर संकेत) । दुर्वेलता को प्राप्त 


हो पुत्रों सहिद धीरे-धीरे वृन्दावन में आई जहाँ मैं सुन्दर रूप प्राप्त कर 
ग्रवती हो गई (श्लोक डघ-५०) । 


घर कदोर-वाणी सुधा 


भक्ति क्‍या है ? 
ब्युत्पत्ति की दृष्टि से कोशकारों ने भक्ति के बनेक अर्थ विए हैं-- 


सेवा, आदाधना, श्रद्धा, मतुराग, विभाग आदि | किन्तु भक्ति के शास्त्रीय 
प्रंथों तथा पुराणों में इसका ग्रहण एक विशिष्ट बर्य में होता है । भक्ति 
के प्राचौत ग्रंथों में श्रोमद्ूभगवर॒गीता, महाभारत शांति यर्वे, पराचरात्र 
संहिता, शाण्डिल्प पूछ, नारद भक्तिमुत्न, भागवत पुराण, हरिवंश 
पुराण तथा रामानुजाचार्य आदि के प्रन्य प्रमुख हैं। इनमें भी श्रोमद- 
भागवत पुराण का स्थान बहुत ऊँचा है, क्योंकि अधिकांश आचार्यों ने 
प्रमाण रूप से इसका बार-दार उल्लेख किया है । भागवत में एक स्थान 
पर ध्यात्त ने कपित के सुख से भक्ति की सारगमित व्याख्या कराई है 4 
उनके अनुसार बेदविहिद कार्य में लगे हुए जनो की भगवात्र के भ्वि 
अनन्य भावपूर्वक स्वाभाविक खात्विक प्रवृत्ति का नाम भक्ति है। जिस 
प्रकार गंगा की घारा अखड रूप से समुद्र की ओर वहती है उसी प्रकार 
सर्वा तर्यामी भगवान्‌ के गुणश्रवण मात्र से प्रादुर्भूत उनके भ्रति अविच्छिन्न 
मनोग्रति को भक्ति कहते हैं (भागवत ३२५३२ तथा ३।२६३१ १-१२) । 
शॉंडिल्य ने भरने भक्तिसूत्र मे भक्ति का शास्त्रीय और संक्षिप्त विवेचत 
प्रस्तुत किया है । वे ईश्वरविपयक परानुरक्ति को भक्ति मानते हैं--सा 
परामुरक्तिरीश्वरे । उनके टीकाक्वार वारायणठी्थ ने धतलाया है कि 
प्रीति थौर भक्ति में कोई भेद नहीं ! परयक्राष्ठा पर पहुँची हुई भगवत 
प्रीति ही भक्ति है (डॉ० उदयभात्रु सिंह, तुलसीदर्शन ओरेमास्रा, १० 
२६१) । नारद के अनुसार भी ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है-- 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेपरूपा  उपचिधदों और महाभारत का प्रमाण देते 
हुए थी रामरठुआचार्य ने भक्तिक्के स्वरूप की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत 
की है जिसके अनुसार स्नेहपुर्वक किया गया अनवरत ध्यावे भक्ति है-- 
स्नेहपूर्व अनुष्यान भक्तिरित्युच्यते बुध: । उन्होंने भक्ति को ज्ञान से 
उच्चतर प्रतिष्ठित किया । उपनिषद्‌, गीता आदि में जिस भक्ति को 
ज्ञान का हेतु कहा गया है, वह सामात्या मक्ति है, प्रेमरूपा नहीं । 


कबीर फी प्रतित घ्ढे 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी ने भवित को प्रेमस्वरूपता तथा 
शरणागति या प्रपत्ति पर विशेष बल दिया है। अतः पूर्ण निष्ठा के 
साथ भगवान्‌ की शरणागति, विना शर्ते भगवान्‌ के प्रति आत्मसमपंण 
का भाव--यही भक्ति को पहली और अंतिम शर्तें है! 
कबोर के विचार 
हम देखते है कि वही कवीरदास जी आडम्घरों का खंडन करने में 
अस्यन्त कठोर और कही-कही अशिप्ट तक लगने लगते है, भगवान्‌ के 
प्रति 'आत्मसमपंण' के प्रसंग में आश्चयंजनक रूप से कोमल हो जाते 
हैं । जिस प्रकार कुत्ता अपने स्वामी के हाथों में धूर्ण समपंथ कर देता 
है उसी प्रकार कबीर अपने गले की डोर राम को सौप देते हैं-- 
कबीर कूता रांम का, मुतिया मेरा नांउं। 
गले रांम की जेवड़ी, जित खँच तित जाउं ॥ 
+-क*० ग्र॑ं०, साखी ६-१ । 
उनका मत है कि जो “भाव भक्ति” से हरि को आराधना नहीं 
करता बह जन्म-मरण के चक्र से छुट्टी नही पाता। भाव भक्ति तथा 
विश्वास के बिना संशय का निराकरण नहीं होता और न मुक्ति ही 
मिलती है-- 
भाव भगति सो हरि न अराधा। 
जनम मरन की मिटी न साधा ॥ 
भाव भगति विसवास विनु, कटैँ न संसे सूल । 
कहे कबीर हरि भगति बिनु, मुकुति नहीं रे मूल ॥॥ 
+-क० प्रं०, रमेंनी १। 
उनकी दृष्टि से भक्ति इतनी आवश्यक है कि जो आदमी जन्म ले 
कर भक्ति नहीं करता वह महान्‌ अपराधी है। उसे जन्म लेते हो 
सर जाता चाहिए-- 
जिहि नर राम भगति नहिं साधी। 
सो जनमत कस न भुवों अपराधी ॥ 
-+क० ग्रं०, पद ६४ । 


छ्ड फबोर-वाणी सुधा 


कंबीर झौर वंष्णव भक्ति 
उन्होंने वैष्णव भक्त का स्मरण घड़े स्नेह से किया है। अपना 
प्रकका साथी वे दो को ही मानते हैं--पहले वेण्णव फो और फ़िर राम 
मेरे संगी दोइ जनां, एक चैस्नौ एक राम 4 
यो है दाता मुकुत्ति का, वो सुमिरावै नांम ॥ 
“-क० अ्रं०, साखी ४-५॥ 
उस सुन्दरी को वे घन्य मानते हैं जिसका पुत्र बैप्पव भक्त हो । 
उसी का पुत्र जनमाना सार्थक है| शेप संसार को वे निषुता ही समझते 
हैं (कबीर धति सो सुंदरी, जिनि जाया बौस्‍्नों पृत ।) ! 
इतना ही नही, वे अपनी भक्ति को 'नारदी भक्त" बताते हैं गौर 
कहते' हैं कि अगर 'नासदी भक्ति” नही मिलती तो व्यर्थे की कच्छू साधना 
सै दया ? 
भगति मारदी रिदे न आई काछि कूछि तनु दीनां । 
-+क*० प्रं०, पद ७६ | 
नारद, शाडिल्य आदि भवित के प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं औौर 
उनके भवितिसुत्रों का वड़ा महत्त्व है। नारद ने अपने भक््तिसत्र में 
भक्विलक्षणविपयक तीन पूर्दवर्ती मी की चर्चा की है। पहला मत 
व्यास का है गितके भनुसार भगवान्‌ की पूजा आदि में अतुराए भक्ति 
है | दूसरा मत आचार्य गये छा है जो भगवान्‌ को कपा आदि के प्रति 
उत्पन्न अनुयग को भवित्र मानते हैं। तीसरा मत शांडिल्य का है ॥ नादद 
के कथनानुसार शांडिल्य आत्मर॒ति के अविरोधीं विषय मे अनुराग हीना 
भक्ति मानते (यद्यपि शांडिल्य भक्तियूत्र ११२ मे उसे स्पष्ट रूप 
से 'परानुरक्तिरीएवरे” अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति पयकाप्टा पर पहुँची हुई 
अनुरवित या प्रेस ही बताया गया है) । चौथा मत स्वतः नारद का है 
जिसके अनुसार भगवान्‌ के प्रति अपने समस्त कर्मों को अपित करना 
ओर उतका विस्मरण हीने पर प्रसम व्याकुल द्वोना हो भक्ति है-- 


कथीर फो भवित घर 


पारदस्तु तदपिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे व्याकुलतेति (भ० सु० 
१६; डॉ० उदयभानु सिंह, तुलसो दर्शन सीमांसा, पृ० २७६ के आधार 
पर) । 

; कदीर-वाणी में ऐसी अनेक उक्तियाँ मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है 
कि मारद का उल्लेख उन्होने निष्प्रयोजन नहीं किया है। नारद द्वारा 
बताए हुए दोनों ही लक्षण कबीर में अपनी पराकाप्ठा में मिलते हैं । 
दूसरा अर्थात्‌ व्याकुलता का तत्त्व तो कदाचित्‌ अन्य भक्त कवियों की 
अपेक्षा उनमें प्रगाइतर रूप में वर्तमान है । वैसे तो इन दोनों भावनाओ्रों 
के अनेक उदाहरण उनकी रचनाओं में मिल जाय॑ंगे, किन्तु यहाँ उनके 
क्रमश: एक-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे । 

तदरपिताखिलाचारिता का भाव-- 
मेरा मुझसे कछ नहीं, जो कछ है सो तेरा ॥ 
तेरा तुझकों सोंपतां, क्‍या लागे मेरा॥ 
--क० प्रं०, साखी ६-२ । 
च्याकुलता का भाव-- 
है कोई औसा पर उपकारी हरि सौं कहै सुमाइ रे। 
अब तो बेहाल कबीर भए हैं बिहँ देखे जिउ जाइ रे ॥ 
--फ० ग्रँं०, पद १३ ॥ 
डॉ० गोविन्द प्रिगुणायत ने 'कबीर की विचारधारा' (पृ० ३०८-- 
३०) में कबीर और नारद के एक अन्य विचार-साम्य को ओर भी 
विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। नारद ने प्रेमा भक्ति की ग्यारह 
आसफ्तियाँ बतलाई हैं (ना भ० सू० ८२) जो इस प्रकार मु--गुण- 
भाद्ात्म्यासकित, पूजासवित, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यास क्ति, कांता- 
सक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्‍्मपासक्ति सथा परमविरहासक्ति । कबीर 
में इन सभो आसक्तियों के उदाहरण इूंढ़े जा सकते हैं ॥ उदाहरण के 
लिए जब वे कहते हैं कि सातों समुद्रों का जल ममि के रूप में प्रयुवत 
शिया जाय और समस्त वनराजी को लेख नी तथा पृथ्वो को कायद घना 


द्द कवोर-बोणों सुघा 


लिया जाय तब भौ हरि के गुणों का वर्णन नहीं क्रिया जा सकता वो वें 
गुणमाहात्म्यासक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि वे मरूप 
ब्रह्म के छपासक ये, कितु भक्तिभाव से यत्रन्तम उन्होंने उसके सोप्राधिक 
रूप का यर्णन भी किया है, इसलिए रुपासक्ति के उदाहरण भी उतकी 
रचनाओं में मिल जायेगे । अन्य आसकितियों के उदाहरण भी उतकी 
रुचताओं में मिलते हैँ। किन्तु इन ब्राम्नक्तियों की अभिव्यक्तित केवल 
कबीर में नहीं, सभी भक्त कवियों में स्वाभाविक रूप में मिलती है। 
डॉ० उदयमानु घिह ने तुलसी को स्वनाओं में भी ग्यारहों आसक्तितयों 
के उदाहरणों का सकेत किया है (दे० ठुलमी-दर्शव-मीमांसा, पृ० २७५- 
७६) । सूर आदि की रचनाओ में भी इस प्रकार के उदाहरण ढूंढे जा 
सकते हैं । 


भक्ति के भेद 
बल्तुत: विभिन्न आचाय ने वभिन्न दृष्टियों से मक्ति के भेदोपभेद 


किए हैं। वह फरभी द्विधा वताई गई, कमी त्रिघा, कभी चतुर्घा, कभी 
पड्‌विधा, कभी नवधा, कमी एकादशघा और कभी चतुर्दशधा ॥ इतका 
यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि प्रकारांतद 
से समी में एक ही अ्रकार की विशेषतात्रों का सख्याभेद अथवा क्रमभेद 
के साथ विवेचन किया गया है। उदाहरणस्वरूप श्रीमद्मागवर्त में श्रवण 
कीतन, स्मरण आदि नो मद भक्ति के बताए गए हैं । नारद की स्मरणा> 
सबिति, दास्पासक्ति एवं सख्यासवित श्रोमद्भागवत के स्मरण, दाल्य एवं 
सस्य से अभिन्न हैं। इनको पुजासक्षित में उसके पादसेवत, अर्चत, बंदत 
का अंतर्भाव माना जा सकता है | इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
करने पर नारद हारा उल्लिघित आसक्तिर्यों में से केवद दो-एक ऐसी 
बचती हैं जिनका अन्तर्भाद यद्यवि मागवत की नवशा भतित् में है किन्तु 
वहाँ उन्हें स्वतन्त्र भस्तित्व नहीं प्रदाव किया यया है, जैसे कातासक्रित 
बौर वात्सल्यासक्ति । इस पसंग में एक विशेष बात लक्ष्य करने की यह 
है कि इन अनेक भेदोपभेदों में प्रायः वेघी भक्ति का समावेश रहता है 


कबीर की भवित 5७ 


और कबीर की आस्या शास्त्रविधि से की जाते वाली नवधा आदि भवितयों 
में नहीं थी । किर भी उनकी वाणियों में इतके मानसिक या आध्यात्मिक 
रूप अवश्य मिल जाते हैं। वे भी सतग्रुरु द्वारा कहे हुए प्रसंग को सुन 
कर प्रेम के वादल की वर्षा से सर्वाग भीग जाते हैं (5० ग्रं० साखी 
१-३४) । राम-राम पुकारते-पुकारते उनकी भी जीभ में छाले पड़ जाते 
हैं और पपीहे के समान वे पी-पी की रट लगाते हैं (वही, साथी २-३६, 
२-४८) । स्मरण उनकी समस्त जझानेन्द्रियाँ करती हैं भौर छठाँ मन भी 
उनका साथ देता है (वही, साखी ३-१५) | यद्यपि उनका उपास्य स्यूल 
शरीरधारी नही हैं किन्तु भावविह्ललता में “चरन कंदल चित लाइए! 
(वही, पद १०) हारा पादसेवन का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इसी 
प्रकार अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन भी क्‍्वीर की 
रचनाओं में मिल जा "गे । 
प्रपत्ति के विभिन्न अंग भी कबीर की रचनाओं में मिल जाते हैं । 
“अहिर्वुघ्न्य संहिता” में कहा गया है-- 
आनुकूल्यस्य सकलल्‍पः प्रतिक्ल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यदीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरण तथा। 
आत्मनिक्षेप कार्पण्ये पड्विघा शरणाग्रतिः | 
थर्थात आराध्य की इच्छा के बनुकूल कार्य करना, उसके प्रतिकूल 
कार्य ने करना, उसके रक्षक रूप में पूर्ण प्रतीत रसना, एकात में उसके 
गुणों का वर्णन करना, आत्मसमर्पण तथा कापंण्य या देन्य भाव की 
अभिव्यक्ति--प्रपत्ति के ये छह अग हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से ज्ञात 
हो जायगा कि फबीर की भक्ति मे ये सभी अंग वर्तेमान हैं-- 
(१) आनुकूल्यस्य संकल्प: -- 
प्रीति रीति तो तुज्झ सौ, मेरे वहु गुनियाले कंत । 
जो हँसि बोलूं और सौं, तो नोल रंगाऊं दंत | 
+“क० ग्रं०, सादी ११-७ ६ 
(२) प्रतिकूल्यस्य वर्जेनमू-- 


द्ष कबीर-वाणी सुघा 
मूरिंस संग न कोजिमै, लोहा जल न तिराइ ॥ 


++क० ग्र॑ं०, साखो २४-११ | 
(३) रक्षिप्यतीति विश्वास: -- 
चिता छांड़ि अच्त रहु, सांई है समरत्य । 
-+क*० ग्रं०, साखो ३२-५॥ 


'मोहि भरोसा इस्ट का, बन्दा नरकि न जाई । 
+साजी ३२-७ । 
(४) ग्रोप्तृत्वे वरणमृ्‌-- 
बहु विचारि करि देखिया, कोइ न सारिख राम । 
-+रमेनी २ । 
(५) आत्मनिक्षेप-- 
कहा करउं कैसे तिरठं भव जलनिधि भारी। 
है राखि राख्ि मेरे बीठुला जनु सरनि तुम्हारी ॥ 
+-क्र० ग्र०, पद र३े६& 


(६) कार्पण्य-- 
तुम्ह समसरि नांहीं दयालु मोहि समसरि पापी । 

>+क० ग्र०, पद ३६ । 

उपर जिन विशेषताओं की चर्चा हुई वे वस्तुत्तः प्रेमा भक्त की 
विभिन्न मांतसिक अथवा परिस्थितिजन्य अभिव्यक्तियाँ हैं । इनके लिए 
पृथक्‌ू-पुथक्‌ “भक्ति” शब्द का प्रयोग उपचार मात्र है। भगवर्लम ही 
वस्तुतः मक्िति का शभ्राण है । इसीलिए घीति तत्त्व पद शाडिल्य, सारद 
आदि आचार्यों, मागवत, विष्यु आदि थुराणों तथा नारायणतीर्य आदि 
अवितिसूव-टीकाकारों ने सव से अधिक दल दियः है । छुलसी, कवीर, सूर 
आदि ने भी इस सहज आसक्ित के मर्मे को सलीभांति समझा था, इसी- 
लिए उतकी रचनाओ मे भक्त के प्राण अर्थात्‌ श्रेम की रक्षा करने कौ 
सामय्यें है विष्णुफुराण मे कहा यया है कि जिस ब्रकार अविवेकी जनों 


कबीर को भवित च््द 


की प्रीति विषयों में होती है उसी अकार की आसक्तिपूर्ण किन्तु अब- 
पायिनी प्रीति तुम्हारा (भगवान्‌ का) स्मरण करते हुए मेरे हृदय मे हो। 
अथवा ज॑से युवतियों की प्रीति युवकों में ओर युवकों की युवतियों में 
होती है वैसे ही तुझमें रमण करते हुए मन अनुरक्त हो-- 
या प्रीतिरविवेकामां विषयेष्वनपायिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु। 
युवतीनां यथा यूनि यूनाडच युवत्तीष्वपि ॥ 
मनोभिरमन्ते तद्वन्मनों मे रमतां त्वयि॥ 
+रामचरितमानस' का अन्तिम दोहा इन उक्तियों से तुलनीय है-- 
कार्मिहि तारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
कबीर की भी निम्न पंक्तियो को इन्हीं के साथ रख लीजिए-- 
अन्न न भाव॑नीद न आवै ग्रिह बन घरै ना धीर रे। 
ज्यों कांमी कौ कांमिनि प्यारी ज्यों प्यासे कों नीर रे । 
“-+क० ग्रं०, पद १३॥ 
अथवा 
सहजे-सहजें सब गए, सुत बित कांमिनि कांम । 
एकमेक हूँ मिलि रहा, दास कवीरा रांम॥॥ 

-+क० ग्रं०, साखी ३४-३ | 
यही वस्तुतः भक्ति का रहस्य है । इस तत्त्व के अभाव मे अन्य सारे 
लक्षण-उपलण मिल कर भी भक्ति को “अमृतस्यरूपा' नहीं बना सकते । 
निर्मुण भक्ति 

उपर्युवत्त समान विशेषताओं के बावजूद कबीर और तुलसी अथवा 
सूर आदि की भक्त में एक मुख्य अन्तर निर्मुण और सगुण भाव का 
है। 


भजनीय के स्वख्प-भेद से भक्ति के मुब्यतया दो भेद हो जाते 


चरण ; कबीर-याणी सुधा 
हैं--निर्गुण भक्ति ओर श्गुण भक्ति। इसलिए शाडिल्यभक्तिसूत्र की 
टीका 'भक्तिघल्विका' में नारायणदीर्यथ ने सशुणशरणता बौर निर्गुण- 
शरणता की चर्चा की है। नियृंण भक्ति केवलाइंती आत्मज्ञानी की 
तिराकारब्रह्मविषयक भक्ति है । सगुण भक्ति साकार भगवान्‌ के नाम, 
रूप, सीला, धाम आदि से सम्बद्ध हैं । आचाय॑ वादरायपण के अनुसार 
तनिर्गुण भक्ति का पर्यवसान 'सो5हूं बुद्धि में होता है और सग्रुण भक्तित 
का पर्यवसान “दश्सो5हेँ बुद्धि में ॥ इसलिए इन्हें क्रमशः 'अमेंद भक्ति! 
ओर “भेद भक्ति” भी कहा गया है । आधार शांडिल्य को अमेद (निर्ण) 
और भेद (सग्रुण) दोनों ही रूप सान्‍्य हैं । 
कथीर और ठुलसो की भक्ति में श्रन्तर 
शाहिक्र की भांति छुलम्तीदाश्न भी समनन्‍्वयवादी हैं, अतः उन्हें 

निर्गुण मत की अभेद भक्ति यद्यपि अमान्य नहो, किन्तु उनकी दृष्टि मे 
भेद भकज्ित ही श्रेप्ठ और मान्य है-- 

जद्यपि ब्रह्म अखंड बनता। 

अनुभवयम्य भर्जाह जेहि सता ॥ 

अस तब रूप बखानउँ जानउ। 


फिरि फिर सग्रुन ब्रह्म रति मान ॥॥ 
जपमानस ३॥१३ ६०७ 


उन्होंने मुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि के द्वारा भी निर्गुण की अपेक्षा संग्रुण 
भक्ति की श्रेष्ठता पर मध्ििक वल दिया है । यहाँ तक कि उतके उपास्य 
राम स्वयं कहते हैं-- 

सग्रुन उपासक पर हित, मिरत नीति दृढ़ नेम । 


ते नर प्राद समान सम, जिन्हके द्विज पद प्रेम 
“मानस ५१४८ $ 


झनके दशरथ, शरभग आदि “भेद भक्ति! वा ही वरदात माँगते हैं-- 
दसरथ भेद भगति भन लावा (द्धार१९३)। 
कंद्भक्त की मर्यादा चुलसी को इतनी मान्य एवं प्रीतिकर है कि 


कबीर की सकित क्र 


वे दास्य भक्ति को ही आदर भवित मानते हैं, क्योकि उसमें भेद बुद्धि 
अनिवाये है जब कि माधुर्य भाव (जो सूर जादि को इष्ट है) में भेद की 
अनिवायेता नही दीख पड़ती । इसीलिए वे स्पष्ट रूप से यह मानते हैं 
५ सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरिय उरगारि। 
+-मानप्त, छ० कांड | 
तुलसी की इन उद्तियों के पीछे श्री रामानुजाचार्य का सिद्धान्त बोल 
रहा है। विशिष्टाइत में परमात्मा अंशी माना जाता है और जीव 
उसका अंश । अंश अंशी कभी नहीं हो सकता । उसके अनुसार युक्तियाँ 
चार प्रकार की होती हैं । उनमें से चोथी अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति ही 
. विशिष्ठादे तवादियों की चरम प्राप्तव्य स्थिति है । इसे कंवल्य मुक्ति भी 
कहते हैं। किन्तु इस मुक्ति में भी जीव ओर ईश्वर के व्यक्तित्व भिन्न बने 
रहते हैं । इसलिए तुलसी के बादर्श पात्र मुक्ति में भी भेद भवित का 
वरदान माँगते हैं । 
कबीर रामानुज के प्रपत्ति मार्य (शरणागति) से प्रभावित हैं. किन्तु 
उनका लक्ष्य अन्त मे राम से मिल कर एकमेक हो जाना है-- 
एकमेक हूँ मिलि रहा, दास कवीरा रांम । 

-क० प्रं०, साखी ३४-३ ॥ 
जो जन भाउ भगति कछू जांनें ताकौ अचरजु काहा। 
जैसे जल जलहीं ढुरि मिलियो त्यों ढुरि मिला जुलाहा ॥ 

जाके प्रें०, पद २०० | 
क्या मिर्गुण भक्ति संभव है ? 
प्रायः यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि मूर्त आधार के अभाव में 
पया निर्गुण भक्ति संभव है ? भवित के लिए तो भवत और भजनीय 
का ईंत अपेक्षित है । कवौर अपने ओर भगवान्‌ के वीच जब अभेद 
मानते हैं तो फिर मक्ति किसकी ? इस शंका फा उत्कृष्ट समाधान डॉ० 
दाप्गुप्ता मे इस प्रकार किया है कि भक्ति के स्वरूप को दटता प्रदान 


दर फबो रन्वाणी सुधा 


करने के लिए हो भक्त और भगवान्‌ के दाश्मनिक अप्रेद का निरूपण 
किया गया है । इससे केवल इतना ही प्रवट होता है कि अनुरक्ति के द्वारा 
अनुभूत एकत्व दर्शन द्वारा समधित है-- पु 
प्रशचह 3४5७-0० ०6 पढ़ फ्रॉमो०5०फ्ट३उ6०चधघंएः ण घाल इ९े 
अप्रप फाढ फ्ानीखनदा 45 ०्योए 607 ध6 फ़णछ056 ० उप्टाए प्रध्य- 
उैणड प्ोड 750ए७७ ०॑ ऊ्राड्ापप, ॥६ ऋ्च्यदोफ डी0एछड पडा: घंक्‍९ 0ग्रव- 
655 (9६ ३5 6६ घा5एए९७ 3(६४०८४४८<४६ ८३7 38स्‍50 9७6 एफं0507- 


फ्रॉध्न9 5एएए०7६८१- 
+ घसरांज07ए ०वादांउत एग्राी०४०ए४ए, ए०ण., 7५ 9,353, 


कबोर के दार्शनिक विवेचन के प्रसंग में मैंने यह दिखलाने का प्रयास 
किया है कि कवीर का निर्गुण ब्रह्म वस्तुतः अभाव का सूचक नहीं है । 
उसमें भी समुणता वर्तमान है, क्योकि जहां क्वीर उसकी सार्वकालिक 
सत्ता स्वोक्तार करते हैं दहीं से उसकी सग्रुण कल्पना का आरंभ हो जाता 
है | जिसका अस्तित्व है उसमें ग्रुणों का भी आरोप किया जा सकता 
है । लक्ष्य करने को बात केवल यह है कि उसमे जढतादिक धर्मों का 
आरोप करना (जैसे जन्म, मृत्यु आदि) कवीर को मान्य नहीं है । निरा- 
कार ब्रह्म जब अनुभवगम्य माना जा सकता है तो क्या वह उपासनीय 
नही माना जा सकता ? संत ज्ञानेश्वर ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है 
कि परा भक्तित का अनुभव भक्त को उसे समय पूर्ण रूफ से हो सकता है 
जब यह परमात्मा के निर्गुण रूप से तादाम्य प्राप्त कर ले (डॉ० केदार 
नाथ हदिवेदी, केवीर और कवीरपथ, पृ० १२६ १२ डॉ० भालती 
श्रीखंड के विचार) ॥ 
यहाँ एक अन्य तथ्य की बोर सकेत करना आवश्यक हैकि 
शंकराचार्य आदि ने भी भक्त के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, किन्तु 
उसे ज्ञान के साधन रूप में हो मग्ता है। “विवेकचूडाम्रणि/ में उन्होंने 


ज्ञानात्मक सक्षण दिया है--स्वरू्पानुसधाव को भक्ति कहते 
आर जुकर के अट्टंतवाद के समर्थक हैं, किन्तु मजिति को वे रामानुज 


कल शंकर साध्यह्वा है माफ हैं, ग्रदपि ज्ञान का तिरस्कार उतनी 


कबीर की भक्ति दर 


मात्रा में करते हुए वे नहों जान पड़ते जितनी मात्रा में हिन्दी के कुछ 
सगरुण भवतों ने किया है । उन्होंने ज्ञान को भक्ति के साधन रूप में 
स्वीकार किया है ॥ 
भक्ति के श्रन्य साधन 
ज्ञान के अतिरिक्त योग मे भी कबीर की आस्था प्रतीत होती है, कितु 
उसको भी वे चरम प्राप्तव्य नही मानते, प्रत्युत भक्ति के साधन रूप में 
ही स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट प्रकार का थोग 
“सुरतिशब्दयोग” माना जा सकता है, किन्तु इसका प्रयोजन केवल चंचल 
मन को निश्चंचल बनाना ही ज्ञात होता है। बन्यत्र इस पर अधिक 
विस्तार से विचार किया जायगा । 
भक्ति के प्रेरक तत्त्वों में सर्वाधिक महत्त्व उन्होंने गुरु और संत्संगर को 
दिया है | लोक-वेद से प्राप्त हुआ ज्ञान सोमित होता है, कबीर ने सतगुरू 
को अनन्त दृष्टि प्रदान करने वाला बताया है (क० ग्रं० साखी १-१३) । 
आध्यात्मिक क्षेत्र में वस्तुतः गुरु के अभाव में फेवल पुस्तक ज्ञान पूर्ण 
मार्यप्रदर्शत नहीं कर सकता । गुरु परमात्मा तथा आत्मा को मिलाने का 
भाध्यम होता है। भक्ति के लिए सत्सय भी आवश्यक है । कबीर ने 
बार-बार वेष्णव भक्त को प्रशंसा की है कौर शाक्‍तों की निन्‍्दा की है । 
कुसंगति में वैसी हो दारण वेदना होती है जैसी केले को बेर के साथ 
पड़ जाने से भोगनी पड़ती है (क० ग्रं० साद्थी २४-२)। बैकुण्ठ उनकी 
दृष्टि में साघुसंगति ही है (वही, पद २६ : साधु संगति वेकुठहि माहि)| 
किन्तु सदुगुरु और सज्जन सदा सर्वत्र नहीं मिलते । सच्चा गुरु वही है 
जो भूड्ू के समान भक्त को भी अपने हो सदूश कर ले ओर चचल 
मनसा को अचल कर दे (वही, पद १) | सच्चे साधक भी दुलंभ हो 
होते हैं। जो काम-क्रोय-लोम-मोह-विवरजित हो वही सच्चा भक्त हो 
सकता है (पद ३२) १ सच्चे साधू जमात वना कर नहीं चलते (सा० 
४-१८) । इंट्रिय-निग्रह निरहंकारिता, मामस्मरण, स्वस्थ मानव शरीर 
आदि भी कदीर ऐी दृष्टि से भक्त के साधन भाने जा सकते हैं । 


दी कबीर-बोधी सुधा 


निष्कर्ष 

अत में निष्कर्प के रूप में कहा जा सकता है कि कवीर का वाल्तविक 
व्यक्वित्व मक्त रूप में ही तिखया है। विभिन्न विद्यतों ने विभिन्न 
दृष्टियों से उनका अध्ययन कर कमी उनके दाशंविक रूप को प्राधान्य 
दिया (उदाहरणया डॉ० गोविन्द तिगुधायत, कवीौर की विचारधारा; 
डॉ० रामजी लाल सहायक, कवीर-देशंन), कभी उनके कवि रूप अथवा 
योगी रूप को । किन्तु मेरे विचार से उन्हें प्रघान रूप से भक्त हो मानता 
चांहिए | अन्य सभी रूप वस्तुवः उनके इसी रूप के अन्तर्गत हैं । दाशे- 
जिक बे उसी सीमा तक हैं जिस सीमा तक तुलसी या सूर । दुसरी ओर 
यदि मूल रूप में वे योगी होते तो भक्ति आन्दोलन के बखूत्रघार कभी 
नहीं वन सकते ये । मंह भी लक्ष्य करने की बात है कि भक्त के क्षे+ 
में तो उतका सोगदान महत्त्वपूर्ण हे, क्योकि मारतवर्प भर के जितने भी 
संत्र-सम्प्रदाय हैं समी प्रत्यक्ष यो बप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को अपना मूल 
प्रेरक सानते हैं जबकि योग के क्षेत्र में उतको महत्त्व प्रदान करने वाला 
कोई सम्प्रदाय नही दीख पड़ता । इसके विपरीत उनके कुछ समय पशचात्‌ 
ही होने वाले पृथ्वीताथ योगी (जक्वर के समकालीन) का उ्त क्षेत्र मे 
कबीर से अधिक महत्त्व है । 


प्र--कबीर की साधना 


कबीर की रचताओं में योग साधता की चर्चा प्रायः मित्र जाती है, 
बयोंकि जाध्यात्मिक क्षेत्र में मन का स्थिरोकरण आवश्यक है और योग 
का मूल उद्देश्य ही मद को निश्चित दिशा में नियोजित करना है। महथि 
पतंजलि, जो योग के प्राचीन व्याख्याता माने गए है, चित्तबृत्ति-निरोध 
को ही योग मानते है--भोगश्चित्तवृत्तिनिरोध: । शास्त्रों में इसके अनेक 
अंगों तथा उनसे संबद्ध अनेक क्रियाओं की चर्चा है । 
सत्र उलठना 

कबीर ने मन की चचलता की ओर अनेक स्थलो पर सकेत किया 
है। बस्तुत: उसी की अनस्थिरता के कारण हमारे नित्य प्रति के जीवन 
में कभी एकतानता नहीं आने पाती । वह पंच ज्ञानेन्द्रियों को वाहन बना 
कर पवन वेग से समस्त कल्पना जगत्‌ का श्रमण करना चाहता है । 
उसकी वहुरंगिनी वृत्तियाँ जब तक उसके सम्मुय पलपलपरिव्तित दृश्या- 
बली उपस्थित किया करती हैं भौर विषय दासनाथों की सतरगी मेघ- 
भाला घिरी रहती है तद तक बह स्थिर नही होता बोर उन्ही के 
रसास्वादन में निमम्न रहता है | किन्तु वही समस्त इद्वियों का राजा है+ 
स्वयं कर्त्ता स्वयं ह॒र्ता स्वय राजा स्वयं विभु: । अवएवं कदीर यह मानते 
हैं कि अगर 'जतन” कर के इस मन को उपग्रुकत्त माग पर नियोजित 
कर लिया जाय तो वह स्वयं बिधाता हो जाय--जो मन राख जतन 
करि, दो आप करता सोइ (क० ग्र० २६-६) ! मद का संतुलन ठीक 
बनाएं रखने के लिए ही कबीर ने सहज समाधि का आदर्श प्रस्तुत 
किया है । यह स्थि&वि तभी प्राप्त होती है जब मन की गति उल्तट दीं 
जाती है। कवीर का मत है कि भागते हुए मन का अनुसरण नहीं 


दे फवीर-वाणी सुधा 


करना चाहिए । वास्तव में उसकी इत्र आदत को हो समाप्त करता 
चाहिए ॥ उसे तकुए के स्ृत की तरह प्पेटना चाहिए-- 
मन के मत्तैन चालिए, छांडि जीव फी वांनि । 
ताकू केरा तार ज्यों, उलटि आअपूझा बांनि। 
|; +-क० ग्रं०, साखी २६-२३॥ 
"इस प्रकार का अभ्यास्त करतेन्करते उसका चंचल स्वभाव क़मश+ 
नष्ट हो जाता है । स्थिर होते ही उसका रुप नितांत भिन्न हो जाता है 
और वही मन जो पहुले बहुरंगी जाल बिछाया करता था, अब निर्मल 
और निविकार होकर हमारी सहायता करने लगता है। इस रहस्य को 
जाने लेने पर वही मन्र हमारे लिए गोरख', 'गोविद', 'मघुतूदन! औरद 
(त्रिभुदन देव” तक बन जाता है। उलट जाने पर मन सनातन हो 
जाता है । फिर तो सर्वत्ष कुशल ही कुशल दिखाई देता है--व्याधियाँ 
उलट कर समाधि वन जाती हैं, दुःख सुख में परिवर्तित हो जाता है 
और दुण्मन दोस्त मैं-- 
अब हँस सकल कुसल करि मांतां। 
सांति भई जब गोविद जांगां !? 
तन मैं होती कोटि उपाधि। 
उलटि भई सुख सहज समाधि ॥ 
जंम ते उलटि भया है रांम । 
दुख विनसे सुख किया विसरांम ॥ 
बेरी उलडि भए हैं भोतवा। 
साकत उलदि सुजब भए चीता ॥ 
अब मत उलटि सनातन हुवआ। 
तब जांनां जब जीवत मुक्त , 
क्रटैर 


फएद १०७ | 


कवोर को साधना ६७ 


सिद्धों को चंद्र-सूयें साधना 

मन:साधना का यह रहस्य कबीर को वस्तुत: अपती पूर्वे परम्परा 
से प्राप्त हुआ है | वैसे तो भारतीय धर्म साधना में चित्त फे स्विरीकरण 
का प्रसंग वहुचचित है, किन्तु बौद्ध सिद्धों की साघना का तो यह प्राण 
हो है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा (५वां शताब्दी) को ही सहज 
साधना का मूल आविष्कारक माना है (सरहकृत 'दोहाकोश', पृ० २७) । 
सरह्‌ का कथन है कि जब इंद्रियाँ अपने कार्यब्यापार से विराम ले लें 
» और अपना स्वभाव नष्ठ कर दें तब समझना चाहिए कि सहजानंद की 
स्थिति प्राप्त हो गई (दोहाकोश, दो० २६)। यह स्थिति तब आती है 
जब, सिद्धों की ही भाषा में, चंद्र और सूर्य बयवा प्रज्ञा और उपाय दोनों 

को घिस घोट कर उनका अस्तित्व मिटा दिया जाय--- 

चंद सुज्ज घम्ति घालइ घोद्टइ। 

सो आखुत्तर एत्यु पञ्रट्ठइ॥ 

“एसरह, दो० ३५ । 
यहाँ चन्द्र और सूर्य पारयिव चद्ध-सूर्य नही हैं प्रत्युत सिद्धों के पारिभाषिक 
शब्द हैं जिनका मतलब क्रमशः ललना-रसना अथवा इड़ा-पिंगला नाड़ियों 
से है। वाएँ नासापुट मे चन्द्र स्वभाव वाली इड़ा या ललना नाड़ी है 
ओर दाहिने नाप्तापुट में सूर्य स्वभाव फी पिंगला है। यह दोनों शरोर 
को नाड़ियाँ हैं, लेकिन सिद्ध लोग इन्हें भाव-अभाव, अस्तित्व-अनस्तित्व 
अयवा दिन-रात, विद्या-अविद्या आदि समस्त दंत का प्रतीक मानते थे । 
मन की सहज दशा तभी हो सकती है जब कि वह इस दंत से परे हो 
जाता है। सीधी सादी भाषा में मन की सहज दशा तव जाती है जब 
कि वह अपनी चंचलता छोड़ कर निश्चंचल अथवा सुस्थिर हो जाता 
है । इसी को सिद्ध लोग पारिभाषिक शब्दादली में अमनसिकार' या 
“मन” को 'अमन! बनाना कहते थे । वे लोग इस स्थिति को साधना की 
घस्पावस्या फएते के कौर पह को मानठे थे कि ऐसी स्थिति में पहुँचा 

हुआ व्यक्ति मजर अमर हो जाता है । 


"देय कबीर-वाणी धुधा 


सिद्धों के अनुसार भी चूंकि मन पवन के तुरंग पर सवार होकर 

चोकड़ी लगाता है, इसलिए मन को स्थिर करने के लिए पवन अर्थात्‌ 
प्राणवायु को भी नियंत्रित करना चाहिए । इस प्रकार की मनःसाधना 
करने वाले सिद्धों का सम्प्रदाय सहजयान! के नाम से असिद्ध हुआ । 
आगे बल कर मत्स्येंद्रया नामक सिद्ध ने अपना एक पृथक्‌ सम्प्रदाय 
“पोगरिनी कौल मार्ग! के नाम से चलाया (१०वीं शताज्दी) जिसमें स्त्री 
सहवास को श्रघानता दी गई थी, किन्तु उसमें भी मन को स्थिर करने 
की चर्द्र-सूर्य साधना सरह आदि की साधना के समान ही रही । कब 
चुद्द-सूर्य अयवा प्रज्ञानउपाय का प्रयोग और भी व्यापक अर्थों' में होने 
लगा । उनके लिए क्रमशः इंडा, पिंगला नये नाम मिलने लगे और वे 
'गेया-यमुन्ता, प्राण-अपान, विद्धु-चाद, अर्घ-ऊध्वें, पर-अपर, शिव-शक्ति 
सतू-असत्‌ आदि की प्रतीक हुईं । 

साथपंथी साधना 

नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक ग्रोरखनाथ इन्हीं मरत्येद्रपा के शिष्य माने 

जाते हैं ओर उनसे पर्याप्त रूप में प्रभावित भी हैं। अतः मन.साधना 
की यह प्रक्रिया थोडे बहुत अंतरों के साथ नाय-सम्प्रदाय में भी जाई । 
प्रधान अन्तर के वल यह रहा है कि गोरखनाथ ने अपने सम्प्रदाय वो प्रुणें- 
त्तया सदाचारप्रधान वना दिया । इसके लिए उन्होंने शंव विचारधारा 
से अनेक तत्त्व लेकर सिद्धों की साधना को नया रूप प्रदात किया / उनके 
हारा प्रवत्तित योय हृठयोग के नाम से प्रसिद्ध है; किस्तु इस सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों से पता चलता है कि 'ह! और 'ठ7 क्रमशः चन्द्र और सूर्य के 
ही वोधक हैं अतः चद्धन्सू्य का योग ही बस्तुतः 'हठयोग्र” है। सहज 
दशा के लिए इस सम्प्रदाय में 'उन्मनी” तथा 'सचोन्मनी/ शब्द अधिक 
प्रचलित हुए । मन का “धुस्यिरी भाव ही मतोस्मनी है-यों मनः सुस्विरी- 
आवः सैवावस्यथा मनोन्‍्मनी ॥ प्रवत का निरोध कर मन को उन्मसा- 
चस्था में स्वावित करने की प्रक्रिया के नाप-पत्थी वर्णव शब्दांतर से 
सिद्धों की सहजावस्था के ही वर्णव हैं-- 


ल्‍ 


कबीर की साधना ६ 
उलर्टंत नादं॑ पलटंत ब्यंद। 
वाई के घरि चीन्हसि ज्यंद। 
सुंनि मंडल तहां नीझर झरिया। 
चंद सुरुज ले उनमन घरिया ॥ 


--गोरखवानी, सबदी ५५ । 


कुएडलिनी योग 


गोरखनाथ द्वारा चलाया हुआ योग "कुण्डलिती योग” के नाम से 
भी प्रसिद्ध है । उन्होंने पातंजल योग का प्रतिषादन कर उसमें जपना 
विशिष्ट योगदान दिया; चक्रों आदि की संख्या भी निर्धारित को । 
योगमतानुसार हमारे शरीर के भीतर रीढ़ की हड्डी की भिन्न-भिन्न 
प्रन्षियों के रूप में सीचे से ऊपर क्रमश: मुलाधार, स्वाधिप्ठान, भणि- 
पूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नामक छह चक्र होते हैं जिनकी 
बनावद भिन्न-भिन्न संख्या के दलों वाले कमल पुष्पों की भांति होती है ॥ 
सबके ऊपर मस्तिष्क में सहक्षार होता है, क्योंकि इसके अनेक दल होते 
हैं । मूलाघार के नीचे किसी संपिणी की भांति साढ़े तोन फेंठों में सिकुड़ी 
हुई कुष्डलिती शक्ति सोई रहती है। प्राणायाम से इसको जगा कर छह 
घक्नों का भेदन करते हुए अंत भें सहस्लार मे शिव से इसका समरागम 
कराया जाता है| कुष्डलिनी के उन्मुझ होते हो मन फी दिख री हुई 
वृत्तियाँ भी अन्तमुंघी हो जाती हैं और उनके केन्द्रीकरण से एक दिव्य 
ज्योति का आलोक उठता है और मन पूर्ण शांति का अनुभव करते 
लगता है। मेरदण्ड का भीतरी माग जिसमें कुण्डलिनी ऊपर को बढती 
है, सुपुस्ना नाड़ी कहा जाता है । इसके बाएँ-दाहिने इड़ा तथा पिगला 
नाड़ियाँ हैं । इद तीनों का संधिस्थान आज्ञाचकऋ के निकट 'जिडुटी 
कहा जाता है जो प्रयाग को त्रिवेणी के समान पवित्र माना जाता है। 
योगी इसी तिदेधी में स्वान करना अधिक श्रेयस्कर मानता है । 


१०० कवीर-वाणी सुधा 
कबीर के विचार 
कदीर की रचनाओं छे ज्ञात होता है क्रि यद्यपि उन्होंने यत्र-्यत्र 
कुण्डलिती योग या पट्यक्र भेदन को महत्त्व दिया है, किन्तु हठयोग के 
श्रति उनकी उतनी निष्ठा नहीं है जितनी नाथपंथी योगियों की । उनका 
भ्रघात लक्ष्य मत का ल्थिरीकरण है । हृठयोय में स्थूल शरीर की 
स्पुल्त काया-साधना पर्माप्त नहीं है ! इसीलिए वे हृठयोग को साध्य रूप 
में नही बल्कि साथव रूप में ही स्वीकार करते हैं । उन्होने मवेक स्पलों 
पर अवधूतों की हो भाषा में उनके योग की थ्रुटियों की ोर लक्ष्य करके 
उनकी खिल्‍ली उड़ाई है । सहज सघाना में योग का साझा खटराग 
निरथंक हो जाता है । उस स्थिति में मुद्रा, झोली, कंया, बदुवा आदि 
कह वया प्रयोजन ? कघीर के अनुसार सच्चा योगी वह हैं जो मन में 
मुद्रा घारण करे और मन में ही आसन और जप-तप करे-- 
सो जोगी जाके मन मैं मुद्रा । 
रैनि दिवस न करई निद्रा ॥ 
मन का आसन मन मैं रहनां ) 
मन का जप तप मन सूं कहनां 
मन में खपरा मन मैं सीगी ॥...आादि 
जाक० ग्रं०, सभा, पदे २०६ | 
सहज साधना 
कवीर का छ्लूकाव तिद्धों की सहज साधता की ओोद अपेक्षाकृत 
अधिक ज्ञात होता है | कहना चाहिए, उसी को उन्होंने और भी अधिक 
धधहज” बनाने का अ्यत्त किया है । गंगान्यमुता (इंडा-पिंगल्ा) के बीच 
सहज शूत्य के घाट पर (स्थितप्रज्ञावस्था में) वे मो अपना मठ बनाते हैं 
जिसकी कामना सुनि लोग मी करते हैं-- 
गंग जमुन के अंतरे, सहज सुन्नि लौँ घाट। 
तहां कबीरा मठ रचा, मुनि जन जोंवे बाट॥॥ 
++क० प्र॑० प्रयाग, साथी १०-७३ 


कोर की साधना रन 


पिद्धों से ही मिलती-जुलती शब्दावली में वे सूर्य (पिंगला) जौद चन्द्र 
(इड़) को मिला कर एक घर (सुपुम्ता) में कर देने पर अपने को इृत- 
कृत्य मानते हैं-- 
सूर समांनां चांद मैं, दुहूं किया घर एक 
मन का चेता तब भया, कछु पूरवला लेख ॥ 
--क० ग्रं०, साखी ६-२० । 
पहले ही इस बात का संकेत किया गया है कि इडा-पिगला सब्द- 
साहित्य में वस्तुत्तः समस्त द्वत की प्रतोक हैं अतः द्वैत नप्ट कर मद को 
समरस दशा में पहुँचाना ही संतों का सहज योग है। इसे गीता की 
शब्दावली में स्थितभ्रज्ञावस्था या जीवन्मृत दशा कह सकते हैं। वहाँ भी 
मन को उलटठने की ही बात कही गई है--- 
यदा संहरेते चा&्यं कूर्मोडज्भानीव स्वेश: । 
इन्द्रियाणी न्द्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
आधुनिक दैज्ञानिक खोजों द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि संसार 
के सभस्त जड़ चेतन पदायों में लहरें होती हैं। जड़ जन्तुओ में ये लहरें 
छोटी बौर वक्र होती हैं जब कि चेतन में क्रमशः सरलतर होती जाती 
हैं। मन का जितना ही उन्नयन होता जाता है, उतनी ही उसकी लहरों 
की गति सरल या समरस होती जाती है। इस प्रकार क्रमशः उन्नयन 
होते-दोते वक्र रेखाएँ तिरोहित होती जाती हैं और अंततोयत्वा परम 
चेतन तथा समरस सत्ता से साधक का मन मिल जाता है और वह सता- 
त्तन अथवा अमर हो जाता है ॥ तुलसी के राम की स्थिति ऐसी ही है 
जो न राज्याभिषेक के समाचार से प्रसप्त होते हैं और न वनवास के 
दुश्ख से दुखो-- 
प्रचनतां या न ग्रताभिषेकवस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ॥ 
+-मानस, अयोध्या ०, श्लोक २ । 
कबीर भी मन का उन्नयन ऐसा ही करना चाहतें हैं-- 


श्ण्र कद्ीर-वाषी सुपा 


अमिलन मिलन धांम नहि छांहां। 
दिवस न राति कछू है तहां ॥ 
टारुयौ टरे न आये! जाइ। 
सहज सुन्नि में रह्यो समाइ ॥ 
++क० ग्रं०, श्रवाग, पद १०३ 
कवीर-वाणी की प्राचीनतम टीका में टीकाकार ने सहज' शब्द की 
जो व्याख्या दी है उससे सन्‍्तों की मान्यता का पूर्ण स्पष्टीकरण हो 
जाता है--'घहज सुख दुंद रहित पाच इंद्री न पसरँ। विपे बासतां 
मिटि जाइ । ग्रुप का नास । एक ब्रह्म भाव हिरद ताकूं सहज 
सुख कहिए ।' इस प्रकार हम सहज की भवितपरक व्याब्या सन्तों में 
पाते हैं। 
इस सम्बन्ध में कबीर की मौलिकता इस वात में भी है कि वे इस 
स्थिति को सहज दिनचर्या का अंग वना लेने पर जोर देते हैं ॥ यह ऐसी 
कोई विज्नक्षय साधना नहीं जिसके लिए आसन-मुद्रा आदि का खटराग 
करना पड़े-- 
सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्हें कोई । 
जिहिं सहर्ज॑ विखिया तजे, सहज कहावे सोइ ॥ 
+-क० प्रैं०, प्रयाय, ६४-११ 
उपयुक्त साखी का तृतीय चरण विश्येप रूप से ध्यान देने योग्य है। जो 
इस रहस्य को जान लेता है उसके लिए इसमें कोई विलक्षणता नहीं रह 
जाती, अन्यथा यह नजदीक रहते हुए भी दुर ही लगेगा-- 
आवै न जाइ मरे नहिं जीवद॑ ताहि खोजि बैरागी । 
नियरे दूरि टूरि फुनि नियरै जिनि जैसा करि मांनां ॥॥ 
अउलौती का जैसे भया बरेडें जिन पीया तिन जांनां । 
तेरी निरयुन कथा कौन साँ कहिए जैसा कौंत विवेकी । 


कहे कबीर गुर दिया पलीता तिन तँसोी झल देखी॥। 
। >-ञ० ग्रें०, पद हृ३४॥) 


कबीर फो साधना श्ण्३ 


मन की वृत्तियाँ उलट देने को ही कबीर ने ओरी का पानी बंडेर पर्र 
चढ़ाने के खूपक द्वारा व्यक्त किया है । 
कवीर की सहज साधना बड़ी ऊँची साधना है। इसमें समस्त 
- भौतिक गुणों का विलयन हो जाता है औौर अन्त में शब्द के साथ एका- 
कार होकर साधक राममय हो जाता है। इस साधना में कबीर की 
इतनी विष्ठा है कि इसमें पारंगत होने पर वे फिर संसार में लोटकरः 
आने की आवश्यकता नही समझते-- 
बहुरि हूंम काहेकौ आवहिंगे । 
बिछुरे पंच तत्त की रचनां तब हंम रांमहि पावहिंगे 
पिरथी का गुन पांनीं सोखा पांनी तेज मिलावहिंगे । 
तेज।पवन मिलि पवन सवद मिलि सहज समाधि लगावहिंगे। 
+-#० प्र॑ं० पद, ५७३ 
कथीर का लययोग ऐसा मार्ग है जो उन्हें राम से मिलाता है| 
सुरति-शब्द 
कबीर ने इस सहज समाधि के साधन खझूप में जिस योग विशेष 
की चर्चा की है उसे “सुरततिशब्दयोग! नाम दिया जाता है। सुरति 
वस्तुतः चित्तवृत्ति है ओर शरीर के भीतर सदा सदा होते रहने वाले 
अनाहत नाद में चित्तवृत्ति का लय ही 'सुरतिशब्दयोग” है । कबीर की 
शब्दग्रह्म मे पूर्ण भास्था थी । उनके अनुसार राम नाम भी शब्दब्रह्म 
ही है । इस क्रिया के द्वार साधक का मन उसमें केन्द्रित हो जाता है 
झौर वह शब्दमय हो जाता है । 
योग-साधना के क्षेत्र में यही कबीर का मौलिक योगदान है जिम्से 
प्रेरणा प्राप्त कर बाद में अनेक संत-संप्रदायों ने जन्म लिया और प्रत्येक 
संत-संप्रदाय मे यह सुरतिशब्दयोग किसी न विसी रूप में कब तक 
यर्तेमान है ) किन्तु साय ही इस बाठ का विस्मरण नहीं करना चाहिए 
कि कदीर ने सुरतिशब्दयोग को भो साधन रूप में हो स्वीकार किया 
है, साध्यरूप में नहीं । धरम साध्य ठो उनकी दृष्टि में वच्तुतः भक्ति 
हो जात होती है । 


&--कबीर का काव्य 


कबीर के अन्य पहलू जिस प्रकार विवादास्पद हैं उसी प्रकार उनका 
कविकर्म भी विवाद का विषय बना हुआ है । असल में इन फककड राम 
का व्यक्तित्व ही ऐसा विलक्षण है कि उसके किसी भी पद्ष को पूर्व- 
निश्चित चौखटे में ढालना टेढी खीर हो जाता है । इसी लिए हिन्दी आलो- 
चकों का वह वर्ग जो काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर काव्य की 
परख करना चाहता है, कबीर को उत्कृष्ट कबि मानने के लिए तैयार 
भहों है ॥ यह वर्ग रीतिकालीन कवियों की 'कविताई” का कायल है 
जिसमे कोमल भावभ गरिमा है, शब्दों का मनोयोगपूर्ण स्थापन-कोशल है, 
और उनके चिभ्र ग्रुण तथा संगीत गुण को उनकी व्यंजना शक्ति से कम 
महत्त्व नहीं दिया जाता, जिसमें छन्‍्दों और अलंकारों का “सिर चालन! 
है, भाषा की लुनाई है और तदनुसार वर्ष्य विषय में भी पर्याप्त मसृणता 
है ॥ तुलसो, सूर आदि सग्रुण भक्तों के काव्य में शारत्रीय धारा के अधि- 
कांश गुण समाविष्ट हैं, अतः उनकी काव्यकला की उत्कृष्टता के सम्बन्ध 
में श्रश्नचिन्ह लगाता कठिन है । किन्तु कबीर ने न तो काव्यशास्त्र का 
अभ्यास किया था और न शास्त्रीय पद्धति में उनकी कोई आस्था थी । 
इसीलिए विद्वानों का दूसरा वर्ग ऐसा है जो यह मानता हैं कि “कबीर 
साहव की रचताओ को शुद्ध साहित्यिक नियमों की परम्परा से परखता 
उचित नहीं कहा जा सकता । कवीर-साहित्य उन रंग विरंगे पुष्पों मे 
नहीं जो सजे सजाए उद्यानो की क्यारियों में किसी क्रम विशेष के 
अनुसार उगाए गए रहते हैं और जिनकी छट्टा ठथा सीन्दर्य का अधि- 
काश योग्य मालियो के कला-नैपुण्प पर भी आश्रित रहा करता 
है । यह एक वन्य कुसुम है जो अपने स्थल पर आप उगा है और जिम्तका 
विकास केवल प्राकृतिक नियमों पर ही निर्भर रहा है ।” (पं७ परशु- 


कबीर का काव्य श श्०्श 
राम चतुववेदो, कबीर साहित्य की परख, प्रस्तावना, पृ० ४) 
अंतर्मुंखो काव्य का बेहद्दी मेदान 


इस देश में प्राचीन काल से ही दो प्रघान काव्य-धाराएं प्रवाहित होती 
रही हैं : एक की प्रवृत्ति अन्तमुंखी रही है और लक्ष्य रहा है भानन्द, 
दूसरी की प्रवृत्ति वहिर्मुंखी रही है तथा लक्ष्य रहा है लोक-कल्याण | एक 
को चिन्तन स्वभावतः व्यप्टिवादी हो गया और दूसरे का समष्टिवादी | एक 
में सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌ को जात्मा में देखने और भोगने का बाग्रह रहा 
है और युसरी में जगत्‌ के माध्यम से आत्मा का विस्तार एवं विकास 
करने का । कबीर स्पप्ट रूप से पहली घारा के कवि हैं जो पिंड में ही 
समस्त ब्रह्मांड को समाकलित करने में विश्वास करते थे। दृष्टि 
अन्तमुखी होने के कारण समाज के वहिरंग रूपों का संस्पर्श करते हुए 
भी उनकी काव्यचेतना वहाँ विराम नहों लेती, उनमे रम नही पाती, 
अतः बंततोगत्वा नितांत सूक्ष्म और आत्मामिमुखों हो जाती है--बह 
आत्मा के शाश्वत्त विलास में ही रमती है। यह वात दूतरी है कि उनके 
श्रद्धालुओं का एक बड़ा समुदाय उन्हें कल्याणवादी अथवा समप्ठिवादी 
सुधारक मथवा घर्मोपदेशक भी मानता आ रहा है। विलक्षणता तो 
उनके व्यजितित्व में चतुदिक्‌ है । बाह्य विषमता से मुक्ति पाने के लिए 
वे आभ्यन्तरिक समरसता लाने को कहते हैं। पहले अपने पिंड का 
ओपन कर उसे “आदे न जाइ मरे नहिं जीव! की धमर स्थिति में पहें- 
चाना चाहिए-- फिर तो बाहर की विपमता दूर करने मे कितनी देर ? 
इस प्रकार कबीर का भावक्षेत्र असीम, अनन्त ब्रह्मानन्द में आत्मा का 
साक्षीभूत हो कर सम्मिलन फरने का दोत्र है--वह आसानी से पकड़ में 
आने वाली चीज नहो है, वह 'बेहदी मेंदान' है । दावीर का कार्य बड़ा 
कठिन था, क्योंकि उन्हें अरूप और अकच्य को रूप और अभिव्यक्ति 
प्रदान करना था! काव्यधास्त्र के आचाये इसे कवि को सबसे बड़ी शक्ति 
डताते हैं। महाकवि भवभूति ने 'उत्तररामचटित” में वाणी या काव्य को 


श्ग्द कद्दो र-वाणी सुधा 


अमृतरूपा कहते हुए “आत्मा की कला! माना है। रूप के द्वारा अरूप 
की अभिव्यक्ति, कथन के द्वारा अकथ्य का ध्वनन उत्कृष्ट काब्म में ही 
हो सकता है । ऐसी ही बमृतरूपा वाणी या कविता की साधना कबीर 
ने की । उप्में छन्‍्द, गुण, रस, अलंकार आदि काव्य के बाह्य उपादानों, 
की खौज करना व्यय है। उनके काव्य में कट्दींकट्टी बैं अपने आप आ 
गए हैं; यदि नही आ पाए तो उनकी छिन्‍्ता भी उन्हें न थी । उनके 
अध्वे विकास को स्पृद्षा वस्तुतः इत समस्त बहिरंग उपादनों को भेद कर 
बहुत आगे निकल गई है । 
यह लगमग वेसी ही भावस्थिति है जिसका वर्णन तुलसी ने भरत- 
राम के मिलन के प्रसंग मे करना चाहा हैं। मरत को तुमसी ने प्रका- 
रांवर वे भपनय ही श्रद्विलए माबा है । भरत मोर यम का मिलन दुतरे 
शब्दो में उपासक और उपास्य का मिलन है । 3स 'अग्रम सनेह का 
वर्णन करने में तुलसीदास जंसे रससिद्ध कवि भी अपने को असमर्थ पाते 
हैं-- 
कहहु सुपेम प्रयण. को करई। 
केहि छाया कवि मति अनुसरई॥ 
कबिहिं अरथ आखर बलु साँचा | 
अनुहरि ताल गरतिहिं नद नाचा ॥ 
अग्म सनेह भरत रघुबर को। 
जहे न जाइ मन विधि हरि हर को ॥ 
सो मैं कुमति कहाँ केहि भाँवी। 
वाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ 
“मानस रारड१ । 
यह स्थिति ही ऐसो है जिसमें शब्द और अर्थ का सारा खटराग 
गाँडर ताँती' के समातर व्यर्थ लगने लगता हैं और जच ताल ओर 
यति ही नही तो वट विचारा क्या नाचेया ? उसे समय दो क्वीर रे 
शब्दों में--- 


फबीर का काव्य १०७ 


जे थे सचल अचल ही थाके चूके बाद बिबादा। 
>+क० ग्रं०, पद ५० । 
उन्होंने कविता के लिए कविता नही की । वह अपने आप हो गई 
है । हजारीश्रसाद द्विवेदी जी का कथन इस प्रसंग में शब्दश: उपयुवत- 
है कि 'यद्यपि कबीर ने कही काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नही की तथापि 
उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कठोरी 
में भी कम रस नही इकट्ठा हुआ है” (कबीर, पृ० २१७)। कबीर के: 
पदों में जो काव्यत्व है उसको द्विवेदी जी फोकट का माल (बाईप्राडक्ट) 
मानते हैं जो किसी अन्य वस्तु की घिद्धि में अपने आप हो जाता है-- 
“बहू कोलतार और सीरे की भाँति ओर धीज़ों को बतातें समय अपने 
आप बन गया' (वही, पू० २२०) 
कबीर द्वारा काव्य की परिभाषा 
“कबीर-प्रन्यावली” की साख्ती २८-७ से यह ज्ञात होता है कि कबीर 
भी शब्द और अर्थ के लावष्प के प्रति जागरूक हैं | वे कहते हैं-- 
सोई आखर सोइ बेन, जन जू जुवा चवंत | 
कोई एक मेले लवनिं, अमीं रसाइन हुंत ॥ 
अर्थात्‌ वही आख र (बोल या शब्द) और वही वचन अर्थात्‌ वाक्य, 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जुदा-जुदा ढंग से बोलता है । कोई उन्ही में 
लावण्प मिला देता है तो वही अमृत रसायन बन जाता है। इस साखी 
फा तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों तथा वाक्‍्यों का प्रयोग साधारण लोग 
करते हैं उन्ही में कोई रससिद्ध कवीश्वर उक्तियों का लावण्य मिला देता 
है तो वह अमुतमय काव्य वन जाता है। वेसे कवीर ते बहुत सचेप्ट 
होकर काव्य के सम्बन्ध में अपनी विवेचना नही भ्रस्तुत की है, किन्तु 
सहूज रूप में ही उन्होंने जो कह दिया उस पर यदि हम ग्ंभीरतापुर्वक 
विचार करें सो उसमें काव्य को परिभाषा भी मिल्न जायगी ! 
दूसरो पंक्षित में 'लवनि' तथा “रसाइन” शब्द विशेष रूप से ध्यान 
देने योग्य हैं ॥ जिस प्रकार खबण के मिश्रण से भोजन रसायन तुल्य 


श्ण्ड कथोर-वाणो सुषा 
चुस्वादु बन जाता है उस्ती प्रकार 'आखर' और 'बैन' में लावण्प मित्ता 
देने पद श्मृतमय काव्य बन जाता है । किचित्‌ सूक्ष्मता से देखने पर यह 
स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि इसमें काव्य की दो प्रत्तिद्ध परिभाषाओं-- 
(१) स्मणीयार्थप्रतिपादक: शब्दः काथ्यम्‌ ( पंडितराज जगन्नाव ) तथा 
(२) वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ ( पं० विश्वताथ )--का समन्वय हैं। 
प्रो० रामचन्द श्रीवास्तव “चन्द्र! ने 'कवीर-साखी-सुघा' में यह मान्यता 
उपस्थित की है कि हिन्दी में यह काव्य की प्राचीनतम परिभाषा है । 
जिसे कवि मानने में लोगों को संकोच हो रहा या, उसकी वाणी पर 
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने से उसमें काव्य की परिभाषा निकल आई 
ओर जब तक हिन्दी में काव्य की प्राचीनतर परिभाषा नहीं मिल जाती 
तब तक इच्छा अथवा अनिच्छा-पूर्वक इस्ने उम्रकी 'प्राचीततम' परिभाषा 


भानना ही पड़ेगा ! 
कबी र-काव्य की विधा तथा भाव-प्रूमि 


कबीर ने प्रबन्ध काव्य की रचना नही की, उनका सारा काव्य मुवतक 
शैली का है--अर्थात्‌ उनका प्रत्येक छन्‍्द अथवा गीत अपने में ही स्वतस्त्र 
तथा पूर्ण है । छंद की दृष्टि से उनके काव्य की मुख्य तौन विधाएँ हैं-- 
साथी, पद ओर रमेनी । बौद्ध सिद्धों का “दोहा! छूद नाथयोगियो में 
'्बदी के रूप में ग्रहण किया गया और वही यरत्किचितु अन्तर के साथ 
कबीर में 'साखी” हुआ । कहीं-कहों सोरठा मी 'साली” नाम से ही 
उनकी रचनाओं में अनुस्युद्त है । पदों मे कई प्रकार के छन्द मिलते हैं 
किन्तु उनमें लोक-प्रचलित छन्दो या विधाओं (जैसे कहरा, चाचर, वसंत 
गारी आदि) की प्रधानता है । रमेनियो में कुछ चौपाइयों के पश्चात्‌, 
जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, एक दोहा छत्द मित्र जाता है और इस 
अकार के पूरे समुच्चय को 'रमनी' नाम दिया गया है । इसकी भी पूर्व- 
अचलित परंपरा है । रमेतियों में काव्य विलकुल नहीं है, सिद्धान्तों का 
विश्लेषण मी अधिक भ्रमावशाली ढंग से नहीं हुआ हैं । ये उनकी आरई- 


कबीर का काव्य श्ग्द 


प्रिक रचनाएँ जान पड़ती हैं। उतकी साथियों तथा पदों में भी अकविता 
का अंश है, किन्तु अधिकांश उसी प्रकार का है, ऐसा कहना अविवेक- 
पूर्ण होगा | हिन्दी के भक्त कवियों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस 
आरोप से मुक्त हो सके । तुलती के 'रामचरितमानस' मे भी, जिसे मुक्त 
कंठ से हिन्दी का सर्वेश्रेष्ठ काव्य-प्रन्य स्वीकार किया जा सकता है, उत्तर 
फाण्ड के अधिकांश में ओर अन्य काडों में भी आवश्यकतानुसार यत्- 
तत्र सिद्धान्तों के ऐसे विवेचन मिलते हैं जो विशुद्ध काव्यात्मक दृष्टि से 
उत्कृष्ट नही माने जा सकतें। भक्‍त कवियों ने अपनी रचनाओं में 
बस्तुतः अपने-अपने ढंग से नवीन जीवन-दर्शेन भ्रस्तुत किया है । वह्‌ 
आज़ भले ही पुराना पड़ गया हो और “मध्यकालीन” कह कर उदा- 
सीनतापूर्ण मुद्रा मे भले ही उससे पीछा छुड़ा लिया जाय, किन्तु उस 
समय समाज को उससे सजीवनी शतक्त प्राप्त हुई थी और आज भी 
किसी न किसी रूप में उसकी उपयोगिता है। जैसे प्रत्येक युगांतरफारी 
फाव्य में अपनी नवीन दृष्टि की विवेचना समाविष्ट रहती है उसी 
प्रकार मध्यकालीन भक्ति-काव्य में भी वह मिलती है । इतना अवश्य 
है कि तुलसी, सूर आदि में वह अंश कम है, किन्तु उनसे लगभग सौ 
यर्ष पूर्व हिन्दी में भक्ति का प्रचार करने वाले कबीर के काव्य -में स्वा- 
भाविक रूप से उसका अधिक परिमाण अपेक्षित था। समुणोपाप्तक भक्त 
कवियों फो, विशेष रूप से तुलसी को एक अन्य परिस्थितिजन्य लाभ 
यहू था कि उन्होंने प्रबन्ध कल्पूना का आश्रय लिया जिसमें अपने उपास्यः 
को जीवन के तमाम उतार-चढावो मे से ले जाते हुए 'भावभेद रस भेद 
अपार की उत्कृष्ट भूमिका के साथ अपने सिद्धांतों को भी उन्ही के 
जीवन में चरितार्थ करने को पूरी गुजाइश थी (यद्यपि तुलसो को छोड़ 
कर ऐसा अन्य किसो भी समुणोपासक भक्त ने नही किया)। क्ला-विज्लास 
नी दृष्टि से भी संस्कृत वा उत्कृष्ट साहित्य.उनके सामने यर्तमान था । 
छुलसी ने तो उसका भरपूर उपयोग किया । कदीर वी जैसी भाव घारा 
थी उसमें प्रबन्ध काव्य बन ही नहों सदता या । पूर्द परंपरा के नाम पर 


११० कवी र-वाणी सुधा 
उनके समक्ष प्रिद्धों तया नाथों का साहित्य था जिनमें से पहले में तो यत्र- 
तत्र कुछ कविता है भी, किन्तु नाथों का साहित्य--जिससे कबीर का 
मनिकटतम सम्बन्ध था--स्ाधना तथा आचार-विचार सम्बन्धी कोरे 
आध्यात्मिक उपदेशों से पूर्ण घा। उत्तें प्रेम तथा भक्ति भावना के 
अभाव में सरस काच्य की झाँकी कदाघित्‌ ही कहां मिल पाये । कबीर 
मुक्तक परम्परा की इस सूखी सरिता को प्रेम के जल के आपूरित 
किया। इस दृष्टि से उनका योगदान वैसा ही महनीय है जैसा कि प्रबन्ध- 
श्वारा को शीर्ष विद पर पहुँचाने वाले तुलसीदास जी का है। कबीर के 
काफों सयम वाद रीतिकालीन कवियों ने मुक्तक धारा को अनेक रसमयी 
उदक्तियों से पूर्षरूपेण आप्लावित किया, किन्तु इनका भी उपजीव्य 
संस्कृत का विशाल वाड/सय है ओर इन कवियों का योगदान केवल पूर्व 
प्रचलित उक्तियों में और अधिक परिष्कार लाने तक सीमित है । जिन्होंने 
आर्यास्प्तशती, अमसकशतक तथा विकटनितम्वा, भोज, कालिदास, 
बाण बादि की रचनाओ के स्राथ इन कवियों का सुल्लनात्मक बध्ययन 
उकेया है, उनसे यह बात छिपी नहीं है ॥ 
इस प्रकार यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमे ज्ञात हो 
जायग्रा कि मौलिक योगदान की दृष्टि से कवीर का उत्तरदायित्व अपेक्षा- 
कृत अधिक कठिन था, किन्तु इस उत्तरदायित्व को उन्होंने जिस प्रकार 
से निभाया है उससे उतकी प्रतिश्मा का कायल होता पड़ता हैं । 
उत्कृष्ट भाव-प्रकाशन 
व्याख्या-भाग में मैंने प्रसंगानुसार ऐसे स्थलों की ओर संकेत किया 
है जो काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ अत्यधिक संक्षेप्र में 
उनका संकेत मात्र किया जा रहा है 7 
अस्तुत संकलन के दूसरे एद की कविपय धारमभिक पंक्तियाँ इस 
सन्दर्म मे विशेष रूप से विचारणीय हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
गोकुल नाइक विठुला मेश मन लागा तोहिं रे। 
- बहुतक दिन विछुरे भए तेरी ऑसेरि आद॑ मोहिं रे ॥। 


कबोर का काध्य १११ 


करम कोटि कौ ग्रेह रच्यो रे नेह गए की आस रे। 
आरपहिं आप बंधाइया दोह लोचन मरह पियास रे ॥ 
आपा पर सम चीन्हिए तब दीसे.सरब समांन रे। 
इहिं पद नरहरि भेटिए तू छांडि कपट अभिमांन रे॥ 
प्रथम दो पंकितयों में 'ओऔसेरि/ का असंग है इसलिए “बीठुला' 
(सतप्रिय) का संबोधन है ! 'गोकुल नाइक से पृथिवी या इच्द्ियों के 
स्वामी का भी अर्थे लिया जा सकता है, अतः उसके वियोग में इन्द्रियों 
का विकल हो कर बार-बार उसी का स्मरण करना स्वाभाविक है। 
निर्मोही माया से अपने आपको बंधा लेने पर दोनों नेत्र स्वामी के दर्शन 
की पिपासा में तड़प रहे हैं। अंतिम दो पंक्तियों में भी प्रसंगगर्भत्व है 
जिसको बिना दृष्टिगत किए उनका भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट नही होता । 
इनमें वस्तुतः प्रहुलाद का प्रसंग निहित है जो 'आपा' ओर “पर! में भेद 
नही रखते थे अर्थात्‌ समदर्शी थे और इसीलिए नृस्तिह की उनकी रक्षा 
के लिए आता पड़ा । 
इसी प्रकार साखियों में प्रेम-विरह के भ्रसंग में अनेक अनूठी उक्तियाँ 
हैं। सतगुरु से प्रेमामक्ति का रहस्य जान लेने पर भक्त की क्‍या स्थिति 
होती है, उनका वर्णन उन्होने इस प्रकार किया है-- 
गूगा हुवा बावरा, बहरा हूवा कांन। 
पावां ते पंगुल भया, सतगुर मारा बांन ॥ 
ज+क० ग्रं०, साखी १-१२॥। 
वे परवत-परवत फिरते हैं, सोते-रोते नेश्रों की ज्योति गेंदा देते हैं 
लेकिन वह यूटी नही मिलती जो संजीवनी प्रदाव करती है। प्रिय का 
पंष देखते-देखते आँखों मे झांई पड़ जाती है, उसका नाम पुकरते-पुका- 
रते जीम में छाला पड़ जाता है। इसलिए विरहिणी को या तो मृत्यु 
मिल जाय या उसे प्रियवम का मुखड्ा दिख जाय, क्योंकि आठों पहर 
विरह को भदूढी में कोन सुलगे ? नेश्रों से आँसू दुलक-दुलक कर रात-दिन 
इहुट की तरह बह रहे हैं! पपीद्ा की तरह 'पी-प्रो! की रट लगी है पि 


तर क्वौर-वाणी सुधा 
कब वे मिल जायें। (और बांसू भी कैसे २) भाँगू तो वहीं सज्जनों के 
हवते हैं, वही इजनों के मो ! धच्चा ओम तो तब समझा जाय जब कोई 
“खत के आँसू! रोये-- 
परवति परवति मैं फिरा, नैन गंवाया रोइ। 
सो बूढी पाऊं नहीं, जाते जीवन होइ॥ 
मांखड़ियां झांई परी, पंथ निहारि निहारि। 
जीमड़ियां छाल्ा परा, रांम प्रुकारि पुकारि॥ 
के विरहिन को मीच दें, के मापा दिखवेलाइ4 >> 
माठ पहर का दाझनां, मोप॑ सहा न जाइ ॥ 
नैनां नोझर लाइया, रहट वहै निश्न घांम। 
पपिह ज्यों पिउपिउ करों, कब रे मिलहुगे रांम ॥ 
सोई आंसू साजनां, सोई लोग बिडाहें। 
जो लोइन लोही चुद, तो जांनों हेतु हियांहिं ॥ 
+-क० प्र० सा० २-२४, ३६, ४०, ४८, ४६ ।* 
इन उद्वितयों को हिन्दी विरहृ-वर्णद को उत्कृप्तम पक्तियों में स्थाव' 
दिया जा स्रजता है ॥ प्रस्तुत संकलंद की पनद्ढहवीं साज़ी ( तूं तूं करवा 
तू भया' इत्यादि) सी इस अ्त्य में दष्टव्य है जिसके काव्यत्षोंद्ये के 
संबंध में टिप्पणी दी गई है । 
कबीर की अमिव्यनना धेली इतनी मौलिक और आकर्यक है कि 
कोरे आध्यात्मिक अथवा नेतिक उपदेश भी नोरस नहीं होते पाए हैं,. 
उदाहरणतया-- हि 
कवीर मंदिर लाख का, जड़िया हीर लाति!। 
दिवस चारि का वेखनां, विनसि जाइगा काल्हि ॥ 
उजड़ खड़े ठीकरी, गरढ़ि गढ़ि यए छुम्हार। 
रांवन सरिखा चलि गया, लंका का सिकदार ॥| 
आजि कि कालिह कि पचे दिन, जंगल होइगा बास। 


ऊपरि ऊंपरि फिरहिंगे; ढोर चरंते घास !ध 
--+क० अ्रं०, साखी १४-१५, ६४, ६७ # 


फयोर का फाव्य श्श्३ 
जीवन ते मरिवौ भलौ, जौ मरि जांने कोइ । 
मरने पहले जो मरे, तो कलि .अजरावर होइ ॥ 
ज+क० प्रं०ण, साखी १६-१३ १ 
इन पंक्तियों में इतनी म्मभेदी शक्ति है कि वे पाठक के हृदय पर अपना 
अमिट प्रभाव छोड़ जाती हैँ) यही कारण है कि इस प्रकार की अनेक 
साखियों का साधारण जनता में अत्यधिक प्रचार है। 
कबीर ने अलंकारों का साग्रह प्रयोग नहीं किया है, किन्तु कुछ 
अलंकार सहज रूप से उनकी रचनाओं में आा गये हैं। उनमें से रूपक, 
अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना आदि 
प्रमुख हैं। इनमें भी उनके रूपकों की छटा निराली है । 
अलंकार ह 
उनके रूपकों को सदसे वडी विशेषता यह है कि उनकी अप्रस्तुत- 
योजना में ग्राम्य जीवन का जीता-जागता रूप है जिसमें प्रयुक्त 
ठेठ शब्दावली का आधार लेकर उन्होंने बड़े ही सहज रूप में अपने 
अमेक आध्यात्मिक सिद्धान्तों को साधारण जनता के लिए सुगम बनाया ॥ 
क० प्रं० के एक पद (४१) में चित्त को कायस्थ (जिसके लिए नाम 
चुना है 'चेतू'), आत्मा को 'महती” (- मुखिया) और पंच ज्ञानेन्द्रियों 
को किसान बताया गया है जिनके नाम नैनू, नकटू, श्रवन्‌, रसनूँ आदि 
हैं । ५० वें पद में नृत्य का रूपक है जिसमें 'मंदला, गर्गर बाजों तथा 
चोलना, चेहरा आदि 'सौंज' द्वारा उन्‍्मनावस्था का वर्णन है। पद ५१ 
में कल्पपालों की शब्दावली में सन्तों की गूढ़ स।धना (रामरस की प्राप्ति) 
का 'वाँका ज्ञान! नितान्त सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें लाहन' 
मेलने से लेकर गुड डालने, कसु देने, भाठी धरने, नल भभके के मुँह पर 
ठवकन छागाने, पुचाड़ा देने और फिर शराब घुवाने तक कौ प्रक्रिया का 
वर्णन कर आध्यात्मिक मदिरा बनाने का रहस्य बताया गया है । मध्य- 
का में स्थान-स्पान पर मदिरालय ये जिनमें नित्य यही कार्य हुमा 
करता था । कबीर ने उसी शब्दावली में अपनी आध्यात्मिक मटिरा का 


श१४ फवोर-चाणी सुधा 


परिचय लोगों को दिया जिससे उनको इस श्रेष्ठतर मदिरा का- रहस्य 
समझने में कोई कठिनाई न हो । इसी प्रकार पद ६२ में आँधी का रूपक 
है, किन्तु यह आंधो गाँव की ही है जहाँ फूम के छप्पर रहते हैं--भहं< 
की नहीं जहाँ पक्के मकान रहते हैं।॥ पद ६? में कृषि का रूपक है जिसके 
माध्यम से यमभकति की उपयोगिता समझाई गई है। पद १६११ में 
जुलाहों के व्यवसाय में प्रयुक्त शब्दावली के माध्यम से शरीर और मन 
का रहस्यमय ताना-वाना समझाया गया है और पद १३६ में चरखें के 
विभिन्न उपकरणों का सादृश्य सन और उसकी साधना से दिया ग्रुया 
है ॥ अंतिम दोनों कवीर के निजी व्यवसाय थे, इसलिए उनकी रचनामों 
में इनसे सम्वद्ध अन्य रूपक भों मिल जायेंगे। इसी प्रकार के कुछ 
रूपक कबीर की साखियो में भी मिलते हैं। उनमें एक विशेष प्रकार का 
आकर्षण है । 
इस श्र्तंग में यह भी उल्लेखतीय है कि कवीर के पूर्व यधपि 'गोरख- 
चानी' मे क्घवा सिद्धों की वाणियों में इस शंली के कुछ रूपक मिल 
जाते है जिनमें जनपदीय जीवन की श्ञाँकी प्राप्त होती है, किन्तु इस 
दिशा में कवीर का विशिष्ट योगदान है । जो संजीदग्री उनके रूपको में 
है वह उनके पूर्व॑वर्ती किसी भी हिन्दी कवि की रचना में नहीं दिखलाई 
पड़ती 3 झ्ाग्रे चल कर जायसी, सूर तथा कुछ रीतिकालीन कवियों 
से भी इस प्रकार के रूपको की सृ्टि की, किन्तु जैसे-जैसे जद-जीवत में 
साहित्यिको का सम्पर्क छूटता गया, इस प्रकार के हँसते-श्वोलते रूपको 
की परम्परा भी समाप्त होतो गई । 
कबीर को अलंकारो की एक बन्य विधा (अन्योक्ति) भी बहुत प्रिय 
है जिसमें अप्रस्तुत वर्णव के सहारे प्रस्तुत का वर्षव किया जाता है॥ 
'उदाहरणवया--- 
सूखन लागे केवड़ा, टूटी मरहट माल। 
पाँनीं की कल्न जांनता, गया सो सींचनहार !॥॥ 


ह 


कबौर फा फाप्य 


कबीर पांच पखेरुवा, राखे पोख लगाइ।! 

एक जु आयोौ पारधी, ले गयौ सभ उड़ाइ ॥ 
--क० ग्रं० साखी १६-३३ तथा १६-३७ 
साथियों में इस प्रकार की उक्तियों के अनेक उदाहरण मिल 
जायेंगे । यहाँ इनके अभिषधेयार्थ तो उत्तम हैं ही, इनका लक्ष्यार्य और भी 
अधिक मनोरमः है और कवि का मूल मन्तव्य भी वही है। “केवड़ा' 
साध्यवसाना लक्षणा के अनुसार शरीर है, 'भरहट माल” रक्त संचार हैं, 
'ीचनहार' वस्तुतः आत्मा है । इसी प्रकार पाँच प्खेद्वा' तथा 'पारधी' 
के लक्ष्यार्थ फ़मशः पंचेन्द्रियाँ तथा काल अथवा मृत्यु है । इस शैत्ी की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि - का मूल मंतव्य हमारी चेतना पर 
अपना एक शक्तिशाली एवं अमिट प्रभाव छोड़ जाता है, क्योंकि उनका 
सादृश्य-विधान नित्य प्रति के जीवन की चिरपरिचित घटनाओं पर 
आधारित है, काव्यशास्त्र के प्रन्यों से दूँढ-दूँढ कर लाए गए उपमानों 

पर नहीं । 


विपयेय या उल्टवाँसियाँ 


विपयंय या उत्ट्वाँसियों के सम्बन्ध में यह्‌ अवश्य कहा जा सकता 
है कि उनमें काव्य नही है। कबीर जिस परम्परा में पड़ते हैं उसमें बहुत 
पहले से ही इस प्रकार की रचनाओं का चलन था और कबोर ने भी 
फुछ उल्टवाँसियों की रचना की है किन्तु यह एक रोचक विडम्बना है 
कवि उनकी प्रामाणिक वाणियों में यद्यपि उल्टवासियाँ बहुत कम 
मिलती हैं और इस विधा की ओर उनका बहुत आग्रह भो नहीं प्रतोतत 
होता, किन्तु उनके नाम पर प्रक्षेपों का जो जंजाल बाद में उनके श्रद्धा 
लुओं ने यड़ा किया उससे वे साधारण जनता में “चरसे कंबल भीजे 
पानी जैसी “उल्टी दानी/ के बवता धोषित कर दिए गए | उत्टर्वासियों 
के मूल में यस्तुत: दो भावनाएँ कार्य करती हैं-एक तो जिज्ञासा जगाने 
की भावना और दूसरी किसी गोपनीय आध्यात्मिक तृष्य को गोपनीय 


हे 


११६ कबोर-वाणो सुघा 
शैली में ही बताने फो भावना 4 इनमें कुछ एसी घटनावों या तथ्यों का 
संप्रथन रहता है जो घोक में उस रूप में घटिव त होते हों ! अतः इस 
प्रकार की उक्तियाँ खुन कर लोग अचकचा जाते थे और उनमे निहित 
तथ्यों फे प्रति उनकी जिज्ञासा बढती थी ! उनके उपयुक्त बर्थ की प्राप्ति 
के लिए प्राय: उसी ध्रकार को माथापच्ची करनी पड़ती है जैसी उतके 
परवर्ती सूर के कूट-काव्य को समझने के लिए । काव्य न तो सभी कूट 
” पदों में है ओर न सभी उल्टवापियों में । किन्तु कबीर की उत्टवासियों 
में हम यर्त्किचित्‌ सरसता भी पाते हैं । रु 

वस्तुतः कवीर या अन्य प्राचीन संतों की उत्टवांसियों में प्रतीकों की 
एक निश्चित परंपरा मिलती है जो विशेष प्रकार के सादृश्य पर आधा- 
रित है, साथ ही उनकी योजना केवल कौतुक के लिए नहीं ज्ञात होती । 
आगे चलकर खंजड़ी बजाने वाले लाल बुझक्कड़ो ने इस पर पूरी जोर 
आजमाइश की ओर इस कीतुक-जाल का सारा उत्तरदायित्व कवौर 
साहब के मत्ये' मढ़ दिया गया । 
श्रप्नतिम व्यंग्पकार 

कबीर के काव्य का सबसे प्रवल पक्ष जो उन्हें सपूर्ण हिन्दी साहित्य 
में अनन्य-साधारण व्यवितित्व प्रदान करता है, उसका व्यंग्य पक्ष है | 
कबीर वस्तुतः इसी विशेषता के कारण कबीर हैं--थदि उनके काव्य से 
यह विशेषता निकाल दो जाय तो उसमें ऐसा कुछ नही रह जाता जितस्ते 
उनतको- उच्च ग्ोरव प्रदान किया झा सके । उनके यूव॑ंवर्तीं छिड़ों तथा 
योगियों में भी ऐसी उत्ष्तियाँ हैँ, क्ल्तु उनमें तीद्रता और मृद्भुता का 
वैसा विलक्षण समन्वय नहीं है जैसा कि कबीर की व्यंग्योक्तियों में है ॥ 
डॉ० हुजारी अयाद जी के शब्दों में कद्दा जा सकता है कि ताज तक 
हिन्दी मे ऐसइ जबरदस्त व्यग्य लेखक पेंदा ही नहीं हुआ। इस क़दर 
सहज कौर सरक्ष ठंग से चकताचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले 
बहुत कमर दिखाई देती है ॥ व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधघरोष्ठो में 
हँस रहा हो और सुनने बाला ठिलमिला उठा हो मौर फ्रि भी कहते 


फदोर का काव्य ११७ 


वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो 
जाता हो । कवीरदास ऐसे ही व्यंग्यकर्ता थे ।? (कबीर, पृ० १६४) * 


आगे हम उनकी अभिव्यंजना शैली के प्रसंग में इस विशेषता पर 
विस्तार से विचार करेंगे, अतः यहां उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है । 


शब्द-शक्तियों का संश्लिष्ट रूप 


काव्यशास्त्र के जाचार्यो ने अभिधा, लक्षणा तथा व्यजना नामक 
शब्द-शक्तियों की स्थापना की है । अयंगरभंत्व की दृष्टि से अभिधयार्थ 
तथा लक्ष्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ को कही अधिक व्यापक, गूढ़ और 
चार माना गया है । संस्कृत के महान्‌ आचार्यों ने व्यंग्यायंचारुता को, 
जिसका पर्याय ध्वनि! शब्द है, काव्य का प्राण माना है। आचार्य 
भम्मट के अनुसार व्यंग्यार्थ की सच्ची सहानुभूति उसी को हो सकती है 
जिसमें प्रतिभा की विमलता हो, जो चतुर व्यक्तियों के सम्पर्क में रहा 
हो ओर जो प्रकरण की वास्तविकता से परिचत हो । कबीर के काब्य 
में अभिषा, लक्षणा के उत्कृष्ट उदाहरण तो मिलते ही हैं, उनका व्यंजना 
पक्ष ओर भी अधिक सबल तथा उत्कृष्ट है। वही बस्तुतः उनके 
काव्य का प्राण है । उनकी व्यंजना फही-कद्दी तो इतनी सुक्ष्म है कि 
बड़े-बड़े काव्य-पारखियों तक को प्रम में डाल देती है। प्रस्तुत 
संकलन के अंतिम कुछ पद इस दृष्टि से विशेष रूप से अवलोकनीय 
हैं (व्यास्था-भाग मे तत्सम्बन्धी टिप्पणियाँ द्रष्टव्य) | सच्ची बात तो 
यह है कि कबीर का काव्य ऐसे सोपान पर पहुंच गया है जिसमे सक्षणा 
और व्यंजना अभिषा में हो अंतर्मुक्त हो जातीं हैं और उनके बीच की 
विभाजक रेखाएँ समाप्त हो जाती हैं बर्थात्‌ तोनों शब्द-शक्तिपों का 
एक ऐसा संश्लिष्ट रूप मिलता है जिसमें त्तीनों को स्थिति अविभाज्य- 
सी रहती है । भावाभिय्यक्ति की प्रोढ़ता की यह सबसे बड़ी परख है 
ओर झबीर का काव्य इस कसौटी पर कसने से थारह वानी सोना सिद्ध 


द्वोता है। 


७--कबीर की माषा 
विद्वानों का मत-वैभिन्य 


कवीर की भाषा के सम्बन्ध में अब तक विद्वानों में बड़ा मतभेद 
रहा है आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिद्वास में कबीर की सासियों 
को भाषा को 'सुक्कड़ी! नाम दिया है जिम्का तात्पयय राजत्याती, 
पंजाबी मिश्रित खड़ी वोली है; किन्तु रमेनियों और पदों में उन्होंने पूर्वी 
बोली के मेल के साथ मुख्यतः ब्रजमाया माना है। डॉ० बावुराम 
सकसप्नेना ने 'अवधी का विकास” शीदंक अपने शोघप्रवन्ध में कबीर को 
अवधी का प्रथम सत कवि माना है। 'कबीर-प्रन्यावली” (सभा संस्करण) 
की भूमिका में डॉ० श्यामसुन्ददास ने कवीर की भाषा का तिर्णय 
करना 'टेढ़ी खीर! बताया है । शुक्ल जी के समान वे भी उनको भाषा 
को 'खिचड़ी” कहते हैं गौर कबीर द्वारा निदिष्ट 'मेरी वोली पूरवी” के 
अनुसार वे 'पुरव” का वाल त्वधी मानने के पक्ष में हैं, किन्तु साथ 
द्वी बिहारी भाषा का पुट भी वे अस्वीकार नही करते । इसके अतिरिक्त 
बे उस पर खड़ी बोली, ब्रज, पजावी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं 
का रंग चढ़ा हुआ मातते हैं । डॉ० सुनौतिकुमार चढदर्जी के अनु- 
सार कवौर की सामान्य भाषा द्ज है जिसमें भोजपुरी का पुट है। 
उनका विचार है कि कवौर यद्यपि भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे किन्तु 
तत्कालीन हिन्दी कवियों को तरह उन्होंने भी प्रायः ब्रज और अवशी का 
प्रयोग किया ॥ किन्तु जव वे अपनी वोली भोजपुरी में रचना करते थे तो 
द्रजभाषा तथा अन्य पश्चिमो बोलियों के दत्त्व भी उसमें समाविष्ट हो जाते 
थे | यजस्वानी विद्वानों को कवार की भाषा पूर्णतया राजघ््यानी प्रतीत 
होता है ॥ सूर्यकरण पारीख के 'ढोलामारूय दूद्धा' की भूमिका में 


कबोर को भाषा श्श्६ 


यह संकेत किया है कि कबीर को वैसा ही राजस्थानी कवि कहा.जा 
सकता है जैसा कि 'ढोलामारू! काव्य के रचयिता को । डॉ० उदय- 
नारायण तिवारी कबीर-काव्य की 'मूल भाषा भोजपुरी भानते हैं और 
अपना यह अभिमत प्रकट करते हैं कि ज॑से कालान्तर में बुद्ध-बचनों की 
मूल भाषा पालि में अनेक परिवर्तेन कर दिये गये थे उसी प्रकार कबीर 
की वाणी का भी जब प्रचार-प्रसार बढ़ गया तो विभिन्न क्षेत्रों में उस 
पर विभिन्न रंग चढ़ाए गए। इसीलिए उसमें इतनी विविधता मिलतो 
है। डॉ० रामकुमार वर्मा उसको “अपरिप्कृत” मानते हुए मुख्यतया त्तीन 
भाषाओं से प्रभावित मानते हैं-पुर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पंजाबी । वे 
भी डॉ३ उदयनारायण तिवारी को भाँति यह स्वीकार करते हैं कि कबीर 
की भाषा मूलतः भोजपुरी रही होगी, उस पर पर्छाँही रंग बाद में उनके 
भक्तों द्वारा चढ़ाया गया होगा--जैसे बुद्ध-नचनों की मूल भाषा बाद में 
परिवतित की गई। बिहार के कुछ विद्वान्‌ कबोर को म॑थिल मातते हैं । 
डॉ० सुभद्र झा ने 'सत कबीर की जन्मभूमि तथा उनके कुछ मैथिली 
पद! शीर्षक निबन्ध में यह सिद्ध करने का प्रयत्व किया है कि कबीर का 
जन्म वस्तुतः मिथिला मे हुमा था और वही उन्होंने अपना प्रारम्भिक 
जीवन भी व्यतीत किया था- मैथिली में उन्होंने रचना भी की थी + 
पं० परशुराम चतुर्वेदी तथा डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत यह तो मानते हैं 
कि कबीर ने एकाधिक वोलियों का प्रयोग किया, किन्तु उनकी भाषा में 
प्रमुखता किस वोली को मिली इसके सम्बन्ध में वे अपना स्पष्ट मत नहीं 
दे सके । है 
कुछ विद्वानों ने कबीर की भाषा का किचित्‌ गम्भीरता से अध्ययन 
किया, किन्तु वे भी किसी उपयुक्त निष्कर्ष तक नही पहुँच पाए | डॉ० 
शिवप्रस्ताद सिंह सन्‍्तो को भाषा के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती विद्वानों हारा 
अभिव्यक्त मतों की आलोचना करठे हुए सन्तों की भाषा को दिचड़ो, 
संुबकड़ी, पंचमेल आदि विश्येषण देकर ही भाषा विषयक अध्ययव की 
इयत्ता महीं मानते । उन्होंने अपने 'ब्रजमापा' ग्रन्थ में यह स्थापना 


ष् 


१२० कवीर-चाणी सुघा 


रखी कि कबीर ने पिन्न-भिन्न प्रकार के भावों को भिन्न-भिन्न काव्य- 
धैलियों में व्यवत किया ओर विभिन्न शैलियों में विभिन्न भाषाओं का 
प्रयोग किया 4 उनके अनुसार कबीर की खंडनात्मक “रचनाओं में प्रायः 
खड़ी बोली या रेखता है, इसके विपरीत भक्तिपरक रचनाओं मे ब्रजमाघा 
है और रमैनियों में प्रधानतयाः अवधी है । 
कुछ विद्वानों ने कबीर की भापा में प्रयुवव झुछ व्याकरणिक रूपों 
का वस्तृप रक अध्ययन कर यह स्थापना की है कि कबीर ने अपने युग 
की परिनिष्ठित काव्यमापा अथवा ब्रजभाषा में ही कविता की थी । अतः 
उसमें पूर्वी बोली कौ ब्रधानता नहीं हैं । 
मतवैभिन्य का कारण हर 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की भाषा के सम्बन्ध में कभी- 

कमी तो परस्पर विरोधी बिचार मिलते हैं और यदि किसी तथ्य के 
सम्बन्ध में कुछ विद्ानू एकमत हैं मी (जेंसे कवीर द्वारा एकाधिक 
बोलियों के प्रयोग में) तो यह अभी निश्चयपूर्वक सिद्ध महीं किया जा 
सका कि कबीरन्वाणी करे अधारमूत वोली कौन सी है । परस्पर विरोधी 
विचार मिलते का मुकझ्य कारण यह हे कि कबीर की रचनाओं के 
अनैक संस्करण अथवा रूपान्तर मिलते हैं और प्रत्येक में स्थान-मेद 
सथा काल-मेद के अनुसार भाषा-मेंद भी है। पहले इस बात का निश्चय 
नही हो पाया था क्नि इसमें कौन-सा रूपान्तर अधिक प्रामाणिक है! 
कबौर पुस्तक-ज्ञान में विश्वास नहीं करते थे; बत- स्वत. एुल्तवक-लेखन 
की बात तो दूर रही, कदाचित्‌ अपनी वाणियों को सुब्यवस्थित रूप दे 
कर पुस्तकवद्ध कराने की चिन्ता भी उतको न रही होगी। उनकी 
रचनाओं की पुरातो मे पुरादी अ्रतियाँ सत्रहवी शताब्दी ई० की हैं जब 
कि उनका मिरोधान ४४८ ई० या अधिक से अधिक १५१८-१६ ई० 
में माना जाता है ॥ अत. प्राम/णिक रूपान्तर के अभाव में उनकी भाषा 
का वैसा गम्मीर अध्ययन से हो सका जैसा कि अपेक्षित था । इसलिए 
उसकी मझाधारभूत बोली के निर्णय की समस्या भी उलसझो ही रही 


कबीर की भाषा १२१ 


रचनाओं को प्रामारिएक पाठ 


मैंने इसी समस्या को अपने शोधप्रवन्ध का विपय बनाया था। इस 
उपक्रम में कवीर-वाणी की समस्त उपलब्ध हस्तलिखित वया मुद्रित 
प्रतियों के पाठ का तुलनात्मक अध्ययन कर उसके प्राचीनतम तथां प्रामा- 
'णिकतम रूप तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। यह शोघ-पवन्ध 
१६५६ ई० में प्रस्तुत किया गया था और १६६१ में 'कबीर-प्रन्यावली” 
नाम से हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भी 
किया गया। इसमें २०० पद, २० रमनियाँ सथा ७४४ साखियाँ कबीर 
की प्रमाणिक रचनाएँ मानी गई हैं; बतः इतने अश का प्रामणिक पाठ 
भी सम्पादित किया गया है । 


श्री जायसवाल का मत 


कुछ बर्ष पूर्व प्रयाग विश्वविद्यालय के भ्राध्यापक श्री मातावदल 
जायसवाल का 'कबीर की भाषा' (प्रकाशक? कैलाश भ्रदर्स, इलाहाबाद) 
साम का ब्रन्‍्थ प्रकाश में आया जो इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास कहा 
जा सकता है । उन्होंने हिन्दी परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 'कवीर-प्रन्यावली” 
को आधार बना कर उसके व्याकरणिक रूपों की सापेक्षिक प्रयोगार्वात्त 
का विवेचन कर यह देखने का प्रयास किया है कि उसमें कौन सी बोली 
भूलाधार के रूप में है और किनका मिश्रण मात्र है। किसी कवि की 
भाषा का यस्तुपरक अध्ययन वस्तुतः इसी विधि से निरापद रूप में संपन्न 
एक्िया जा सकता है और सवंप्रथम इस प्रकार का अध्ययन प्रकाशित करने 
का श्रेय जायसवाल जी को है। यहाँ उन्ही के आधार पर 'कवीर-प्रन्या- 
बली' में प्रयुक्त व्याकरणिक रूपों का संक्षिप्त परिचय देते हुए कबीर की 
भाषा के सम्बन्ध में उतकी स्थापनाएँ दी जा रही हैं । 

पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली में जो शब्द रूप अआकारान्त होते हैं, 
शधिकाशतः वे ब्रज और राजस्थानी में ओकारान्त या मौकारान्त और 
अवधी दया भोजपुरी में प्रायः सध्वंत या व्यंजनांत होते हैं । 


श्२२ ही कवोर-वाणी सुधा 
संजा, विशेषण को स्थिति 


क॒० ग्रं७ में संज्ञा तथा विशेषण झूपरों में प्रायः आऊारान्ध रूपों की 
प्रयानता है जैसे 'पियारा' (खड़ी बोलो) का तीन वार प्रयोग मिलता 
है, 'पियारो” (ब्रज०) का एक बार, 'पियार! (अवधी, भोज०) का एक 
वार भी नहों । इसी प्रकार “अकेला (खड़ी बोली रूप) कौ चारन्वावृ- 
त्तियाँ हैं तो 'अकेल! ( अवधी, भोज० ) कौ एक आवृत्ति; अकेली 
(ब्रज०) की एक भी नहीं । 'झूठा” की चार आवृत्तियाँ हैं, 'छूठ” की 
एक आवृत्ति गौर झूठों की एक भी नहीं। “'मला' की तेरह 
आवृत्तियाँ हैं, 'भलो' की केवल दो और “भल! की पाँच; “असा' की 
चौंतीत आृत्तियाँ हैं, 'अग्रो! की केवल एक आवृत्ति, मैया की एक 
भी नहीं ॥ इनके बतिरिक्‍्त उतको भाषा में सज्ञा लथा विशेषणों के अनेक 
आकाराद रूप ऐसे मिलते हैं जिनके श्रज तथा अवधी वेकल्पिक हूप उसमें 
मिलते ही नहीं 
सम्बन्धक्वारक के परसर्गों की स्थिति 

सम्बन्ध कारक के परमसर्मों के सम्दन्ध मे यही स्थिति और भी अधिक 
स्पष्ट रूप मे सामने आती है ॥ उदाहरणस्वरूप का? (खड़ी बोली) की 
मावृत्ति यदि १३५ बार मिलती है तो को” (द्रज) की बावृत्ति केवल 
२४५ बार, 'क” (मवधी) की भी २५ बार, 'केर', 'केरा' (अवधी) की 
क्रमशः २१ और ८ वार । इसी प्रकार 'मेरा! २१ बार आया है तो 
“मेरे १० बार तथा 'मोर' १० बार और 'मोय! १० वार। तिरा' 
यदि १४ वार झाया है तो 'वेरो! ३ बार और 'तोर, 'तोरा तथा 
'तुम्हरा तीनों मिलाकर ११ वार आए हैं! 
सहायक क्रिया को स्थिति 

बअस्‌', 'भू” तथा “सह. घानु से विकसित सहायक क्रिया से सम्बद्ध 
भूत निशचयार्य के रूप खड़ी बोली, ब्रज ठथा अवधी में घिन्द रूप से 
बनते हैं । 'कवीर-प्र न्थावली/ में इनकी स्थिति इस प्रकार हैं--'पा!, ये” 


फबोर की भाषा ५ ११३ 


(खड़ी) दोनों की ११ आवृत्तियां हैं, 'हते” (ब्रज० ) की केवल १ आवृत्ति, 
हुआ, हुआ, ममया! (खड़ी०) की ८१ आवृत्तियाँ है, “यौ! (ब्रज०) - 
की १७ आवृत्तियाँ तथा “मएउ, “मवए (अक्रवधी) की केवल २ आवृत्तियाँ ऐ 
हैं । यदि द्रजमापा रूप अयौ! को अवधो “मएउ' के रूप में मान लिया 
« जाय (वर्योकि केवल थोड़ा सा उच्चारण-मेद है) तो भी पूर्वी हिन्दी सहा- 
* शक क्रियाओं की कुल १६ आवृत्तियाँ होती१हैं जब कि पश्चिमी सहायक 
क्रियाओं के ८१ आर्थात्‌ चार गुने से अधिक रूप हैं। 


भूत तथा भविष्य निश्चयार्थ की स्थिति 


भूत तथा मविष्यकालिक क्रियाओं के सम्बन्ध में भी ठीक यही 
स्थिति मिलती है। भूत काल में खड़ी की -इया अथवा -आ भ्रत्ययांतत 
क्रियाएँ (जैसे मिलिया, पाया आदि) यदि १५० बार मिलती हैं तो ब्रज 
, की -इपौ, -यो -झ प्रत्ययांत क्वियाएँ ३० बार मिलती हैं और 
-वा तथा -एउ, -एहु प्रत्ययांत अवधी क्रियाएँ १३ बार तथा “ला, -ल 
प्रत्ययांत भोजपुरी क्रियाएँ केवल ५ बार मिलती हैं। भोजपुरी क्रियारूपों 
के सम्दन्ध में यह भी ज्ञातव्य है (यद्यपि जायसवाल जी ने इसका संकेत 
नहीं किया है) कि इनके अधिकांश रूप एक ऐसे पद में मिलते हैं जो 
कहरा छंद में है ॥ मध्यकालीन हिन्दी काव्य का यह विशिष्ट छंद है 
जिप्तमें जान यूझ कर भोजपुरी रूप रखे जाते थे ओर यह ऐसी आकर्षक 
विधा रही है कि तत्कालीन अधिकांश कवियों ने इस छन्द विशेष में 
रचना की है । उदाहरण के लिए “विनयपत्रिका में तुलसीदास ने “राम 
बहत घलु राम कहत चल राम कहत चलु भाई रे' आदि पद इसी छन्द 
में रचा है जिसमें 'दिहल मोहि कुटिल करमचंद' जेसी पूर्वी शब्दावलो 
की योजना हुई है | जायसी का भो 'कहरानामा हिन्दुस्तानी एकेडेमी से 
समर बहादुर घिह 'अमरेश' ने प्रकाशित कराया है। कहरा की सोकप्रियता 
का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि पंजाव के सिवस गुरुओं तक 
ने इस छन्द में काव्य-रघना की है । बहने का तात्पयं यह कि भोजप्री 


+ 


श्र४ कबीर-वाषी सुधा 


कियारूपों को जो पाँच-छह आवृत्तियाँ क० ग्रं० में मिल्रती भी हैं उनका 
दिशिष्ट कारण है, अतः इसे कवीर की भाषा की सामान्य विशेषताओं 
में सम्मिलित नहीं करता चाहिए '। 

-हैं लगा कर भविष्य निश्चयार्य क्रिया की रचना खड़ी, द्रज' और 
अवधी तीनों में मिलती है ! क० प्रें० मे भी ये रूप पर्याप्त मात्रा में 
मिलते हैं । -स लगा कर“भविष्यकालिक क्रिया का निर्माण अपअञ्र श- * 
कालीन पद्धति की ओर संकेत करता है, यद्यपि आजकल उसे पंजाबी 
की विशेषता माना जाता है । क० अ्रं० में इस प्रकार के मो अवेक रूप 
मिलते हैं, जंसे होसी, करसी, लाजती थादि । किन्तु -य्‌ भविष्यत्‌ स्पष्ट 
रूप से खड़ी तथा ब्रज की विशेषता है ! इतमें भी -गा रुप खड़ी बोलो 
के हैं और -यो -भो रूप ब्रज के । क० ग्रं७ में -गा रूप (जैसे आाइगा, 
होइगा आदि) २५ बार मिलते हैं, जब कि -गो, -गौ रूप केवल चार 
बार ओर -ब भविष्य रूप, जो पूर्वी हिन्दी का है (सं० दव्यम्‌! का 
अवशेषांश ), केवल एक वार मिलता है । 

क्रिया किसी बोली या भाषा का सर्वाधिक अहत्त्वपूर्ण निर्णायक 
तत्त्व है, इसीलिए क्रिया पद वाक्य का कलश या शीर्ष माना जाता है 
'क्रियापदो में भी मूत निश्चयार्थ एकवचन रूप किसी भो रचना की 
बोलो-गत विशेषता को पहचानने में सवसे अधिक सहायक होते हैं ! 
ऊपर हमने देखा कि इस दृष्टि से क० ग्रं० में खड़ी, ब्रज, अवधी तथा 
भोजपुरी के क्रियाहप्रो का अनुप्रात १५० ८ ३०: १३ : ५ है बतः 

उसमे खड़ी बोली रूपों की प्रधानता स्वतः सिद्ध है ॥ 


कर्मरित प्रयोग 
कर्मेंथि प्रयोग क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाता जाता है कि 
क्रिया का अन्वय कर्म के अनुसार है। जैसे 'मया पुस्तक पढितम्‌* में 
+वठितम्‌? का अन्य करें 'पुस्तकम्‌” के अनुसार है ! हिन्दी “मैंने पुस्तक 
>पढ़ी' में 'दढ़ी' क्रिया भी 'पुस्तक' के अनुसार स्त्रीलिय में है। यदि 


कबीर की भाषा १२४ 


धपुस्तक' के स्थान पर 'प्रंथ! प्रयुक्त किया जाय तो क्रिया का भी पुल्लिग 
रूप 'पढ़ा' हो जायगा । कर्मणि प्रयोग पश्चिमी हिन्दी की विशेषता है । 
अवधो तथा भोजपुरी में आजकल बर्मणि प्रयोग नहीं मिलते | क० 
ग्रं० में कत्तरि प्रयोग की अपेक्षा क़र्मणि प्रयोग अधिक मिलते हैं--जैसे, 
थापनि पाई थिति भई, जब गोविंद किरपा करी, भगति विगाड़ी कांमियां, 
“आदि । जायसवाल जी ने कर्मणि प्रयोग के २३ उदाहरण क*० ग्र॑० से 
उद्घृत किये हैं । इम दृष्टि से भी क० ग्रं० की भाषा पश्चिमी हिन्दी 
* की ओर उन्मुख ज्ञात होती है ।॥ 
निष्कं 
उपयुक्त तथ्यों के आधार पर जायसवाल जी के मतानुसार खड़ी 
बोली ही क० ग्रं० की मूलाघार बोली है--त्रज, अवधी भोजपुरी या 
पंजाबी नहीं । किन्तु कबीर की खडी वोली में अंतःसहयोगिनों की भाँति 
ब्रजभाषा भी मिली हुई है। उनकी भाषा में खडी बोली सर्वनाम के 
साथ ब्रजभाषा की क्रिया और ब्रजभाषा संवेताम के साथ खड़ी बोली 
क्रिया का सहज रूप में प्रयोग मिलता है, अतः इन रूपों को ऊपर से 
लाया हुआ मिश्रण नही माना जा सकता | बस्तुतः तत्कालीन हिंदुई/ 
या 'हिंदवी' की यही प्रकृति थी जिसका विकास शौरसेनी या पश्चिमी 
अपभ्रंश से हो रहा था। कबीर से पूर्व अमीर खुमरो ने अपनी फ़ारमी 
पुस्तक 'नूह सिपहर' में मध्य देश की दो प्रधान भाषाओं का उल्लेख 
देहलवी' ओर (पूरबी' के रूप में किया है। तत्कालीन देहलवी या हिदुई 
ही ऐसी भाषा थी जिसको अन्तर्प्रान्तीय या राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था। 
इसी भाषा को नाथ योगियों ने भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए 
अपनाया था | गोरखनाथ और अमीर खुसरो की भाषा कवोर की हिंदुई 
की पुदवदर्ती कड़ी सया दक्सिती कवियों की हिंदुई उसकी समसामथिक 
कड़ी भानी जा सफती है। इसके परवर्ती विकास-कम में प्राणनाथ की 


भाधा फो कबीर की हिंदुई का सत्रहवीं शताब्दो का रूप मानाजा 
सकता है। 


१२६ कवीर-बाणी सुधा 


किन्तु इतने पर भो कबीर को भाषा का विवेचन पूर्णे नहीं दो पाता । 


कबीर का अधिकांश जीवन बनारस और उसके आस-पास बीता था। 
स्द्यपि वे पर्यटनशील थे और उन्होंने अपनी काव्यरचना के लिए 
अंतर्थान्तीय भाषा हिंदुई को अपनाया था, किन्तु बवारस के दासपास 
प्रचल्षित अपनी माठृमाया को भी वे छोड़ नही सकते थे । खुसरों ने इसी 
बोली को 'धुरवी” कहां थां--इसी को प्राचीन काल में कोसली तथा वर्ते- 
भाने युय में अबधी को संज्ञा दी जातो है। दवारस वस्तुतः अवधी तया 
भोजपुरी भापा-छ्षेत्रों का संधिस्थल है, किन्तु काव्य में अवधी का भ्योग 
उत्त समय अधिक होता था । इसोलिए कबीर की भाषा में भोजपुरी को 
अपेक्षा अवधी रूप अधिक मिलते हैं । कुछ देठ शब्द ऐसे अवश्य उनकी 
आधा में मिलते हैं जिकका प्रयोग विशिष्ट रूप से भोजपुरी में' ही प्रच- 
'लिव है (जैसे 'ुका', चुहाड़ा', “मंगार', 'चिलकाई”, आदि) । यह वंसा 
ही है जैसे आज कोई अशिक्षित किन्तु प्यंटदशील व्यक्ति राष्ट्रभाषा 
हिन्दी अपनाए तो उसकी मातृभाषा के ठेठ शब्द यत्र-तत्र सहज रूप से 
उसमे मिल जायेंगे । इस भ्रकार कबीर की काव्यभाषा हिंदुई ठीक वैसे 
ही पूर्वी शैली को अपनाए हुए है जेंते दक्खिनी कवियों कली भाएा उत्तकी 
दशिणी शैत्ी को । ग्रतः कबीर की आया को तत्कालीन हिंदुई का ऐसा 
रूप मानना चाहिए जो पूर्व में प्रचलित था । उस्तको अपनी एक विंशिय्द 
अकृति है । मत: उसे खिचड़ी या प्ंचमेल अथवा सघुक्कडी कहना ्याय- 
संगत नही । कबीर की भाषा के सम्बन्ध में ये तथ्य कुछ विद्वानों के 
मन में अनुमान के रूप में पहले से रहे होंगे, किन्तु सम्यक् रूप से 
अमाणित करने का श्रेय श्री मातावदल जामसवाल को ही है । 

डॉ० दुबे का मत 

डों० भगवत प्रसाद दुबे ने भी मेरी क० ग्रं० की व्याकरणिक प्रयोगा- 

चूत्तियों के आधार पर कद्दीर की भाषा समस्या पर महत्त्वपूर्ण शोधकायें 
किया है जिस पर १६६६ ई० में अयाग विश्वविद्यालय द्वारा ढी० फ़िलू 
उपाधि अदान की यई और जो तौन वर्य दाद (१६६६ ई० में) तेशनक्त 


रु 


आल 2550 +#त अक 


कबोर को भाषा कि १२७ 


पब्लिशिग हाउस, दिल्ली द्वारा 'कवी र-काब्य का मापाशास्त्रीय अध्यमना 
नाम से प्रकाशित किया गया । डॉ० दुवे के अनुसार का ग्रं० में प्रयुक्त 
विभिन्न बोलियों के दो प्रकार के रूप प्राप्त होते हैं-- (१) मिश्रित रूप 
जो दो या दो से अधिक थोलियों में समान रूप से प्रगुक्त होते हैं; (२) 
विशिष्ट या अमिधित रूप जो बोली विशेष में हो प्रयुक्त होते हैं। इन 
दोनों प्रकार के बोलीगत रूपों और उनको प्रयोगावृत्तियों का तुलवात्मक 
अध्ययन डॉ० दुबे ने पत्दह सारणियों (टेबुल) में प्रस्तुत क्रिया है। 
किन्तु इस अध्ययन में उन्होंने केवल खड़ी, क्षण, राजस्थानी, भवधी, 
भोजपुरी के ही रूपों पर विचार किया है, अन्य बोलियो के रूपों पर 
अत्यन्त सीमित प्रयोग मिलने के कारण विचार नहीं किया सया--जैसे 
पंजादी की 'जासी” आदि क्रियाओं के कुछ रूप अवश्य भिन्तते हैं, किन्तु 
इतने अधिक नहीं कि उनके लिए प्रयक्‌ सारणी बनाई जाय | सारणियाँ 
भी तीन प्रकार की दी गई है । उसमे से तीसरे प्रकार की सारणी (नं० 
१५) में पाँचों वोलियों की सम्पूर्ण आावृत्तियाँ दी गई हैं; अतः उसे यहाँ 
उद्घृत किया जा रहा है-- 
जब जिस मद | किए जन विन तिल भौज० 
[० मिल | लि अमि० | ० लरमि० |सिव्लास० विश है 
सज्ञा | २०२|. [१८३ | १६८| १०२| ३१ [३६७ | ७० | ३२२ | 
ज्जज व्य्िन् [२२० | ।! 


गा 
वन िनन निरस्त (४६ |१६९ |(४०११३८ [२७ | ९ |१४०४१९५१४६ | 
किया [२६०७३११ [१६१० ६२ १३४ [३६१घुर१ण ९०४० (ि८१६र१७१०४० रे 


नी 
अब 5६३४१२ ६८४७ ३०२०४) ४६६४२६१/२२१८२३३२२ 
९७७४७" अाणषानमाधाथाताथ्कण भा मान तय अ जा 











श्श्द है कवीर-वाणी सुघर 
इस सारणी से स्पष्टत्या ब्रजभाषा के अमिन्नित रूपों का अयोग 
सर्वाधिक धिद्ध होता है । ब्रजमाषा के ये रूप सभी बोलियों कै अभिभ्ित 
रूपों (बड़ी ५१२, राज० ४६, अवधी ५३१, भोज० २५) की सम्मिलित 
आवृत्तिपों ( १,११४ ) के लगभग समान [ १,०६६ ) भ्राप्त होएे हैं, 
यूथ-पृषक्‌ ठुलना करने पर भी केवल सर्वेनाम की दृष्टि से क्रृजभाषा 
के प्रयोग कुछ कम हैं॥ सबनाम में खड़ीबोली की १६१, अवंधी की 
१५६ फी ठुलना में द्रज की केवल १३८ आवृत्तियाँ मिलती है, किन्‍्तू, 
इतना कम अन्तर विशेष महत्वपूर्ण महों है । 


अमिश्नित्र रूपों के अतिरिक्त प्रिश्चित रूपों की दृष्टि से भी ब्रजमाषा 
की अ्रयोगावृत्तियाँ अधिक निकलती हैं । इस प्रकार ढॉ० दुवे के अनुसार 
“क० ग्रैं० मे अभिश्चित तथा मिश्नित दोनों रूपों में श्ज के रूपों का 
स्पष्ट रूप से सर्वाधिक प्रपोग देखकर यह निश्चयपूर्वेक कह्टा जा सकता 
है कि उसकी गूलाधार बोली ब्रज है /” ( धृ० २५७ ) किन्तु मुलाघाट 
वीली के रूप में यद्यपि कबीर ने ब्रज को स्वीकार किया फिर भी मध्य- 
देश में उस समय विकसित हो रही ब्न्य वो लियों को भी उन्होंने सहा+ 
यक रूप में अपने काव्य में स्थात दिया जितमें दो प्रधान हैं ॥ एक तो 
दिल्‍ली मेरठ के जासपास्त की हिंदुई या खड़ीदोली, दुसरी अपनी मातृभाषा 
सवधी जिसे कमीर खूसरो ने पूरवी कहा है । भ्वधी क्षेत्र से मिला हुआ 
भौजपुरी क्षेत्र मी है, अतः भोजपुरी रूप्रो का भी अयोग सत्र-त्र उनके 
काव्य में मिल जाता है, किन्तु अत्यल्प माता मे । खड़ी, व्रत, अवशी 
आदि में जो सिश्चित झूप मिलते हैं वे पश्चिमी शौरसेती से हिन्दी को 
प्राप्त हुए थे । दुसरे पल्ूहवी श्ती में यद्यप्रि इत बोलियोँ का अतग- 
अलग निर्माण हो सहा था फिए भी एक-दुसरे से बहुत निकट का संपर्क 
ओऔ था, इसलिए भी बहुत से रूपों का मिश्रघ ही गया। क० ग्रं० में यह 
मिश्रण बहुत अधिक मिलता है ॥ 


डॉ० दुबे की स्थापना कबीर की भाषा के सम्बन्ध में डॉ० सुनीति 


कयोर को भापा १२६ 


कुमार चटर्जी का अभिमत (ओ० डे० बे० सै० पृ० ६६) प्रतिपादित 
होता है । 

उपर्युक्त दोनों विद्वानों के मतों मे भयवि हम कुछ वैिन्य पाते हैं, 
किन्तु उनसे इतना तो अवश्य हो निर्धारित हो गया है कि क० प्रं० की 
मूलाधार बोली खड़ी अथवा ब्रज में से ही कोई एक है । प्रसन्नता इस 
वात की है कि कबीर का भाषाशास्प्रीय अध्ययन भी उक्त दोनों विद्वानों 
के प्रयास से पर्याप्त दृढ़ मूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका है। अब आवश्य- 
कता इस वात की है कि कोई तीसरा ज्यवित जो इस विषय मे निष्णात 
हो, सूक्ष्मता से इन मतों की निष्पक्ष जाँच करे। सम्भव है, निकट 
भविष्य में इस प्रकार का भो कोई प्रयास हो जाय । 
डॉ० महेन्द्र का मत 

अभी हाल ही में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के डॉ० महेन्द्र मे मेरी ही 
क० ग्रें० के आधार पर कवीर की भाषा के सम्बन्ध में तीसरा शोधप्रन्य' 
(कबीर की भाषा) भ्रस्तुत किया। उनके भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन का 
निष्कर्ष इस प्रकार है-- 

“संज्ञा, परसगं, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों में अवधी, ब्रज कथा 
खड़ी वोली--इन तीनों के रूपों का अत्यधिक मिश्रण है । प्रयोगावृत्ति 
की दृष्टि से संह्ा तथा क्रिया में द्रज के रूप अधिक हैँ, परसर्ग और 
अव्यय अवधी के अधिक हैं तथा सर्वेवाम खड़ी बोलो के । दंसे ख्पों के 
वैविध्य की दृष्टि से अवधी के रूप अपेक्षतया अधिक पाये जाते हैं। भाषा- 
निर्णय करते समय इस तथ्य की सर्वधा उपेक्षा नहीं की जा सकती |... 
फिर भी केवल अवधी को कबीर की भाषा के रूप में स्वीकार नही किया 
जा सकता । ब्रजभाषा तथा खड़ीबोली के रूपों का इतना अधिक मिश्रण 
है कि इनकी उपेक्षा नहों की जा सकती । इस कारण कवीर को किसी 
एक भाषा का कवि झयवा क० ग्र॑ं० को भाषा कोई एक बोली स्वीकार 
करना वैज्ञानिक नही । कबीर की भाषा में अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली इन तीन भाषाओं का मिश्रण सानना ही अधिक न्याय-संगत तथाः 

६ हक 


३० कबीर-वाणी धुधा - 


चैद्यानिक होगा । इन तीनों के मिश्रित रूप के साथ राजस्थानी, भोज- 


पुरी तथा पंजाबी के रूपों का सहःपक रूप में प्रयोग हुआ है।” (यु 
२६६-६८) है 
सन्‌ १६२८ ई० में ता० प्र० सभा की 'कदी र-प्रन्यावली' का सम्पा- 
दन करते समय डॉ० श्यामसुन्दरदास ने कहा था कि कबीर की भाषा 
का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। हम देखते हैं कि लगभग पचास वर्षों के 
बाद भी यह समस्या ज्यों को त्यों टेट खोर बनो हुई है । 
भाषा सम्बन्धों कुछ भ्रन्य भ्रम 
कुछ लोग कबीर पर यह बारोप लगाते हैं कि उन्होने शब्दों को 

बुरी तरह तोडा-मरोड़ा है और व्याकरण के नियमों का भी घ्यान नही 
रखा है । कबीर की भाषा में वस्तुतः अपन्रंग के तत्त्व वहुत हैं, साथ ही 
जनपदीय तत्व भी मिले कर उसकी किचित्‌ गृह और अन्यढ अथवा 
अटपटो अवश्य वन देते हैं, किन्तु शब्दों को तोड़तेन्मरोडने का आरोप 
पूर्णतया निराधार है । उस समय शब्दों के जेसे रूप प्रचलित थे उन्हीं 
का प्रयोग उन्हेने किया है । जहाँ तक व्याकरण का प्रश्न है, वह भाषा 
का अनुगामी होता है। फ्वीर को भाषा का भी अपना प्रृथक ध्याकरण 
है, किन्तु जैसा भी यह है, उसमें धवंत्र एकरूपता है | उदाहरण के लिए 
"दिल! शब्द का प्रयोग सत्र स्त्रोलिय में है ( यद्यवि आजकल बह 
पुल्चिगवाची है ) ; ऐसा नहीं है कि कही प्रुल्लिग रूप में प्रयुक्त हो और 
कहीं स्त्रीलिय मे । किसी प्रतिलिपिकार को मूल के कारण उतकी रच- 
चा्मों के किसी रूपांतर में यदि कही व्याकरण सम्बन्धी असंगति मिलती 
हो तो इसके लिए कबीर दोयी नहीं माने जा सकते । डिन्‍्तु 'दिल' का 
प्रयोग स्व्रीलिय में करता ध्याकराणिक असंगठि नहीं मावी जायगी। इस 
प्रकार फरे कुछ विशिष्ट प्रयोग किप्ती काल विशेष अथवा कवि विशेष की 
रघनावों में प्रचलित हो जाते हैं। इसी प्रहार तुलसी में भो प्रश्या 
शब्द स्त्रीलिय में प्रयुक्त है, किन्तु इससे उन पर व्याकरण की शियिलता 
का आारोप नहीं लगया जय सकता। अन्य भक्त कवियाँ की तरह कदौर 


कदौर फी भाषा श्श्१ 


मे भी अरवी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग उन्हें हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल 
बना कर किया है । 
श्रभिव्यंजना शैली 
कवीर की भाषा यद्यपि सदी, अलंकारविहीत और कहां-कहीं 
अनगढ़ अथवा अपरिष्कृत भी है, उिन्तु उसमें अभिव्यक्ति की आश्चयें- 
जनक क्षमता है। उनका वर्ध्य विषय आध्यात्मिक है, किन्तु उनके 
तन में वासीपन विलकुल नहीं है, दल्कि उसमें ध्वानुमृति की प्रधातता 
है । मदि उन्होंने दूसरों की विचार शली अपनाई भी है तो उसमें 
उनका लिजी चिंतन भी बोलता रहता है। उनकी सरलता तथा प्रभावो- 
स्पादकता का मूल कारण यही ज्ञात होता है । प्रस्तुत संकलन के एक 
पद में उन्हें हरि मक्‍त को तीथे से भी वड़ा बताना है। वे नितान्त 
भोलिपन से इस प्रकार कहते हँँ-- “ऐ मेरे राम, एक झगड़े का निपटारा 
करो, अगर तुम्हें अपने सेवक से कुछ भी सरोकार है। ब्रह्मा घड़ा है कि 
बहू जिसते ब्रह्मा को बनाया ? वेद बडा है या वह जहाँ से वेद आया ? 
यह मन बढ़ा है कि वह जिसे मन साव जाय ? राम बड़ा है या वह जो 
'राम को जान जाघ ? कबीर कहता है, यह सोच कर मैं उदास हुआ 
जा रहा हूँ कि तीर्थ बड़ा है या हरि का भक्ष्त (जो तोयें को बनाने वाला 
है) ?” इस कथन में ऊपर से देखने में तो सरलता है, किन्तु तरकों की शैली 
भौर विवेचनापद्धति यह बता रही है कि इस कथन के पीछे एक आत्म- 
विश्वासी गम्भीर चितक का स्वर छिपा हुआ है जो हमे सोचने के लिए 
अजबूर कर देता है । ऐसी विशिष्द सादयी में ऊँची से ऊँची बात कह 
देने मे कबीर माहिर हैं । कभी अपनी पर्मानुभूति का वर्णन करते हुए 
वे कहते हैं-- 
सो जीवन भला कहाही ! बिनु मूएं जीवन नांहों 
>> ग्रं०, पद १५१८ 
कभी सहजावस्था का वर्णव करते हुए कहते हैं-- 
जहां नहीं तहां कछु जांनि । जहां नहीं तहां लेहु पिछांति 


ब्ज्जो की ।» २२३ 


१३२ कवीर-वाणी घुधा 


फहीं पृहस्थ और बैसयी का सुद्षम अन्तर बताते हुए कहते हैं-- 


शावन ही रोज है, रोवत ही मैं राग [ 
-+क० प्रं०, साथी ३२-१३ 
इस पंक्तियों में एक भरी विज्प्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया यया है, 
किन्तु मात्र सन्‍्दय कर देने से इन उक्तियों फ्री ग्म्भीरता नहीं श्ॉकी 
छा सकती | वस्तुतः बिता सत्य का आमने-सामने साक्षात्कार किए इस 
प्रकार का उक्ति-चचितश्य आ ही नही सकता। कवीर का साक्षात्कार ऐसा 
ही था| इतने गूढ विषयों को इतवी अधिकारपूर्ण सरलता से सुल्पष्ठ 
करने की क्षमता उनमें इसीलिए है कि उनकी अभिव्यक्ति में शास्त्रज्ञात 
क्री तोतारटंत शैत्ती का प्रभाव एकदम नहीं है ॥ उसमे नख से शि्र तक 
तताजगी है। इसी विशेषता पर मुग्ध होकर आजार्म हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने ज़िखा है कि “अकह कहानी फो रूप दे कर सनोग्राही बना देने की 
जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती 
है।” (कबीर, पृ० २१६) । 
कबीर की भाषा की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि उसकी माद 
बड़ी तेज है भर वह इतनी जीवंत है कि दाठके या श्रोता को ध्षकझोर 
देती है| जहाँ पर उन्होंने धाह्याचार आदि का खंडन किया है यहाँ 
उनकी भाषा का यह शुघ और भी अधिक निशचर गया है। शास्त्रीय 
(#८्ववेथाणां८) पद्धति पर परिष्कृत और परिमाजित ढंग से अपने विचार 
व्यक्त कटने वालों की भाषा में तेज़ घरर एकदम नहीं होती ॥ बह ततथा- 
कथित शिप्टता ठपा प्रिष्कार में ही रूंठित हो जाती है । जो जितना 
ही अधिक शिक्षित तथा शास्त्रीय होता जायगा उत्की भाषा की धार-कौर 
खतनी हीं अधिक समाप्त होती जायगी । कभी-कभो ठो लोग ऐसी 
परिष्कृत और परिमाजित भाषा लिख देते हैं कि वह निष्पाण हो जाती 
है | अत्यधिक शिष्ट ([!) माने जाने वाले अद्वेज़ों के वाक्य ऐसे भारी- 
अरकम झौर उनका शब्दजाल ऐसा जदिल द्वोता है कि भजात क्‍या, 
कोई उनका एक विश्चित निष्कर्ष (यदि उसमें सचगुच्च कुछ हो) निकाल 


कश्ोर की भाषा ५ १३१ 


पाए । कबीर के संस्कार ऐसे थे कि उनकी मापा की धार-कोर बिल- 
कुल दुरुस्त थी, उसके कुण्ठित होने का कोई प्रश्न ही महीं था । इसके 
साथ ही वे तत्कालीन समाज में दृढ़तापुदंक जड़ जमाने वाली विपमता 
के स्वयं भुक्तभोगी थे। इस संस्कार ने उस धार पर सान चढाले फा 
फाम किया ! उनके शब्द सामाजिक वियमता का यरल पान करने 
बाले ओर भक्तिनांगा फो मस्तक पर धारण करने वाले नीलकंठ मूतनाथ 
के डमरू के शब्द थे जिनके श्रवण मात्र से भ्रपंचचुद्धि लोग मौन घारण 
लेते थे । हू 
उपर्यूवत विशेषता की दृष्टि से कबीर की धनेक पंवितयाँ उद्घृत 
की जा सकती हैं, किन्तु यहां दो स्यल्लो की ओर विशेष रूप से पाठकों 
का ध्यान आशृष्ट किया जा सकता है । एक स्थान पर ये कहते हैं-- 
तूं वाम्हन मैं कासी क जोलहा चीन्हि न मोर गियांनां । 
सब मांगे भूपति राजा मोरे रांम धियांनां॥ 
पूरव जनम हंम बांम्हन होते ओछे करम तप हींनां । 
रांम देव की सेवा चूका पकरि जुलाह कीनां || 
हँस गोरू तुम गुमार गुसाई जनम जनम रखवारे। 
कबहूं न पारि उततारि चराएहु कैसे खसम हंमारे ॥ 
जाक० ग्रं०, पद १८८) 
(इन पंक्तियों मे निहित व्यंजनाओं के लिए पाठक कृपया व्यास्या- 
भाग देख लें) । अन्यत्र वे कहते हैं-- 
जीमअ बधहु सु घरम करि थापहु अधरम कहहु कत भाई। 
आपस कउ मुनिवर करि थापहु कारकों कहीं कसाई ॥ 
एएक० ग्रं०, पद १६१। 
“जीव-वध करते हो और शास्त्रों का प्रमाण देकर उसे धर्म बताते 
हो तो कहो भाई फिर अधर्म कहाँ है ? ( ऐसा घधमम करते हुए भी ) 
आपस में मिल बजा कर स्वतः मुनिवर बन बैठते हो तो फिर कमाई की 
बया परिभाषा होगो !” इस कट सत्य से ब्राह्मण-समाज का कौन समझ- 


३४ > कवी स्वाणी छुबा 


द्यर व्यक्ति मुकर सकता है--और मुकरना भी चाहे दो करिए तर्ँका 
आंधय लेकर ? इन्हों उक्तियों को घ्यात में रख कर द्विवेदी जी ने लिबा 
है कि “अत्यन्त सोघी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट 
खाने वाला केवल घूल झाड़ के चत देने के छिवा और कोई झत्ता ही 
नहीं पाठा ।7 (कवीर, पृ० २१६) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवीर की भाषा में एक विशेष प्रकार - 
की ऊर्जा अथवा उठान है जिसके पीछे उनकी संत्कारमत ईमानदारी 
बोलती है। भाषा की इस विश्लेयता की थोड़ी बहुत झाँकों द्विन्दी में यर 
तो उनके थोड़े समय दाद होने वाले जायसी में मिलती है या फिर उनके 
बहुत समय वाद केवल प्रेमचन्द की रचनावं में देखते को मिलती है ॥ 
इस कर्ना का रहस्य वस्तुतः यह है कि कुछ संस्कारगत अस्तर्सो के 
बावजूद भो इन लेखकों ने समान रूप से अपनी अभिव्यक्तित-धली उसी 
ग्रामीण समाज से प्राप्त की है जो इस शंक्षित का अक्षम्य सोत है ॥ कहा 
जाता है हि गेहूँ आदि की उपज जब कमजोर होने समती है तव उठे 
पुष्ट बनाते के लिए उसका मेल जंगली कठिया येहूँ से कयया जादा है ॥ 
कवीर की भाषा में वही जनपरदीय उज्वंस्वित वेग है 
कबीर की भाषा को देख कर उस ग्रामीण नायिका (उसे वचन- 
विदग्घा, रूपगविता, प्गल्मा, क्या-क्या कहां जाय ?) का स्वस्थ हो 
जाता है जो निह्ययत सादगी और बात्मविश्वात्र के साथ कहती है” 
ग्रामरुहास्मि ग्रामे वचामि नसगरस्थिति न जानामि। 
नागरिकाणां पतीनू हहममि या भवाभि सा अवामि ॥॥ बे 
अथात्‌ गाँव में पैंदा हुई, गांव मे ही रहती हैं। जातवी भी नहीं हि 
नगर कहाँ होठा है ! इतना बवस्प है कि नागरिकार्ओों खरे य हा 
यहाँ की खाक,छान जाया करते हैं। बैंठे कहने को जो भीहेंसोह! 
कबीर की भाषा भी कहने के लिए उजड॒ड, गंवई, गंवारू चाहे जो 
कुछ भी कह लौ जाय, उतक्ती अभिव्यक्ति के छलकते सौंदर्य पद बड़े-बड़े 
है. और परिसप्कृत कवियों की आया निध्यवर की जा सकती है ० * 


८-कबीर का महत्त्व 


उत्तर भारतीय साधना तथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी के अन्य 
कवियों की तुलना में कबीर का विशिष्ट योगदान है। भारतीय विता- 
घारा के दो मुख्य स्रोत हैं : वेदिक अयवा ब्राह्मण घारा तथा वेद-विरोधी 
अथवा श्रमणक धारा । जब वेदों की रचना हो रही थी और वैदिक करम- 
काण्ड का आतंक अपनी चरमसीमा पर था तव भी उनका विरोध फरने 
वाले ब्रात्य लोग माजूद थे जो अपनी सस्कृति के किसी पहलू में वेदों को 
प्रमाण नही मानते थे। आगे चलकर इसी धारा में बोद् धर्म तथा 
जैनधर्म का अभ्युदर्य हुआ जिनके दर्शन फी आधार शिला निरीश्वरवादी 
है। बोद् घ॒र्मं की ही एक प्रधान शाखा में सहुजिया सिद्ध लोग हुए जो 
ब्राह्मणों के खोखले शास्त्र-ज्ञान और वाह्याडम्बर की कसकर आलोचना 
करते थे, वेदों की खिलली उड़ाते थे और किसी परमात्मा के प्रमुत्त में 
विश्वास नही करते थे। इसी बेद-विरोधी घाय में कवीर के कुछ पूर्व 
गोरखनाथ हुए थे जिन्होंने पहली बार शैव हंत्र की विचारधारा के 
कुछ तत्त्वों का समावेश कर इसमें सदाचार और आस्तिकता लाने का 
प्रय स किया । किन्तु उन पर योग दर्शन का प्रभाव सर्वोपरि था, इसी लिए 
उनके साहित्य तथा सम्प्रदाय में नीरस हँठयोग की ही घर्चा अधिक 
है। इस प्रकार कर्मेंक्षाण्ड के जिन जंजालों की निंदा की जाती थी उसके 
शिकार वे स्वयं हो गये । कबीर इसी वेद-विरोधी संस्कृति की देन हैं | 
किस्तु उनका महत्त्व इस बात में है कि बाह्याचार, मृतिपूजा, जातिवाद 
आदि का खण्डन अपने पू्वेवर्ती समस्त विचारकों की तुलना में अधिक 
उत्साह से करते हुए भी अपने राम के प्रति उन्होने ऐसी अटट निष्ठा 
जाई जिसके दर्शन उनके पूर्व॑वर्ती गोरखनाथ मे भी नही होते जो बेद- 
विरोधी घास के सर्वप्रथम गरास्तिक दिन्दी कवि थे । बल्कि हम, यहाँ 


श१६ कवीरन्वाणों सुघा 
तक कह सकते हैं कि उतकी एकान्द निष्ठा उनके लगभग सौ वर्ष बाद 
होने बाले तुलसी ठया सुर जँसे उत्कृष्ट हिन्दी कवियों से भी किकी 
प्रकार घट कर नही हैं जो वेदविंहित अथवा ब्राह्मण संस्कृति वी अन्नत- 
पूर्वे देन हैं | साथ ही एक मौर विलक्षण वात हम यह पाते हैं कि कबीर 
दास के राम बोढ़ों के शूल्य हैं या वेद उपनिषद्‌ के प्रतिपाध निर्गुण 
निराकार वद्वत ब्रह्म हैं या तंत्र के शिव तत्त्व हैं या भक्तों के सोपाधिक 
सम्रुण ग्रह्म हैं-इसका भी निर्णय कर सेना अतान काम नेहीं है। केवल 
इतना निश्चयपुर्वक कहा जा सकता है कि उतके राम या कृष्ण दशरथ 
अथवा वलतुदेव के पुत्र नहीं हैं। कुछ उदाह॒स्णों से' उपयुक्त कथन का 
स्पष्टोकरण हो जायया । हु 
बौद्धों के शुत्यवाद का उपयोग कबीर ने कितने सहज ढग से किया है 
यह मिम्तनिखित उद्धरण से स्रिंद होता है-- 
जहां नहीं तहां कछू जांनि । जहां नही तहां लेहु पिछांनि 
नांही देखि न जइदए भागि। जहां नहीं तहं रहिए लागि॥ 
कहे कबीर गुर परम गियांन । सुन्नि मंडल में घरों धियांने॥ 
क० ग्रं०, पद रै१३। 
इस पद में वे बौद्ध सिंढों के प्रक्ञोपाय योग तथा नायन्‍सम्धदाय की 
चाद-विन्दु साधना का भी अपनी शैली में उल्लेख करते हैं, यथा--- 
सन मंजन करि दसवें हवारि। गंगा जमुतां संधि विचारि 
विर्दाह नाद कि नादहिं बिद। नाद्हि बिंद मिले गोबिंद ।। 
साथ ही 'भरम जेवरी जग कियो साप' के द्वारा शंकयचार्य के 
+ अध्यास सम्बन्धी प्रसिद्ध दृष्टांत का उल्तेख किया हैं जिसका संकेत 
सुलप्रीदास ते “रज्जी ययणद्देश्नंम:' द्वारा किया है । 
बौद्धघर्म के एक प्रद्धिद्ध ग्रल्य 'लेकावतार सूत्र' में बताया गया है 
कि परम सत्य ऐसी वस्तु है जिश्नकी सत्ता आरम्भ से ही रही है । इसके 
लिए उस अन्य में 'वुरवंधर्मेस्थिता शब्द का प्रयोग किया थमा है । यह 
+-ति ऐसी है जिसमें नकोई दिघार भा सकता है न दर्शन । वौद्ध धर्म के 


'कंबीर का महत्त्व १२७ 


अअन्‍्यों में बताया गया है कि जिंस प्रकार खान में सोना रहता है वैसे ही 
सब बुद्ध यहाँ विद्यमान हैं अर्थात्‌ यह सभी का मूलाघार है। कितना 
आश्चर्यजनक है कि परिस्थिति और मान्यताओं में पर्याप्त अन्तर होते 
हुए भी 'पातंजल योगसूत्र' में समाधि की परिप्तापा इसी प्रकार बताई 
गई है। अर्थात्‌ “जब आत्मा निज स्वरूप में स्थित हो जाती है तब उसे 
समाधि कहते हैं (स्वरूपेज्वस्थानम्‌) । कबीर भी इसी प्रकार अपने उद्गम- 
“स्थान को वापस पहुँचने की बात कहते हैं-- 
सुरति समांनीं निरति मैं, अजपा मांहें जाप। 
लेख समांनां अलेख मैं, यो आपा मांहेँ आप ॥ 
“-क० ग्रं०, साखी ६-१० । 
* उस घर” को कबीर शाश्वत मानते हैं ओर यहां पहुँचने पर आबा- 
गमत भौर भाव-भभाव से सुक्ति मिल जावी है । इसी अ्रकार उपनिषदों 
की अनेक उक्तियों का सादृश्य कबीर की रचनाओं में ढूढा जा सकता 
है, उदाहरणतया--- 
मन लागा उन्मन्‍न सौं, उनमुनि मनहिं बिलंगि । 
लौन बिलंगा पांनियां, पांन। लोन बिलंगि।॥ 
-“क० ग्रं०, साखी ६-४० 
इनकी तुलना बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ की निम्नलिखित पंक्ति से की 
'ा सकती है-- 
स यथा सेन्धवखिल्य उदके प्राप्त उदकमेवानुलीयते। 
इसी प्रकार अद्वेतवाद के दृष्टान्चों का भी उन्होने ज्यों का त्यों उप- 
चयोग किया है । उदाहरणतया-- 
आंगन बेलि आकास फल, अनब्यावर का दूध । 
ससा सींग की धनुहड़ी, रमें बांझ का पूत॥ 
“एक० ग्रं०, साखी १३-३। 
तैत्तरीय उपंनिषद्‌ की निम्नलिखित पंक्तियों से उप्युबत्त उद्धरण 
सुलनीय है--- 


(३८ कवोरत्दाणी सुधा 


मुग्रतृगाम्भसि स्वातः खपुप्पकरतशेखर: । 
एप बन्ध्यासुतों याति शघशस्मृंगधनुरघर: । 
कर्यात्‌ “मृगतृष्या के जल में स्नाद कर और आकाश कुमुम घारण 
कर यह वत्ध्या का पुत्र खरगोश की सींय का घनुप लिए चला जा रहा 
है ।” दोदों ही स्पानों पर यह उक्तियाँ माया के सम्बन्ध में हैं। इसी प्रकार 
कहों-कट्दी एक ही पद में अनेक स्लोतों की विचारधाराओं की समावताः 
मिलती है । यधा-- 
वहुरि हँम काहेको आवहिंगे 
वबिछुरे पंच तत्त की रचनां तब हँम रामहिं पावदिंगे ॥ 
पिरथी का ग्रुत पांतीं सोखा पांनीं तेज मिलवाहिंसे। 
तेज प्रववग मिलि पवन सवद मिलि सहज समाधि लगावहिंगे ॥ 
जैसे जलहिं तरंग तरंगिनीं बसे हंम दिखलावहिंगे 
कहैं कबीर स्वांमीं सुखसागर हंसहिं हंस मिलावहिंगे॥ 
--#० ग्रँं०, पद १७+ 
इसमें ऊपर की कुछ पंक्तियों में लय योग का प्रतिपादव हैं औद 
पाँववी पंकित में अ/्रैठवाद का सिद्धान्त ग्रहण कर लिया यया है। 
नाथ-सम्प्रदाय के एक प्रन्य 'हंठपोगप्रदीपिका' में कहा गया है-- 
अद्वेतं केचिदिच्छन्ति द्वेतमिच्छन्ति चाउपरे। 
समतत््व॑ न जानम्ति इ्ैताइतविलक्षयम्‌ ॥ 
बर्थाव्‌ “कुछ अद्वेव को चाहवे हैं; कुछ द्वंत का प्रतिषादन करते हैं; 
किन्तु दंताइतविलसण समरस ठत्व को नहीं जानते ।” कदीर भो इसी 
प्रकार कहते हैं-- 
एक कहों तो है नहीं, दोइ कहाँ तो गरारि॥ 
हरि जैसा रहै; कहे कबीर _विचारि ॥ 
भारी कहीं तौ वहु डर्री, हृस्आं कहीं तो झूठ । 


मैं क्‍या जांनों सम कों, नैतां कबहूं नदीठ।॥ 
-5० ग्रं०, साथी ७-६ # 


फ़बोर का महत्त्व * शृ३६ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने भारत की आत्मवादी तथा 
अनात्मवादी दोनों प्रमुख दार्शनिक पद्धत्तियों से सार-संकलन किया । 
इसका एक अन्‍य कारण भी है । बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध के कुछ समय 
बाद से ही आत्मवादी विचारधारा प्रवाहित होने लगी । “लंकावतार- 
सूत्र! में चित्त का वर्णन पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उप- 
निपदों में आत्मा या ब्रह्म के विपय में पढ़ रहे हैं । इसके पश्चात्‌ योगा- 
चार मत के प्रतिष्ठापक आय॑ असंग द्वारा दिये हुए घमंघातु या परमार्य 
के वर्णन में भी हम वही विशेषता पाते हैं। णाचार्य वसुबंधु ने भी 
असंग फी भाँति पसमार्थ का वर्णव एक परम सत्ता के रूप में किया है 
भौर कहा है कि यह परमानन्द सुख-स्वरूप और नित्य है, यही मोक्ष और 
निर्वाण है । भागे चलकर दिडःनाग भी “विज्ञप्तिमान्नता' का वर्णन करने 
के लिए उसी शैली का बनुतरण करते हैं। कहते की आवश्यकता नहीं 
कि इन विचारकों द्वारा बथित 'दित्त', 'धर्मेधातु', 'परमार्थ', अथवा 
“विश्वप्तिमावता' आदि आत्मतत्त्व के बोधक हैं। बोद्ध विचारधारा से 
प्रभावित होने के कारण कबीर में भी इस समन्वय का उत्कृष्टतर रूप 
हमें देसतने को मिलता है 4 


कितु फबीर की सहनीयता इतने तक ही सीमित नहीं कि उन्होंने 
ईएवरवादी और तिरोश्वस्वादी तत्त्व-दशेन के एक सर्वेब्यापक तंतु को 
ग्रहण किया, कितु उनका श्रेय इस बात में है कि उन्होंने इस समन्वय 
को एक ऐसी रमणीय पृष्ठभूमि पर अवतरित किया जहूं प्रेम ए" 
भक्ति का समुद्र उमड़ रहा है। उतकी रचनाओं में माधृयं की वे समस्त 
भावनाएँ वीज रूप में वर्तमान हैं जिनका पल्लवन बंगाल के सहजिया 
बैध्णवों को अथवा वृन्दावव के रसेश्वर सम्प्रदाय की राधा-कृष्ण उपा- 
सता में हुआ । महान्‌ यही है जो किसी सीमित चौथटे में वंधा न स्ह्दे। 
कदीर ऐसे ही बेहद्दी मंदान में विचरण करने दाले थे + के सोते उकी समन 
कहते हैं कि-- 


४० कबीर-वाणी सुषा 


हद्द चर सो मानवा, बेहद चले सो साध । 
हद बेहद दोऊ तजे, त्ाकर मता अगाघ ॥॥ 
स्‍ -+क० ग्रं०, साखी २०-६१! 
हिंदी के इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए पहले हमने देखा है कि 
जब भक्ति भावता दक्षिण से उत्तर भारत में पुतः आई तभी अपभ्रंश 
भाषाएँ समाप्त होते लगी थीं और माधुतिक भारतीय आये भाषाएँ अपचा 
विकास करने लगी । हिंदी में इस भावना की अभिव्यक्ति निमुण तथा 
सगुघ दोनों रूपों में हुई । पहली के सर्वप्रथम समर्थक हिंदी कवि कबीर 
और दूसरी के तुलसी हुए । कितु हम मह निस्संकोच कह सकते हैं कि 
सुलसी ने राम-भक्ति का जो विराद और आकर्षक बितात धाना उसके 
लिए यूत बौर वद्ानानवाना अस्तुत करने वाला यह जुलाहा ही था-- 
यद्यपि ऊपर से देखने में दोतों की निर्मुण दया सग्रुण भक्ति में पर्याप्त 
भंतर है । तुलसी ने गोरखनाथ पर जोग जगा कर भव्ित भगा देने 
का जो आरोप लगाया है और भक्ति के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने जो 
अगीरघ पपत्त किया उसकी पृष्ठभूमि तेयार करने थाले कबीर ही ये 
जिनका अविर्भाव तुलसी से लगभग सो वर्ष पूर्व हुआ था । हिन्दी भक्त 
कवियों में समय की दृष्टि. केवल नामदेव (मू० सं० १४०५) ही कबीर 
के पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने अपनी भातृभाषा मराठी के अतिरिक्त हिन्दी में 
भी कुछ भवितपरक रचनाएँ की हैं, लेकिन उन पर हटयोग कौ विचार 
घारा का प्रभाव कवीर की अपेक्षा अधिक है । हिंदी प्रदेश के कवियों में 
सर्वप्रधघम कबीर की हा रचनाओं में भक्ति का स्पष्ट रूपरेखा उमड़ कर 
सामने आई है ॥ अत: इस दृष्टि से उनके योगदान का विशिष्ट महत्त्व 
है समस्त देश में निगुंण सम्प्रदायों का जो जाल विछा हुआ है उन 
तभी कै प्रवर्तक कवीर को दी अपना वयप्रदर्शक झातते हैं; किठु विधि- 
अता यह है कि स्वतः कबीर ने कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया था 
कबीर कौ रचनाओं में योग को जो थोड़ी वहुत धर्चा मिलती है अथवा 
व्योगपरक शब्दावली कं जो प्रयोग मिलता है उससे छुछ लीग यह निष्वर्ष 


फबोर का महत्त्व श्डश 


निकालते हैं कि कवीर वस्तुतः गोरखनाथ के हृठयोग से अत्यधिक प्रभा- 
वित हैं। किन्तु यह मान्यता निराघार है। कबीर का योग भक्ति का 
साधन मात्र है, साध्य के रूप में उन्होंने उसका महत्त्व कहीं नहीं बतत- 
लाया | योग की उपयोगिता वे केवल मन को स्थिर करने की दृष्टि 
से मानते हैं और इस दृष्टि से वे हहयोग की ओर उतने अधिक माकृष्ट 
नही दिखलाई पड़ते जितना बौद्ध सिद्धों के सहजयोग की ओर । किन्तु 
सिद्धों की आचार-भ्रप्टता का उन्होंने तीद्र विरोध किया | यहाँ विशेष 
लक्ष्य करने की बात यह है कि जिस तरह दर्शन या तत्त्वचितन की दृष्टि 
से वे भारत की दोनो प्रधान चिताघाराओं की समन्वयात्मक पृष्ठभूमि 
का निर्माण करते हैं उसी तरह मनःसाधना के क्षेत्र में भी उन्होंने दोनों 
स्रोतों से सार-सकलन किया है । इस सम्बन्ध में उनकी उक्त्तियाँ बौद्ध 
धर्म के प्रमुख ग्रन्थों तथा सिद्धों की विचारधाय के अनुकूल तो हैं ही, 
उपनिषदो, भगवद्गीता तथा शंव भोर शाक्‍त तन्‍्त्रों की साधना-पद्धतियों 
से भी उनका विलक्षण साम्य दृष्टिगत होता है। जैसे मन को स्थिर 
करने के प्रसंग में जब वे सूर्य-चन्र या यंग्रा-यमुना को मिलाने की बात 
करते हैं, तो बिल्कुल बौद्ध सिद्धों से मिलती-जुलती शैली का प्रयोग करते 
हैं। सिद्ध लोग भी चन्द्र और सूर्य को घिस धोंट कर एक में मिलाने का 
उपदेश करते हैं जो दिन-रात, ज्ञान-अज्ञान, भाव-अमाव आदि समस्त 
दन्दरो के बोधक हैं। तीसरी नाड़ी सुपुम्ना में जब सन पहुंच जाता है तव 
दिन-रात या भाव-अभाव की भावना से वह विनिर्मुक्त हो जाता है 
इसी को कदीर सहजावस्था या शून्यावस्था कहते हैं । इसी को उन्मनी 
तथा चोयी अवस्था भी कहते है जो क्रमशः नाथ-सम्प्रदाय तथा गीता 
की विचार घैलीसे प्रभावित है। हम देखते हैं कि यहां भी उन्होंने 
ईश्वरवादी बोर निरोश्वरवादी दोनों घारामों की चिन्तन-पद्धतियों और 
परारिधाषिक शब्दों को एक में समेट लिया है। यह कहने में कोई अत्युक्ति 
सही कि आज लगभग साढ़े पाँच सो थर्यों के: पश्चात्‌ भी मनःसाथना के 
क्षेत्र में कबोर से सभी प्रेरषा प्रहण करते हैं--्यावहारिक दृष्टिसे के 


श्डर कवोर-वाणी सुपा 
चाहे जिस सम्प्रदाय से सम्बद्ध हो । 
सामाजिक दृष्टि से कबीर का महत्त्व सबसे अधिक इस बा में है 
ईकि तत्कालीन समाज में जो विपमता व्याप्त थी उसका उन्होंने प्राणपण 
से मूलोच्छेद करने का प्रयास किया । दे जिस प्रकार के परिवार में पोधित 
हुए थे उसको तत्कालीन विपमता और क्रूरता का गरल पीता पड़ा था। 
इसीलिए भुवतभोगी होने के नाते उनमें जो निर्धीकता और ताजगी मिलती 
* है बह परवर्ती संत-साहित्य में धहुत कम देखने को मिलती है । मानवता* 
वादी विचारों की दृष्टि से कवीर की तुलना में हिन्दी के इने-गिने कवि 
ही ठहरते हैं । 
धामिक दृष्टि से भी उन्होंने धर्म के माम पर फंसे हुए समस्त 
आड्स्वरों का तीव्र विरोध किया--वे चाहे जिस धर्म के हो । साथ ही 
उन्होने घर्मे के शाश्वत गौर सार्दभोमिक रूप पर बल दिया | महाभारत 
में शाश्वत धर्म की प्ररिभाया दी गई है कि जिस अकार के आचरण की 
अपेक्षा ओरों से अपने प्रति की जाय वैसा ही थाचरण दूससें के प्रति 
करमा घर्मे है। धर्म को यह परिभाषा संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए 
सान्‍्य होगी | कबीर भी लगभग ऐसी ही बात बहूते हैं--- 
सांई सेती सांच चलि, ओरां सों सुधभाई । 
भावे लांबे केस करि, भाव॑ घुरडि मुड़ाइ ॥ 
-+क० प्रं०, साली २५-१ 
उनके अनुसार किसी सम्प्रदाय को धर्म समझना भूल है, जिसके 
कारण दुनिया में द जाने कितने निरपराध व्यक्तियों को सौत के घाट 
उतरना पड़ा है ॥ वे साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी हैं। 
काव्यात्मकता की दृष्टि से कवीर की रचताओं की स्विति विलदण 
है। काव्यशास्त्र का जो कटघय आचारयों ने वनाया है वह इस शेर 
के लिए छोटा पढ़ता है ! बलंकारवादी सोग तो उनको रचदात्ं में 
काव्यत्व मानते हो नहीं । आलोचफों का दूसरा वर्ग ऐसा है जो मानता 
है कि कवीर-वाणी का धरातल इतना उच्च है कि काव्य उसके लिए 


-कबोर का महत्त्व श्ड३ 
कोकट का माल या घलुआ सिद्ध द्वोता है। वस्तुतः शास्त्रीय चश्मे से 
कबीर-काव्य की परख करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
छससें लोक-साहित्य की अनेक विशेषताएँ पाई जाती हैं। 'कबीर का 
फाव्य एक वन्य कुसुम है जिसका विकास प्राकृतिक नियमों पर ही 
निर्भर रहा है ।! संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतिम आचार्य पंडितराज 
जगनप्नाथ रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द को काव्य मानते हैं भौर रमणीयता 
को वे 'लोकोत्तारा ल्लादजनकज्ञानगोच रता मानते हैं । इस प्रकार व्यंग्याथं- 
चारुता या ध्वनि हो बस्तुतः काव्य का भाण है, अलंकारादि बाह्य प्रसा- 
धन नही । उल्टवासियों तथा साधना संबंधी कुछ पारिमापिक जटिल- 
सामीं वाले अशो को छोड़कर कबीर की शेष रचनाओं में हम उत्कृष्ट 
रमणीयता पाते हैं--विशेषतया अनुभूति की तीद्गता और व्यंग्यात्मकता 
की दृष्टि से वे हिन्दी साहित्य मे वेजोड़ हैं। 
भाषा की दृष्दि से क्योर का महत्त्वइस बात में है कि उन्होंने 
तत्कालीन हिंदुई के ऐसे रूप को आश्रय दिया जो उस समय नया-तया 
पविकमित हो रहा था । उस समय अध्य देश सें हिंदी के कम से कम छः 
जनपदीय रूपों का प्रयोग हो रहां था किन्तु दिल्ली भे शासन सत्ता 
का केन्द्र होने के कारण उसके आस-पास की बोली को प्रधानता दी जा 
रही थी । कबीर ने उस भाषा मे काव्य रचना की जो आगे खलकर 
भारत की राष्ट्रभाषा हुई कौर जिसका आरम्भिक रूप 'राउलवेल” की 
टबवी बौर गोरखवाणी तथा 'कुठुबशतक' की हिंदुई में मिलता है। 
साथ ही उनकी दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है की भावामिव्यक्ति 
की दृष्टि से इस नयी निर्मित होने वाली भाषा में उन्होंने ऐसी संजीदगों 
सा दो है जँसी उनके पूर्व इस परंपरा के किसी कदि की भाषा में नहीं 
दोछ पड़ती । शास्त्रीय पद्धित पर परिष्ट्टत ढंग से अपने विचार व्यक्त 
करने यालों की भाषा में ते धार नहीं होती, वह तथाकचित घिष्टता 
या परिष्कार में ही हुष्ठित हो जाधो है। कबीर ने अपनी मादामिव्यक्ति 
का साँचा सोधे जनजोवन से ग्रहण किया, इसालिए उनकी भाषा की 


श्डड कवीर-वाणों सुघा, 
धार-कोर बिल्कुल इुरुत्त थी। आ्भिजात्य का उन्होंने स्वंपोमुखी 
विदोध किया । भाषा के क्षेत्र में मी चरमिव्यक्ति की देशी अकड़ उतको 
रुचनाओ में मिलती है।वे दुसरे तत्कालीत सामाजिक विपमता के 
भुक्तमोगी थे । इस संस्कार ने उनकी भाषा प्र सान चढ़ाने का काम 
किया ॥ इसलिए उनकी शब्दावली में प्रठक या धोता को झकझोर देने 
वौली जनपदीय कर्जा है । 

इन्हीं विधेषताओं के कारण कयीर का व्यक्तित्व हिंदी के अन्य 
कवियो की तुलना में ऐसा अनूठा बन गया है कि न केवल हिंदी भाषा- 
भाषी, प्रत्युत धन्य प्रान्दों के लोग, यहाँ तक कि विदेशों विद्वान्‌ मी 
कवीर के व्यक्तित्व के प्रति गत्यधिक ब्ाकृप्ट होते दीख पड़ते हैं । 

कक 


९-० कुछ आरोप और उनके समाधान 


कबीर एक कल्पचेता थे अतः उनके घितन का घरातल ऐसा है 
जिसमे केवल थोड़े से परम्परावादी विचारों को प्रश्नय दिया गया है, 
अधिकांश को प्रायः झटका देकर झकझोरा ही गया है । समन्वय उन्होंने 
भी बहुत सूक्ष्म कोटि का किया है किन्तु उससे भी अधिक उन्होंने तत्का- 
लीन विचारघारामों का मंथन किया ६ यह ब्रालोड़न-विलोड़न अथवा 
'महनारंभ' इतनी प्रभूत मात्रा में उन्होंने किया कि भारतीय चितनधारा 
की तलहटी में जितना भी कचड़ा था, ऊपर था गया। कल्पचेता निर्भीक 
होता है । कबीर ने भी निर्भीकतापुर्वके भारतीय समाज के नियामकों 
की एक-एक दुर्बलता का सग्त रूप उद्घाटित करने में ज़रा भी कोर कसर 
नही रखी । परिणामतः धर्म और चितन के क्षेत्र में एक आंधी सी बा: 
गई-- 
संतो भाई आई म्यांन की आंधी । 
भ्रम की टाटी सभ उड़ांनीं माया रहै न बांघी ॥ 
इस आँधी से जो वुछ कच्चा और कमजोर था बह झ्षढ़् गया; 
फेवल पक्‍्का-पक्‍्का रह गया जिसमें निर्मम आधात को सहने की क्षमता 
थौ-- 
सांठी-सांठी झड़ि गई, भलका रहा सरीर। 
इसका परिणाम यह हुआ कि सबको खरी-खोटी सुनाने वाले कवीरः 
दास को सभी का आक्लोशभाजन भो बनना पड़ा ओर उनपर अनेक 
प्रकार के आरोप लगाये गये जिनमें से कुछ तो निराघार है किस्तु कुछ 
में आंशिक तथ्य है । 
कहा जाता है कि कबीर की वाणी में सोकधरम की अवहेलया छिपी 
हुई है बयोकि उन्होंने निरंकुशता का प्रचार किया जिससे सामाजिक मर्यादा 
विशधसलित हो गई । बहुत से अनधिवारी और बधिध्षित सोग बेन - 
श्० 


श्डद कझबी र-वाणी सुधा 
के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पयं समझे मों ही ज्ञानी 
बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कतेव्यों से विच्ित करने लगे और , 
मुर्खतामिधित अहंकार को प्रौद्साहत देने लगे । यह भी वहा गया है 
(कि फवीए तथा अन्य जियुणि संतों के लोक विरोधी स्वरूप को तुलसीदास 
जे भलीभाँति पहचाना था, उन्होंने ऐसे ही लोगों को लक्ष्य कर कद थीं-7 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहिंनी उपखान। 
झगति निरूपहिं भगत कलि, निंदहि वेद पुरान। 
बादहिं सूद्र दिजन सन; हम तुमसे कछ चादि 
जानहिं ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखारवहि डाटि । 
इसी लपेट में यह्‌ झो कह दिया जाता है कि “गम्भीर निर्णय देने 
करी योग्यता तथा दुसरों को परखने की शर््ति इत दोनों का अभाव कबीर 
के ददोन तथा व्यक्तित्व का द्रघान दोष है ॥” 
किन्तु यदि हम कबीर की रचताओं को ध्यान से पढें और उत पर 
जलष्पक्षतापूर्वेक विद्यार करें तो पार्वेगे कि कबीर तुलसी से कम लोकघर्मी 
नहीं थे। भारतीय बर्णे-व्यवस्था ग्रुणकर्मानुसार आरंम हुई थी अतः 
सामाजिक मर्सादा वी विश्शखलता बचाने के लिए यह आवश्यक है कि 
अत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे । जन्मना 
होने के नाते यदि ब्राह्मण समुददार अपने को सर्वोच्च भातने का 
ईइडिस घोष करता रहे और मानवन्मात्र की समानता की सिद्धान्त 
बर रख दे तो समाज ऊ अवश्य विश्शंखलठा होगी ॥ ई लिए 
कश्नी और कंथनी की एकली पर और मनुष्य सात्र 
दिया । तुलसी कहते हैं-: 
पूजिय विध्र जो बेद विहीना। 
दूसरी और कबीर कहते हैं-< 
साकत ब्राह्मण जनि मिले, वेस्‍्नों मिल्रैं चंडाल । 
अंक माल दे भेंटिएं, मँनहूँ मिले शोपाल । 
दोनों में वौत अधिक सौकपर्मी हैं, यह स्वतः स्प्ष्ट्है 


कुछ आरोप और उनके समाधान श्ड७ 


तुलसी में सारी वरेण्यता के बावजूद ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात 
की भावना मिलती है--इसे इनकार नही किया जा सकता । दूसरी बोर 
इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कबीर की दृष्टि में ब्राह्मण 
फेवल पोथी पत्रा वाला कर्मकाण्डी ब्राह्मण है जिसे वे समाज में फैले हुए 
सारे बाह्याडम्बर का आविप्कारक मानते हैं। उसके द्वारा जो ज्ञान का 
विकास हुआ उसे वे एकदम नकार देते हैं जिसका आश्रय दे स्वतः 
तत्त्व-विवेचन अथवा भक्ति-निरूपण के प्रसंग में लेते हैं । बस्तुतः वे 
सहज भक्ति पर वल देते हैं और कर्काण्ड का विरोध करते हैं। वे 
कहते हैं-- 

तू ब्राह्मण मैं कासी का जोलहा चीन्हि न मोर गियांनां 

ते सब मांगे भूपति राजा मोरे रांमभ धियांनां॥ 

हम गोरू तुम ग्रुआर गुर्साई जनम जनम रखवारे। 

कबहु न पार उतारि चराएहु कंसे खसम हमारे॥ 


अधबवा-- 
वेद पुरांत पढ़े का क्या गुनु खर चंदन जस भारा। 
रांम नांम की गति नहि जांनी कंसे उतरसि पारा ।६ 
जीव वघहु सु घरमु करि थापहु अधरम कहहु कत भाई। 
आपस की मुनिवर करि थापहु काकौ कहाँ कसाई ॥ 
ऐसी उक्तियों का मूल्य हमारे समाज में तव भो था और भविष्य 
में भी रहेगा | किन्तु जब वे “जो तूं बाभन वभनों जाया” वाले स्तर 
सक्‌ उतर गाते हैं तद अवश्य कुछ अशोभव लगने लगता है ॥ 
यदि हम ऐतिहाप्रिक दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि नाथपंथी 
योगियों के प्रभाव से जनवा अधी सेड़ वनी हुई तरह-तरह की करामातों 
को ही साधुता का चिह्त मानते लगी थी ओर ईए्वरोन्मुस साधना को 
कुछ बिरले सहस्पदर्शी लोपों का ही काम समझने लगी थी । लो हृदय 
सबके पास होता है दही अपनी स्वाभाविक दृत्तियों द्वारा भगवान की ओर 
खगाया जा सबता है।इस बात पर परदा सा डाल दिया गया था। यही 


ईैशंड कवीरनवाणी बुषा 


कार्य कर्मकाण्टी ब्राह्मण समुदाय भी कर रहा था । इससे हृदय 'खहते 
भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक भाग लोग देख नहीं पाते थे । नाथप्ंप 
का हृठ्योग अथवा ब्राह्मणों का कमंकाण्ड हृदयपक्षशुम्ध है। रागात्मिका 
वृत्ति से उतका कोई लगाव नहीं ॥ अवः इनसे अभिभूत जनता के हृदय 
में भक्ति की सच्ची भावता दद गईं थी । देप्णव आचार्यों के प्रभाव से 
पुनः श्रेम ओर भक्ति को सरिता उम्रढ़ी । कबीर ते इस सरिता में भत्ती- 
भाँति अवगाहन क्या या ! 
कवीरवाणी के केवल खण्डनाट्मक स्थलों को देखकर यह कहता कि 
उनमें गम्भीर निर्णय देने की क्षमता नहीं है, न्यायसंगत नहीं प्रवोत होता । 
ऐसे प्रसंगों में कवीर का वीक्ष्य स्वर उनकी दुृढता का परिचायक हैं, 
असहिष्णुता का नहीं । जो वात सही है उत्त वे डके की चोट पर कहते हैं ! 
जो सिकन्दर लोदी जैसे आतयायों के शासन में कुरान शरीफ़ को निंदा 
ओर मुसलमानों के वाह्माचार का खंडन निर्भीकता से कर सकता है 
उसे संसार कौ दूसरी कौन शक्ति सत्य कथन से रोक सकती थी ? यदि 
कबोर के गम्भीर स्वरूप का दर्शत करना हो तो हमें उतकी ऐसी रच- 
मारओों का अवलोकन करना होगा जहाँ उन्होंने सहन भक्ति या मते की 
साहज साधना बादि का विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए एक 
स्थल पर वे कहते हैं कि मन में समसरता का भाव आ जाते पर संसाई 
में दुखदायी कुछ भी नहीं रह जाता--तन की व्याधियाँ समावि में परिं- 
वहिंठ हो जाती हैं। मत उल्तट कर सनातन हो जाता है यह रहस्य तब 
समझ में आठ है जब कोई जीते जो मरना जान ले-८ 
अब मन उलट सनातन हूवा । 
तब जांनां जब जीवत मृवा ॥ 


_अन्यत्र वे कहते हैं-- जांनि + तह लेह पिछांनि 
जहां नहीं वहां कछु जांनि। जहां नहीं तहं लेहु पिछांति व 
नाहीं देखि न जइए भागि। जहां नहीं तहेँ रहिए लागि॥ 
परिहरि वकला ग्रहि युन दारि | निरखि देखु दिथि वार न पार ॥ 


कुछ आरोप और उनके समाधान श्ड्६ 


इसी प्रकार गृही और बैरापी का सूध््म अन्तर समझाने के लिए वे 
एक स्थान पर कहते है. कि जिस प्रकार गाने में योना छिपा रहता है 
और खोने में राग छिपी रहती है, ऐसे ही गृही के मन में देराय की 
भावना छिपी रह सकती है और बेरागी के मन में भृही की सी काम 
चासनाएँ छिपी रह सकती हैं-- 
गावन ही मैं रोज है, रोवन ही मैं राग । 
इक बैरागी गृह करे, एक गृही बैराग॥ 
इतने सरल शब्दों में उच्च आध्यात्मिक तथ्यो का निरूपण वस्तुतः 
उसी के बूते का काम है जो गभीर चिंतन कर सकता हो और जिसमें 
गंभीर निर्णय देने की क्षमता हो ॥ 
भारतीय चितन की दो प्रमुख धाराओं---वैदिक तथा अवैदिक--में 
से वेदविरोधी शातरा से अधिक नेकद्य होते हुए भी कबीर ने तत्कालीत 
परिस्थितियों के अनुसार जिस मार्ग का चयन किया उससे भी उनके 
अंभीर निर्णय की पुष्टि होती है । राष्ट्रीय महत्त्व के व्यक्तियों के सम्मुख 
कभी-कभी ऐसे चोराहे आते हैं कि किस मार्ग का अनुसरण किया जाय 
इसका निर्णय आसान काम नही रह जाता। ऐसे ही अवसरों पर महा- 
पुषपों की अग्निपरीक्षा होती हैं। कबीर ने अपना चरम लक्ष्य भवित को 
चुना और मानवतावाद की प्रकपता के लिए सिद्धों की चितन-प्रणाली 
को प्रथय दिया । गंभीर निर्णय की क्षमतां का इससे बढा प्रमाण और 
बया है ? जिस कर्मकाण्ड के आडम्वर से देश रसातल फो जा रहा था 
उसका तीत्र विरोध कर कवीर ने वस्तुतः अत्यन्त श्रेयस्कर कार्य किया ॥ 
कबीर पर एक अन्य प्रकार का बारोप भी लगाया जाता है कि 
उनकी वाणी बड़ी अठपटी है। आचार शुक्ल थी ने सिखा है कि “घट के 
भीतर साद्ष्यत्कार फरने की बात कहने वाले प्रायः अपने को ग्रृढ़ रहस्थ- 
दर्शी प्रकट करने के लिए सीघी-सादी बात को भी रूपक बाौध कर और 
टेढ़ी पहेली दना कर पहा करते हैं।” स्पष्ट ही यह आश्षेप कबीर की उल्ट- 
बाँसियों के सम्बन्ध में है और बहुत कुछ ठोक भी है। व्यक्तिपरक गृह 


र५० कबीरन्याणों सुधा! 


साधना के क्षेत्र भें बहुत श्राचोत कोल से ऐसी अभिव्यक्ति-शैली प्रचलित 
थी जिससे गोपनीयता की रक्षा हो सके । उच्च बराध्यात्मिक तथ्य कहीं 
जुपात्रों के हाथ न लग जायें, कदाचित्‌ इसीलिए इस शैली का आविष्कार 
हैआ था । प्रिद्ध साधना में कमल, कुलिश आदि इसौ प्रकार के ग्रुह्म 
अतीक थे जिनकी जातकारी केवल सम्प्रदाय में दीक्षित व्यक्तियों को ही 
हीती थी। आगे चल कर साधारण जनता को बाश्वर्यचकित करने कौर 
इस प्रकार उन्हें अपनी ओर आहृष्ट करने में भी इसका प्रयोग होने 
लगा | उदाहुरणतया सिद्ध-साहित्य की एक उक्ति है--- 
गोमांस खादयेत्षित्यं पिवेदमरवारुथीम्‌ । 
कुलीन तमहं मन्ये इतराः कुल्रघातकाः ॥ 
अर्थात्‌ जो नित्य गोमांस साथे और अमर वारुणी का पान करे वही 
कुलीन है, अन्यथा श्षेप सभी कुलघातक हैं । मारतीय समाज में जहाँ 
मांस-मदिरा-सेवत का विरोध किया जांदा रहा है, उम्तका इस्त प्रकार 
समर्यभ अचकचा देने वाला है, किंतु जब सम्प्रदाय में दीक्षित व्यक्ति को 
ज्ञात हो जाता है कि गोमांस-भश्नण वल्तुतः खंचरी मुद्रा (जीभ को उलट 
कर तासु भें लगावा) है और घमरवाझणी वस्तुतः सहस्नदल कमल से 
प्रश्नविव होने वाला अमृत है तो इन पक्तियों में उसे आश्चर्य-चकित करने 
वाला कोई रहस्य नहीं रह जाता ॥ कवीर भी सिद्धों तथा नाथ योपियों 
के प्रभाव से इस प्रकार की मूर्लमोहिनी विद्या के शिकार हुए हैं। मद्रपि 
कहीं-कह्ी उनके आध्यात्यिक अनुमवपरक पदों में उच्च ज्ञाव की भी 
प्रतिष्ठा की गई है (जैंते क० प्र०, पद १३१) किंतु अधिकतर उतकी 
उल्दवांधियों में मुर्लमोहिनी विद्या ही मिलती हैं, जैसे-- 
बाबा मोरा ब्याह करू वर ऊतिम लें आय। 
जब लगि वर पाव नहीं तव लगि तू ही व्याहि ॥ 
प्रथम नगर पहुंचते परि गौ सोक संताप। 
एक अचंभा देखियां विदिया ब्याहल बापव। 
(वादान्न्युझ, अच्छा वर८परमात्मा, ब्याहतालच्थरण में लेना; 


कुछ आरोप और उठके समाधान श््श्टृ 


नगर--संसार, दिटिया--जीवात्मा, वाप--शरीर; ब्याहुना---सस्दन्ध 
स्थापित करना) 
यह्‌ निस्सकोच कहा जा सकता है कि दुराव-छिपाव की श्रवृत्ि 
भक्तिमावना में बाघक होती है । सरलता और सीवापन मक्ति का भित्य' 
लक्षण है। इसीलिए उसे ऐसा ग्रुह्म नही बना देना चाहिए कि 'लखे 
कोइ विरताः4 कबीर कौ उल्टर्वा्तियों में जहाँ कही भक्ति के गरूढ़ तत्व 
समाविष्ट मी हैं वहाँ उन्हें दृढ़ निकालने में वर्ड बड़े विद्वानू ही समर्थ हो 
सकते हैं। हृदय को स्पर्श करने वाली रागात्मकता जैसी तुलसी मे है वैत्ती 
न तो कबीर की उल्टवाँसियों में मिलती है और न सूर के दृष्टिकूठों में । 
गतः कोई भी सहृदय आलोचक न तो उल्टवाँसियों को उत्कृष्ट काव्य 
मान सकता है मौर न दृष्टिकूटीं को । मिश्रदन्धुओं का यह कथन उपगुक्त 
ही है कि 'कदीर की रचना कट्दी-कही मू्खमो हिनी है और कही-कही पर- 
मोच्च । अतएवं उससे मूर्ख या पूर्ण ज्ञानी ही प्रसन्न हो सकते हैं, साघा- 
रण पुरुष नही ।” कब्रीर-वाणी की प्रेम और विरह सम्बन्धी उक्तियों में 
अवश्य उत्कृष्ट कोटि की जनमनअभिराम राग्रात्मकेता है किन्तु उसका 
परिमाण तुलनात्मक दृष्टि से इतना कम है कि कबीर का वह रूप 
उमड़ नही पाया है | इसके अतिरिक्त उनके नाम पर प्रचलित प्रक्षिप्त 
रघनाओ में अधिक सख्या उल्टवॉसियो तथा विलप्ट आध्यात्मिक विवे- 
चंनापरक पदों की होने के कारण इस मान्यता की और भी अधिक पुष्टि 
होती है । 


१०-- प्रस्तुत संकलन 


प्रस्तुत संकलन मेरे उस शोध-प्रवन्ध के जाधार पर तैयार किया 
गया है जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६५७ में डी० फ़िलु० 
की उपाधि प्रदान की गयी और जो सन्‌ १६६३ में हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा 'कबोर-प्रंथावली? के नाम से श्रकाशिव किया गया । 
मध्यकाल के हिंदी कवियों की रचनाओं के प्रामाणिक पाठ की 
समस्या बहुत उलझी हुई है और कबीर जैसे फक्कड़ संत के सम्बन्ध मे, 
जो “पुस्तक देहु बहाइ” का उपदेश देते रहे, यह समत्या और भी उग्र रूप 
धारण कर लेती है । भुझे कबीर पर शोघकार्य करते समय विभिन्न 
ह॒स्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियो मे कुल मिलाकर लगमय सोलह सौ पद, 
साढ़े चार हतार साखियों क्रीर एक सी चौंतीस रमैनियाँ मिली थी । 
पदों, साखियों तथा रमैनियों के अतिरिक्त भी सो रचनाएँ, भिन्न-मिन्न 
ग्रंथों के रूप में, ऐसी ओर प्राप्त होती हैं जिन्हें कवी रत कहा जाता 
है (अगर और खोज की जाय तो इनको संत्या मे वृद्धि ही होनी 
जायगी । कवीरपथियों का तो विश्वास है कि सदुगुरु कवीर कौ वाणी 
अनंत है, उनकी संख्या का अनुमान वनस्पति-समुदाय के पत्तों भौर गया 
के बालुका-कर्णी से लगाया जा सकता है-- है 
जेते पत्र वनस्पती, औ ग्गा की रँन। 
पंडित विचारा क्या कहै, कवीर कही सुख बेन (॥ 

बीजक, साखी २६१ व 

ऐसा अथ जो समस्त उपलब्ध प्रतियों मे समात रूप से मिलता हो, 

सुगमता से प्रामाणिक साना जा सकता है, किन्तु कवीर के सम्बन्ध में 
यह स्थिति कुछ विलक्षण है । पद ऐसा एक मी नहीं है जो नमी प्रतियों 
में समान रूप से मिल्रता हो, साख केवल एक है जो सभी श्रतियों में 


रथ रु 
अस्तुत संकलन श्श्र 


मिलती है और रमैनी भी ऐसी कोई नही जो सभी प्रतियों में मिलती 
हो । प्रति भी ऐसे कोई नही मिलती जो कबीर के जीवन-काल की हो 
अथवा जिसकी परंपरा ही इतनी प्राचीन हो कि उसे निरापद रूप से. 
कबीर के जीवन-काल का माना जा सके । पाठ-विक्ृतियाँ सी सभी 
प्रतियों में मिलती हैं। इस स्थिति में दावे के साथ यह कहना कठिन है 
कि कवीर की रचता कितनी और किस रूप में प्रामाणिक है। उनके 
कंठ से जो कुछ निकला वह वायु में विलीन हो गया; उसे न तो किसी 
यंत्र में बाँधा गया मौर न ही तुरंत लिपिवद्ध किया गया। यदि कोई 
ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार हो जाय जिसके द्वारा शताब्दियों पूर्व किसी 
व्यक्ति से मुख से निकले इए शब्द पुनः यथावत्‌ उपस्यित किए जा सके 


सम्पादन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर समस्त उपलब्ध सामग्री का 
तुलनात्मक अध्ययन कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करना और 
त्तव उसकी सहायता से ऐसा पाठ निर्धारित करना जिसे यत्किचित 
मतववमिन्य ह्वोते हुए मो सभी पूव॑वर्ती पाठों से प्राचीततर अथवा दूसरे 
शब्दों में प्राचोनतम तथा प्रामणिकतम माना जा सके । काल के स्थल 
आवरण को भेद कर आलोच्य रचना के शताब्दियों पुर्व रूप तक पहुँचने 
का यही एक निरापद मार्ग है | संयोगवश यह प्रक्रिया मन की उस उल्टी 
साथना से मिलती है जिसका उपदेश सन्तो ने दिया और जिसे उन्होंने 
अपनो करनी में भी उत्तारा । कवौर का कथन है-- 


मंत्र के मत न चालिए, छांड़ि जीव की बांनि। 
ताकू केरा तार ज्यौं, उलटि अपूठा आांनि ॥ 
““क» ग्रं० साखी २६-२३ । 


यही सिद्धांत पाठ-निर्धारण में भी सहायक होता है। उपलब्ध 
अतिर्यों के वर्तेमान साधयों को आाँस मुंद कर मान सेने की वबानि! अच्छा 


[ कब्दोर-वाणी सु॒' 
नहीं द्वोठी, बल्कि 'अपूठा' ( उल्दा ) चल कर उनके पूर्व रूप की खोज 
करने में ही उनको सहायता लेनी चाहिए । 

कवीर-वाणी की विधम पाठ-समस्या को सुततक्नावि के लिए जो 
प्रक्रिया अपतायी गयी है उसे पाठ-सम्पादन की परिभाविक घद्दादली में 
कहा जा सकता है कि पहले विभिन्न प्रतियों का परीक्षण और फिर 
उनका पारस्परिक पाठ-मिलाव कर बलत्यत्त सतकतापूर्वक निर्धारित 
समस्त “निश्वेष्ट' तया 'सचेष्ट' पाठ-विक्ृतियों की प्हायता से उनका 
पाठ-संबंध निर्धारित किया गया है और तदनंतर केवल उन्हीं स्चमाओं 
को कवी रक्त स्वीकृत किया गया है जो किनन्‍्हीं भी दो या अधिक ऐसी 
अतियों में मिलती हैं. जिनमें किसी प्रकार का दछंकीर्णे-संब्रध/ नहीं है, 
मर्यात्‌ जिममें थाठ संबंधी ऐसी विकृतियाँ (जातबूझ कर अथवा अनजान 
हक की हुई ) समान रूप से नहीं पाई जाती जिनका आविर्भाव कवि क्के 
मूल पाठ का पस्वर्ती सिद्ध होता हो और इसी आधार पर उत रचनाओं 
का पाठ भी निर्घारित किया गया हैं! 
इय प्रकार उपलब्ध सामग्री में से कबीर की प्रामाणिक रचता के 
झूप में दो सौ पद या शब्द, बीस रुमैंकियाँ, एक चौंतीसी रमेती तथा 
साढ़ सात सी के लगभय साह्ियाँ प्राप्त होती हैं । अस्तुत संकन्नद क्के 
लिए इन्हीं में से ६४५ पद तथा ३४३ सा्खियाँ चुन ली गयी हैं।, यह 
संकलन बी० ए०, एम० ए० स्वर के दिद्याधियों की दृष्टि से तैयार 
किया गया हैं, फिर भी अपेक्षाइुत्त सरल स्वनाओं को ही आषान्य दिया 
गया है। इसीलिए अनुशूतिदस्‍्क अयवा विययेय ( उल्टर्बासी ) के पद 
जाव बूझ कद कम रखे गए हैं। केवल इतना ब्यान रखा गया हैं कि 
शैली का स्थूल रूप से अविवियित्व हो जाय 
मेरी 'कबी स-प्रंयावली/ के पूर्व भी कबीर वी रचनाओं के कुछ अच्छे 
संस्करण प्रकाशित हुए ये, किन्तु उनमें भी अनेके स्पलों पर पाठ की विकू- 
हियाँ मिल जाती है, जो विद्यार्यी तथा अध्यावक दोनो को त्रावि में टाल 
देती हैं। प्रस्तुत संकत्तन में बहुत हुछ अ्थों में इध अभाव की पूर्ति 


प्रस्तुत संफलन है श्श् 


करने का प्रयास किया गया है, यद्यपि वह सर्वेथा अ्रंति-हीन है, इसका 
दावा नही किया जा सकता । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
कबीर की वाणी जिस रूप में सर्वप्रथम लिपिबद की गयी होगी, मेरे 
द्वारा' निर्धारित पाठ उसके सबसे अधिक निकट का है गौर शेष पाठ 
« क्रमशः उससे दूर के होते गये हैं । 
भैरे द्वारा निर्धारित कबीरवाणी का पाठ इतशूवे सभी संस्करणों 
से अधिक विश्वसनीय है--यह बात दी-चार स्थूल, उदाहरणों से अधिक 
स्पष्ट हो सकेगी । कबीर का एक पद सेरी “कबीर-ग्रथावली/ में इस 
प्रकार है--- 
मेरी मेरी करतां जनम गयौ । 
जनम गयो परि हरि न कह्यो ॥ टेक ।॥। 
बारह बरस बालपन खोयो बीस बरस कछु तप न कियौ । 
तीस बरस ते रांम न सुमिरुयो फिरि पछितांनां बिरिध भयौ ॥ 
सूखे सरवरि पालि बंधावे लूनें खेति हढठि बारि करै। 
अयोी चोर तुरंगहि लें गयो मोहड़ी राखत मुगध फिर ॥२॥ 
सीस चरन कर कंपन लागे नैंन नीरु असराल बहै। 
जिश्या बचन सूध नहिं निकसे तब सुक्रित की वात कहे ॥३॥ 
इत्यादि ॥ 
निरंजनी सम्प्रदाय की पोथी से उपयुक्त पद की पाँचवी पंक्ति के 
सरतरि (८ सरोवर में) के स्थाव पर 'तरवरि! ( पेड़ पर) पाठ मिलता 
है और 'गुदग्रंथसाहब” में जो कवीर-वाणी का अत्यधिक श्लेष्ठ पाठ 
प्रदान करता है और अब तक की अ्राप्त पत्तियों में कालक्रम की दृष्टि से 
सर्वाधिक श्राचीन है, 'हठि बारि करे! के स्थान पर 'हयवारि करे! पाठ 
मिलता है । पाति (सं०) तालाब के चारों ओर के क्चे कपार को कहते 
हैं, तुल० जायसी, पदमावत ६०-६ : 'पालि जाइ सब ठाद़ी भई ।? इस 
प्रस्ता में विरंजवी-सम्प्रदाय के 'तरस्वारिं पाठ को प्रांति स्पष्ट है | 


२५६ कवीर-वाणी सुधा 


आुध्यंवसाहूद के 'हुयदारि' पाठ का भी यहाँ कोई दरतंग-सम्मत थर्ष नहीं 
निकलता ॥ इसके धिपरीत “हि बारि करे! जो अन्य प्रतियों का पाठ है, 
का वर्य है-दृदत्‌ रोक लगाता है; मोर यही इस भ्रंसंग में उपयुक्त प्रतीव 
होता है । इंसो प्रकार छठवी दया सातवीं पंक्तियों में तुरंगहिं, मॉहड़ी, 
चैन, तथा बवयल के स्थान पर गुल्यंयवाहुव में हरमशः ठुरंठक मेरी, 
सेनी ओर समार पाठ मिलते हैं जो प्रमात्मक हैं। “तुरंवह! पाठ प्रहण 
करने से वावय में कम का लोप हो जाता है, 'मेरी” पाठ ग्रहण करने से 
मेरी राखत! निरबंक हो जाता है, “नेनी” स्पष्ट ही पंजाबी प्रमाव के 
कारण है और “असराल' (+-निरंतर) के स्पान पर “असार लिपिश्रम 
के कारप हो गया है जिससे अर्थ का अपक्य होता है । 


उपयुक्त पाठ-विकृत्िियों के कारपों को खोज करने से उनका 
इतिहास भी स्पप्टतथा दृष्टिगोचर होने लगता है। इनमें से अधिकांश 
विकृवियाँ ऐसी हैं जो यह संकेत करतो है कि जिस श्रति पर इस पाठों 
को प्रस्तुत करते वाली प्रतियाँ आधारित हैं वह कदाचित्‌ फ़ारसी लिपि 
में घी। इस सम्भावता का सबसे सटीक उदाहरण उपसुक्त पाठांवरों में 
गुस्ग्रंबलाहब का 'हयवरगरि! प्राठ है । पहले उदूं में 'तै' के ऊप्रद एक प्रदी 
जलकौर खींच कर ट' दवाते थे | यदि यह लकौर जल्दी में भू से छूट 
जाय तो “5' का सरलता से “या हो जाता है । 'हठि वारि से 'हयवारि/ 
बन जाने का औौर कोई दूसरा समाषान हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार 
अन्य याठांंतरों की विकृतियों के कारण मो संवोयजनक रूप से ढढ़े जा 
सकते हैं ॥ 
इस प्रकार अनेक शाखाओं कौ प्रत्रियों के बाघाद पर कार्य करने 
चाले मम्पादक के सम्मुख पर्याप्त सामग्री तथा साधव उपलब्ध होने के 
कारण अनेक पाट्याठातर अपना-अपना इतिहास स्वर्य बताते हुए उप- 
स्थित हो जाते हैं और क्िचिन्‌ विदेक से कार्य करने पद उनमें मे उप- 
गुक्त पाठ पुनविसित कर जैना बुत कठिन कार्य नहीं होता, जद कि 


प्रस्तुत संकलन १५७ 


किसी एक शाखा या प्रति के पाठ पर आधारित रहने से उद्मट विद्वान, 
सम्पादक की दृष्टि भी सीमित रह जाने के लिए विवश हो जाती है । 
* इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन कृतियों के सम्पादक के 
पम्मुख सम्पादन शास्त्र की सूक्ष्म तथा जटिल भ्रक्निया की समस्याएं रहती 
ही हैं, साथ ही पाठों का निर्णय करने में भी इतने प्रकार के विकल्प 
आते हैं कि उनके सम्बन्ध में तनिक भी अलावधानी से कार्य करने पर 
सार्यच्युत हो जाने का भय लगा रहता है । समस्याएँ अनेकधा रहती 
हैं और जानकारी भी व्यापक और अनेकघा अपेक्षित रहती है, इसीलिए 
कुछ स्थल ऐसे अवश्य रह जाते हैं जहां सम्पादक का सीमित ज्ञान उसे 
असमर्य बना देता है और परिणामतः कृछ भ्रांतियों का रह जाना अत- 
भव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्तित सभी बातों का विशेषज्ञ नहीं हो 
सकता । यही बात भ्रस्तुत संकलन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 


कबीर-वारणी-सुधा 


[ मूल पाठ ] 


कबीर-वाणी-सुधा 
पद 


[१] $ 
रांम भगति अनियाले तोर। जेहि लागै सो जांनें पीर | 
तन महि खोजों चोट न पावीं। ओपद मूरि कहां घंसि लावों। 


* एक भाई दोसें सव नारी।नां जांनों को पियहिं पियारी। 


कहे कबीर जाकै मस्तकि भाग । सम परिहरि ताकौ मिले सुहाग ॥८ 


[२] 
रांम बिनु तन की तपनि न जाइ। जल महिं अगिनि उठी अधिकाइ। 
तूं जलनिधि हउं जल का मोनु। जल भहिं रहउं जलहिं विनु खींनु । 
तूं पिजरु हुं सुमटा तोर। जमु मंजार कहा करे भोर। 
तूं सतिगुर हउ॑ नोतनु चेला | कहै कवोर मिलु अंतर की बेला ॥॥६ 


[३] 
गोकुल नाइक बीठुला मेरा मनु लागा तोहि रे। 
बहुतक दिन बिछुरें भए तेरो ओसेरि जावे मोहि रे ॥ 
क्रम कोटि कौ ग्रेह रच्यौ रे नेह गए की आस रे। 
आपहि आप बंघाइया दोइ लोचन सरहिं पियास रे । 
जापा पर संमि चोन्हिए तव दोसे सरव समांन । 
इंहि पद नरहरि मेंटिए तू छांडि कपट अभिमांन रे । 
ना कतहू' चलि जाइए नां लीजै सिरि भार। 
'रसनां रसहि विचारिए सारंग श्री रंग घार रे । 
साधन तें सिधि पाइए किया होइ मे होइ । 
जे दिढ़ ग्यांन न ऊपजै त्तो अहंटि मरै जनि कोइ रे । 


श्ध्र कवीरनवाणीन 


एक जुगुति एके मिले किवा जोंग कि भोग । 

इन दोनिउं फल पाइए रांम नांम सिघि जोग रे । 

तुम्ह जिनि जांनों गीत है यह निज ब्रह्म विचार । 

केवल कहि समझाइया आतम साधन सार रे । 

चरन कंवल चित लाइए रांम नांम गुन गाइ । 

कहै कबोर संसा नहीं भुगरुति मुकुति गति पाइ रे ॥१०॥ + 


छ् 
हरि मोरा पिउ मैं हरि की वहुरिया । सम बड़े मैं तनक लहुरिया । 
किएउं सिंगार मिलन कै तांई | हरि न मिले जग जीवन गुसांई । 
धघनि पिछ एके संग्रि बसेरा। सेज एक पैं मिलन दुहेरा। 
धन्नि सुहागिनि जो पिय भावे । कहे कबोर फिरि जनमि न आवे ॥8९॥ 


तननां बुननां तज्यों कबीर । रांग नाम लिखि लियो सरीर । 
मुसि मुंसि रोवे कथीर की माई । ए वारिक कैसे जीर्वाई खुदाई। 
जब लगि तागा बाहों वेही । तव लगि विसरै 'राम सनेही । 
कहुत कबीर सुनहु मेरी माई। परनझारा ब्रिभुवनराई ॥१२॥ 


नही छाड़उं रे बावा राम नाम । मोौहि अउर पढ़ने सौं नहीं काम । 
प्रहणाद पठाए पढ़नसाल | संगि सखा बहु लिए बाला 
मोकउं कहा पढ़ावर्सि आल जाल । मेरी पटिया लिखि देह कली गोपाल । 
संडे मरके कह्यौ जाइ। प्रहलादर बुलाएं बेगि घाइ। 
तू रांम कहन की छांड़ि बांनि। तुझ तुरत छड़ाऊं मेरो कह्यों मांनि । 
मोकउं कहा सतावहु बार बार। प्रभु जल थल ग्रिरि कीए पहार। 
दाम छांड़ी तो भेरै मुरहिं गारि। मोकउं घालि जारि भावै मारि डारि। 
तब काढ़ि खड़ग कोप्यौ रिसाइ। तोहिं राखनहारोौं मोहि बताइ। 
खंभा ते प्रगदयो गिलारि। हिरताकस मारुयौ नख विदारि। 
परम पुरत देवाघधिदेव ! भगति हेत नरत्िष भेव। 
कहै कबीर कोई लहै न पार। प्रहलाद उधारै अनिक बार ॥२६॥ 


पद श्ष्रे 


[७] 
झगरा एक निबेरहु रांम । जे तुम्ह अपनें जन सौं काम । 
ब्ह्मां बड़ा कि जिन रे उपाया । देद बड़ा कि जहां तें गाया 
यहु मन बड़ा कि जेहिं मन मांनें । रांम बड़ा कि रांमहिं जांनें । 
कहे कबीर हाँ भया उदास | तीरथ बड़ा कि हरि का दास ॥२णा 


[८] 
हरिजन हंस दसा लिएं डोलै | निरमल नांव चवै जस बोलै । 
भांन सरोवर तट के वासी | रांम चरन चित आंन उदासी । के 
मुकताहल बिनु चंचु न लावै | मौंनि गहै कै हरि ग्रुन गावै। 
कउवा कुबुधि निकटि नाहि आवे । सो हसा निज दरसन पावै । 
कहे कबीर सोई जन तेरा । खीर नीर का करै निबेरा ॥२८५॥ 


[६ ] 
चलन चलन सब कोइ कहत है। नां जांनों वैकुंठ कहां है । 
जोजन एक परमिति नहिं जांनें । बातनि हो वैकुंठ बखानें 
जब लग मनि बैकुंठ की आसा | तव लग नहिं हरि चरन निवासा ! 
कहें सुनें कैसे पत्तिअ्‌इज | जब लग तहां आप नहीं जइमे | 
कहै कबीर यहु कहिमे काहि । साधु संगति बैकृठहि आहि ॥२६॥ 


[१० | 
निरमल निरमल हरि गुन गावै । सो भाई मेरे मनि भावे । 
जो जन लेहिं खसम का नांउं । तिनकै मैं बलिहारै जांउं । 
जिहि घटि रांम रहा भरपूरि। तिनकी पद पंकज हंम घूरि । 
जाति जुलाहा मति का घीर । सहजि सहजि गुन रमें कबीर ॥३०॥ 


[१] 
रांम च (न जाकै हिंदे बसत है ताको मन क्यों डोलै (देव) । 
मानों अठ सिधि नठ निधि ताकै सहजि सहजि जमु बोलै (देव) | 
जैसी जे उपजै या जिभ के कुटिल गांठि सब खोलै (देव) | 
बारंवार बरजि बिसया ते ले नर जौ मन तोनले टित) । 


श्धर कबोर-वाणी-सुघधा 


एक जुगुति एके मित्रे किया जोग कि भोग। 

इन दोनिउं कल प्राइए रांस नांम सिधि जोगर रे । 

तुम्ह जिनि जांनों गीत है यह निज ब्रह्म विचार । 
केवल कहि समझाइया आतम साधन सार रे । 

चरन कंवल चित लाइए रांम नांम गरुन याइ । 

कह कबीर संसा नहीं भुगुति मुकृति गति पाइ रे ॥१०॥ 


छ 
हरि मोरा पिउ मैं हरि की वहुरिया । रांम बड़े मैं ततक लहुरिया । 
किएउं सिंगार मिलन कै तांई । हरिन मिले जग जीवन मुस्तांई । 
घनि पिउ एके संग्रि बसेरा। सेज एक पै मिलन दुहेरा। 
घन्नि सुहागिनि जो पिय भावे । कहै कबीर फिरि जनमि म आवै ॥११॥ 


तननां बुननां तज्यी कबीर । रांम नाम लिखि लियो सरोर । 
मुसि मुसि 'रोवे कबीर की माई। ए बारिक कैसे जीयहि खुदाई । 
जब लगि तागा वाहों बेहो ॥ तब लगि बिसरै 'रांम सनेही । 
कहुत कबीर सुनहु मेरी माई। 8जज्ारा त्रिभुवनराई ॥१२॥ 


नहीं छांड्र् रे बावा राम नांम । मोहि अठर पढ़ने सों नहीं काम । 
प्रहलाद पठाए पढ़नसाल। संगि सखा बहु लिए बाला 
मोकउ कहा पढ़ावसि आल जाल । मेरी पटिया लिखि देह ली गोपाल । 
संडे मरके कह्यौ। जाई | प्रहलाद बुलाएं वेगि घाइ। 
तू रांम कहन की छाड़ि बानि। तुझ तुरत छड़ाऊं मेरो कह्यौ मांनि । 
मोकउं कहा सतावहु बार बार। प्रभु जल चल गिरि कीए पहार। 
रांम छाड़ों तौ मेरै गुरहिं गारि ] मोकउं घाति जारि भाबै मारि डारि। 
तब काढ़ि खड़ग कोप्यौँ रिमाइ। तोहि रखनहारों मोहि वताइ। 
खंभा ते प्रमदूयों ग्रिलारि।हिरनाकस मारयौ नख बिदारि। 
परम पुरखः. देवाधिदेव | भगति हेत चरसिघ  भेव। 
कहे कबीर कोई लहै न पार प्रहलाद उघारै जनिक बार ॥२६॥ 


१६३ 
[७] 
झग्रा एक निंबेरहु रांम । ज़े तुम्ह अपनें जन सौं काम । 
ब्रह्मा बड़ा कि जिन रे उपाया । वेद बड़ा कि जहां तें आया 
यहु मन बड़ा कि जेहि मन मांनें । राम बड़ा कि रांमहि जांगें। 
कहे कबीर हां भया उदास | तीरथ बड़ा कि हरि का दास ॥रणा 


[८] 
हरिजन हंस दसा लिएं डोलै। निरमल नांव चवै जस बोले । 
मांन सरोवर तट के बासी | रांम चरन चित आंन उदासी । ण 
मुकताहल बिनु चंचु न लावै | मौंनि गहै के हरि ग्रुन गावै। 
कउवा कुदुधि निकटि नाहि आबे । सो हसा निज दरसन पावै । 
कहै कबीर सोई जन तेरा । खीर नीर का करै निवेरा ॥२८॥॥ 

[६] 

चलन चलन सब कोइ कहत है। नां जांनों वैकुंठ कहां है । 
जोजन एक परमिति नहिं जांनें । वातनि ही बैकुंठ बखांनें । 
जब लग मनि बैकुंठ की आसा | तव लग नहिं हरि चरन निवासा ! 
कहें सुनें कैसे पतिअइम । जब लग तहां आप नहीं जइले | 
कहै कबीर यहु कहिओे काहि । साधु संगति बैकुंडहिं आहि ॥२६॥ 


१० ] 
निरमल निरमल हरि गुन गावै । सो भाई मेरे मनि भाव । 
जो जन लेहिं खसम का नांउं । तिनऊै मैं वलिहारै जांउं । 
जिंह घटि रांम रहा भरपूरि | तिनको पद पंकज हंम धूरि ! 
जाति जुलाहा मति का धीर । सहजि सहजि गरुन रमें कबीर ॥३०।। 
404 


रांम च€न जाकै हिंदे बसत है ताको मन क्यों डोले (देव)। 
मानों अठ सिधि नठ निधि ताकै सहजि सहजि जसु चोतै (देव) । 
असो जे उपजै या जिअ के कुटिल गांठि सद खोले (देव) ! 
वार॑बार वरजि विग्या तें लै नर जो मन तोले (देव)॥ 


श्द्ट ह कबौर-वाणो- 


जहं जहं जाइ तहो सचु पावै माया तासु न झोले (देव) । 
कहै कवीर मेरी मन मांन्यो रांम प्रीति कै ओले (देव) ॥३१॥ 
[ १२ |] , 

तेरा जनु एक आघ है कोई। 
कांम क्रोध लोग मोह विवरजित हरि पद चोन्हे सोई । 

असतुति निंदा दोउ विवरजित तजहिं मांनु अभिमांनां । 

लोहा कंचन समर करि जानहि ते मूरति भगवांनां | 

रज गुन तम गुन सत गुन कहिओअ यह सभ देरी माया ।' 

चउथे पद कौ जो जन चीन्हें तिनहीं परम पदु पाया ।' 

चितै तो माघव चितामनि हरि पद रमैं उदासा ! 

चिता अर अभिमांन रहित है कहै कबीर सो दासा ॥३२॥ 


[१३ ] 
डगमग छांड़ि दे मन वौरा । 
अव तौ जरें मरें वनि आवै लोन्हों हाथि सिंधीरा । 
होइ निसंक मगन होइ नाचे लोभ मोह भ्रम छांडे । 
सूरा कहा मरन तें डरपै सतो न संचै भांडे । 
लोक बेद कुल की मरजादा इहे गले मैं फांसी । 
आधा चलि करि पाछे फिरिहौ होइ जगत में हांसी । 
यहु संसार सकल है मैला रांम कहैँ ते सूचा ! 
कहे कबीर नाउं नहिं छाँड़ी गिरत परत चढ़ि ऊंचा ॥#८।॥। 
[ एड | 
बोलनां का कहिए रे भाई | बोलत बोलत तत्त नसाई। 
बोलत बोलत बढ़े विकारा । बिनु बोले क्या करहि विचारा । यह 
संत मिलहिं कछु दुनिज कहिय । मिलहि असंतत मह्टि करि रहिजे। 
ग्यांतीं सौं बोलें उपकारी । मूरिख सौं बोलें झखमारी। 
कहे कवीर आधा घट बोले । भरा होइ तो कबहूं न बोले ॥६8॥ 


श्ष्र 


[९५] 
झूठे तन कौ क्या गरवावै । मरै तो पल भरि रहन न पावै । 
खोर खांड घृत पिंड संवारा । प्रांन गएं लै बाहरि जारा । 
जिहिं सिरि रचि रचि बांघत पाया । सो सिरु चंचु संवारहिं कागा । 
हाड़ जरै जैसे लकड़ी झुरी । केस जरै जैसे त्रिन कै कूरी । 
कहै कबीर नर अजहुं न जागै। जम का डंड मूड़ महिं लागै ॥६२॥ 


[१६ ] 
भजि गोबिंद भूलि जनि जाहु। मनिखा जनम कौ एही लाहु। 
ग्रुर सेवा करि भगति कमाई।जों ते मनिखा देहीं पाई। 
या' देही कौ लोचें देवां।सो देहीं करि हरि को सेवा। 
जब लगि जुरा रोग नहिं आया। जब लगि काल ग्रसै नहिं काया। 
जब लगि हीन पड़े नहिं बांनी । तव लगि भजि प्न सारंगपांनीं। 
अब नहिं भजसि भजसि कब भाई । आवै अंत भज्यो नहिं जाई। 
जो किछु करहि सोई तत सार। फिरि पछिताहु न पावहु पार। 
सेवण सो जो लागे सेव | तिनही पाया निरंजन देव। 
यहु तेरा औसर यहु तेरी बार | घट हो भीतरि देखु बिचारि। 
कहे कबीर जीति भावै हारि। बहु बिधि कह्मौं पुकारि पुकारि ॥६३॥ 


[९७] 
जिहि नर रांम भगति नहिं साधी । सो जनमत कस न मुओ अपराधी | 
जिहि कुल पूत न ग्यान विचारों। वाकी बिधवा कस न भई महतारी । 
मुचि सुचि गरभ भई किन वांझ | बुड़भुज रूप फिरे कलि मांझ। 
कहे कबीर नर सुंदर सरूप | राम भगति विनु कुचिल कुरूप ॥६४॥ 


[ १८ | 


मन रे अहरखि [ मन आहर कहं ? ] वाद न कोजै। 
अपनां सुक्रितु भरि भरि लीजै । 


१६६ कवोर-वाणी-सुध 


कुंभरा एक कमाई माटी बहु विधि दांनीं लाई! 
काहू महिँ मोती मुकत्ाहल काहू व्याधि लगाई। 
काहू दीन्हां पाट पर्टवर काहू प्‌लंघ निवारा। 
काहू गरी ग़ोंदरी नांहीं काहू सेज पयारा। 
सुमरहिं घन राखन को दोया मुगध कहै यह मेरा । 
जम का डंडुमुंड॒ महिं लागे खिन महिं करे निवेरा । 
कहे कयीर सुनों रे संतो मेरी मेरी झुठी। 
चिरकुट फारि चुहाड़ा लै गयो तनीं तागरी छूटी ॥६५॥ 


( १६ ] 
भाई रे विरते दोस्त कबीर के यहू तत वार वार कारसों कहिए । 
भाँंवन गढ़न संवारन संम्रय ज्यों राख त्यों रहिए । 
आसम दुनीं सवे फिरि खोजो हरि बिन सकल अयांनां 
छह दरसन पाखंड छ्वांनवे आकुल किनहूं न जांनां। 
जप तप संजम पूजा अरचा जोतिग जग बोरांनां। 
कागद लिखि लिखि जगत भुलांनां मन हीं मन न समांनां । 
कहे कबीर जोगी अरु जंगम ए [ की ? ] सभ झूठी आसा । 
रामहिं नांम रटौ चानिंग ज्यां निहचै भगति निवासा ॥६६।॥ 
[२० ] 
बावा माया मोह मोहितु कोन्ह । 
तातें ग्यांनग रतनु हरि लोन्ह। 
जगि जीवनु अंसा सुपिने जैसा जीवन सुपिन समांन | 
सांचु कहि हंम गांठि दीन्हीं छोड़ि परम निवान। 
नेन देखि पतंग उरझे पसु न पेखे आगि। 
काल फांस न मुगध चेते कतक कांमिनि लागि। 
करि विचार विकार परिहरि तरन तारन सोइ। 
कहै कवीर भगवंत मजि नर दुतिम नांही कोइ ॥६७॥ 


पद १६७ 
[२१ ] 
फिरहु का फूले फूले फूले । 
जब दस मास उरघ मुख्ि होते सो दिन काहे भूले । 
जब जरिम तव होइ भसम तन रहे किरिम दल खाई। 
कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया या तन को इहे बड़ाई | 
ज्यों मांखी सहतें नहिं विहुरै जोरि जोरि घन कीन्हां। 
मूएं पीछें लेहु लेह करे भूत रहन क्यूं दीन्‍्हों। 
देहरि लॉ बरी नारि संग है आगें सजन सुहेला। 
मरहट लौं सम लोग कुटुंब भयौ आगे हंसु अकेला। 
रांम न रमसि मोह कहा माते परहु काल वस कूवा। 
कहे कबीर नर आपु बंधायो ज्यों ललनीं भ्रमि सूवा ॥६८॥ 


[२२ | 
सन रे सरधो न एकौ काजा । तें मज्यों न रघुपति राजा । 
बेद पुरांन सभै मत सुनिके करी करम की आसा। 
काल ग्रसत सभ लोग सयांनें उठि पंडित पै चले निरासा। 
बन खंड जाइ जोग तपु कीन्हां कंद मूल चुनि ख़ाया। 
नादी बेदी सबदी मोनीं जंम कै पठे लिखाया। 
भगति नारदी छिदे न आई काछि कूछि तनु दीनां। 
राग रागिनीं डिभ होइ वँठा उनि हरि पहिं क्‍या लीनां । 
पहरयौ काल सभै जग॒ऊपरि मांहिं लिखे भ्रम ग्यांनीं। 
कहे कबोर ते भए खालसे राम भगति जिन्हे जांनीं ॥८६॥ 
[२३ ] 
बदे खोजु दिल हर रोज नां फिर परेसानीं मांहिं । 
यहु जु दुनिया सिहरु मेला कोई दस्तगोरी नाहिं । 
बेद कतेव इफ्तरा माई दिल का फिकरु न जाइ। 
दुक दा करारी जउ करहु हाजिर हजूर खुदाइ।॥ 


ह्द्द८ कवीरन्वायो-सुषा 


दरोगु पढ़े पढ़ें खुस्ती होइ वेखबरु बादु बक़ाहिं ! 

हक सांच खालिक खलक म्यानें स्याम मू रति नांहिं 

अस्मांत म्यांने लहंग दरिया ग्रुतल्त करदत बूद । 

करि फ़िकिर दाइम लाइ चसमें जहां तहां मौजूद । 

अल्लाह प्रकंप्राक है सक्त करउ जे दुसर होइ। 

कबीर करम करोम का यहु करै जांनें सोइ ॥८छ॥ 
[२५] 

बिखे दांचु हरि रांचु समझु मन बउरा रे । 

निरभे होइ न हरि भजे मन बउरा रे गह्यो नरांस जहाजवा 

तन घन सा का गवंसी मन वउरा रे भसम किरिम जाकी साझु । 

कालबूत को हस्तिनो मंतर बठरया रे चलतु रच्यों जगदीस । 

कांम अंध गज वसि परै मन वउरा रे अंकुस सहियो सीस । 

मरकट मूठी अनाज की सत्र बउटा रे लीन्हीं हाथ प्रसारि । 

छूटन की ससे परी भन बठरा रे नाचेठ “धर घर बारि। 

ज्यों ललनीं सुमठा ग्ह्मौ मत वठणा रे माया यह ब्योहार। 

जैसा रग कुसुंभ का भन बड़रा रे त्यों प्सरधो पासारु। 

नहांवन को तोरथ घने मन वउरा रे पुजन कों बहु देव । 

कहै कबीर छूटन नहीं मनन वठरा रे छूटनु हरि की सेव ॥0»॥ 
[२५ ] 

जाइ रे दिन हो दिन देहा | करि लै बौरी रांम सनेहा ॥ 

वालापन गयो जोवन भी जासी । जरा मरन भौ संकट आसी। 

पल्ठठे केस नेब जल छाया। मूरिख चेत बुढ़ापा आया। 

रांम कहत लज्जा क्यू कीजै। पल पल आंउ घंटे तम छीजे । 

लज्जा कहै मैं जम को दासी । एक हथि मुदिगर दूजे हाथि पासी। 

कहे कवोर तिन सरवसं हासयो। रांम नांम जिन मतहूं विसारयौ ॥६८॥ 
[२६ |] 

क्या भांगौं किछु शिर व रहाई । देखत नेन चला जय जाई ॥॥ 


पद 


इक लख पूत सवा लख नाती | तिहि रावन घर दिभा न वाती । 
लंका सा कोट समुंद सी खाई | तिहि रावन की खबरि न पाई 
आवत संग न जात संगाती । कहा भयौ दरि बांधे हाथी । 

कहे कबीर अंत की वारी। हाथ झारि जैसें चला जुवारी ॥86॥ 


[२७३] 
चारि दिन अपनीं नोबति चले वजाइ 
इतनकु खटिया गड़िले मटिया संगि न कछु लै जाइ। 
देहरो बैठी मेहरी रोवै द्वारे लगि सगी माइ। 
मरह॒ट लों सब लोग कुदुंव मिलि हंस अकेला जाइ । 
वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन वहुरि न मिलिवों आइ । 
कहे कवीर राजा रांम भजव विन जनम अकारथ जाइ ॥१००॥ 


[२८ ] 
ताते सेइए नाराइनां । 
रसना राम नांम हितु जाके कहा करे जम्नां । 
जो तुम्ह पंडित आगम जांनों बिद्या व्याकरनां। 
तंत मंत सब ओखधि जांनों अंति तऊ मरनां। 
राज पाठ अर छत्त सिंघासन बहु सुंदरि रभनां। 
पांच कपूर सुबासिक चदन अति तऊ मरनां। 
जोगी जती तपी संन्यासी बहु तीरथि भ्रभनां। 
लुचित मुंडित मोनि जटाघर अंति तऊ मरनां । 
सोचि विचारि सवै जग देखा कह न ऊबरनां। 
कहे कबीर सरनाई आयो मेटि कं मरनां ॥१०१॥ 
[ २६ 
कुसल खेम अरु सहो सलामति ए दोइ काकों दीन्‍्हां रे 
आावत जात दुह॒घां मूटे सरव तत्त हरि लोन्‍्हां रे। 
सुर नर मुनि जति पोर अवलिया मीरां पैदा कीन्‍्हां रे । 
कोटिक भए कहां लगि बरनों सभनि पयांनां दीन्‍्हां रे। 


१७० है फबोर-वाणी-सुधा 


घरती पवन अकास जाहिंगे चंद जाहिंगे छूरा रे। 
हम नांहीं तुम भांहीं रे भाई रहे रांम भरपूर रे। 
कुसलहिं कुसल करत जग खोतां पड़े काल भे पारी रे । 
कहे कबीर सवै जग विनसे रहे रांम अविनासी रे ॥१०३॥॥ 


[३० ] 
एहि विधि सेइ्ए स्री नरहरी । मन की दुविधा मन परिहरी। 
जहां नही तहां कछु जांनि। जहा नहीं तहां लेहे पिछांनि। 
नांही देखि मे जइए भागि। जहां नहीं तहं रहिए लागि। 
मन संजन करि दसवे द्वारि। गंगा जमुनां सधि विंचारि। 
बिंदहि नांद कि नार्दाह बिंद । नारह विद मिले गोबिंद । 
देवी न देवा पुजा नहिं जाप | भाई न बंध माय नहीं बाप। 
गुन अतीत जस निरगुन आप | भरम जेवरी जग कियी सांप। 
तन नाहीं कब जब मन नाहिं। मन परतीति ब्रह्म मन माहिं। 
परिहरि बकला ग्रहिं गुन डारि; निरखि देखि निधि वार न पार । 
कहै केवोर गुर परम गियांत | सुत्नि सडल मैं धरो धियांव । 
पिंड परे जिउ जैहे जहा ॥ जीवत ही ले राखौ तहां ॥१२३॥ 
[३१ 3 
जिअत न मारि मुवा मति लावे। 
मास बिहूना घरि मति आवै हो कता । 
उर विनु खुर बिनु चंचु बिद्ु बपु बिहूता सोई रे। 
सो सावज किन मारै कंता जाकै रगत मास ना होई रे । 
पैली पार कै पारबी ताकी घनुही पनच नही रे । 
ता बेल़ी कौ दूकयौ म्रिंगलो ता प्लिय कै सीख नहीं रे । 
मास प्विगा जीवता राखा यहु गुर ग्यान सही रे । 
कहे कबीर स्वांमी तुम्हरे मिलन वें वेली है पर पात नहीं रे ॥१२४॥। 
| [3३ ] 
कहौ भइया अंबर कार्सो लागा। कोई बूझे चूझननहार सभागा। 


| 


पद 


अंबर मद्धे दीसे तारा । कौन चतुर असा चितरनहारा । 

जो खोजहु सो उहवां नांहीं | सो तो आहि अमर पद मांहीं । 

कहै कबीर जांनेंगा सोइ । हिंद राम मुखि रांमे होइ ॥१२५॥ 

[३३ | 

मोहिं जैसे बनिज सौँ कवन काजु । जिहि घटै मूल नित बढ़े ब्याजु । 

नाइकु एकु बनिजारै पांच | वरध पचीस क संग्रु कांच । 

नउ बहिया दस गोंनि आहि । कसनि बहत्तरि लागि ताहि। 

सात सूत मिलि बनिज कौन । करम भांवनी ( रो? ) संगि लीन । 

तोनि जगाती करत रारि। चलौ वनिजारा हाथ झारि। 

बनिज खुरांनों पूंजी टूटि | दह दिसि टांड़ी गयौ फूटि । 

कहे कबीर यहु जनम बादि । हा समांनौ रहो लादि ॥१२६॥ 
३४ ] 

हरि का बिलोवना बिलोइ मेरी माई । 
असें बिलोइ जामे तत न जाई॥ 

तनु करि मठुकी मर्नाह बिलोइ । ता मटुकी महिं पवन समोइ । 

इला पिंगुला सुखमन नारी । वेगि विलोइ ठाढ़ी छछिहारी | 

कहे कबीर गुजरी बोरांनीं । गे फूटी जोति समांनी ॥१२७॥ 
३५ ] 

है हजूरि कत दूरि वतावहु । इुंदर वांघह सुंदर पावहु । 

सो मुल्ला जो मन सौ लरै । अहनिसि काल चक्र सौ भिरे। 

काल पुरुख का मरदे मानु । तिसु मुल्ला कौ सदा सलांम । 

काजी सो जो काया विचारै। काया की अगिनि ब्रह्म परजारै। 

सुपिनें बिंदु न देई झरनां । तिसु काजी कउ जरा न मरनां । 

सो सुरतांन जु दुइ सर तांने । वाहरि जाता भीतरि आंनें । 

गगन मडल महिं लसकर करै। सो सुरतानु छत्त सिरि धरे । 

जोगी गोरख गोरख करै | हिंदू रांस नांम ऊच्रै । 

मुसलमांन कहे एकु सुदाइ। कवोर का स्वांगी रहा समाइ ॥१२८।॥ 


हन्कन 


श७२ फवीर-वाणो-सुधा 


[३६ ] 
कहु रे मुलला वांग निवाजा । एक मसीति दसों दरवाजा ॥ 
मनु करि मका किवला करि देहो | वोलनहार परम गुरु एहो । 
विसिमित्रि तांमसु भरमु कंदूरी । भस्ि ले पंचें होइ सबूरी । 
कहै कवीर मैं भया दिवांनां । मुसि मुससि मनुवां सहजि समांनां ॥१२६॥ 
[३७ ] 

तहां जो रांम नांस लिव लगे ! 

दो जुरा मरन छूटे भ्रम भागे ॥॥ 
अगम द्रुगम गढ़ि रचिले अवास । जा महि जोति करै परयास । 
चमके विजुली तार अनंत । तहा भ्रभु वैठे कंबला कंत । 
अवरन वरन स्याम नहिं पीत । हाहू जाइ न गाने गीत । 
मनह॒द सवद होत झनकार | तहां भ्रभु बैठे समरथ सार। 
अखंड मडल मढित मंड । त्री असनान करै त्री खड | 
मगम अगोचर अभिवतरा 4 त्ाकी पार न पावे धरनींघरा । 
कदेली पुंहुप दीप परकास । रिदा (छिंदा) पकज महि लिया निवास ! 
डादस दल अभिमंतर मित । तहां प्रभु पाइसि करि लै चिंत । 
अरघ उरघ बिच लाइलै अकास । सुन्नि मडल महि करि परगासु । 
तहा न ऊगै सूरज चद । आदि न्रिजन करै अनद । 
ब्रह्म डे सो पिडे जानि । मानसरोवरि करि असनानु । 
सोहं हंसा ताकौ जाप । ताहि न लिप पुन्नि जरु पाप । 
अमिलन मिलन घांम नहि छाहां । दिवत न राति कछ्धू है तहाँ 
टारबो टरै न आवै जाइ। सहज सुन्नि माह रहो समाइ॥ 
काया मद़े जांनें सोइ । जो बोले सो आप होइ । 
जोति माहि मन असयिर करै ; कहे कवीर सो प्रांतीं तरै ॥१३०।॥। 

(रे८ ] 
रांम चरन मनि माए रे। 
अस दुरि जाहू रांड के करहा प्रेम प्रीति त्यो लाए रे। 


पद 


आांव चढ़ी अंबली रे अंबली वबूर चढ़ी नग बेली रे । 

है थर चढ़ि गयौ रांड को करहा मनहं पाठ की सैली रे । 

कंकर कुईं पताल पांनियां सोने बूंद विकाई रे। 

बजर परी इंहि मथुरा नगरी कांन्ह पियासा जाई रे। 

एक दहेंड़ियां दही जमायौ दुसरी परि गई साढ़ी रे। 

न्यौति जिमांऊं अपनों करहा छार मुनिस की दाढ़ी रे । 

इहिं बनि वाजै मदन भेरि रे वहि बनि वाजै तूरा रे। 

इहिं धनि खेले राही रक्रमिनि वहि बनि कांन्ह बहीरा रे ! 

आसि पासि घन तुरसी का बिरवा मांझि द्वारिका गांऊं रे । 

जाको ठाकुर तुहीं सारिगधर भगत कवीरा नांऊं रे ॥१३१॥ 
[३६ ] 

देव करहु दया मोहि मारगि लावहु जितु भव बंधन टूटे । 
जरन मरन दुख फेरि करन सुख जीअ जनम तें छूटे 

सतगुर चरन लागि यो बिनवों जीवनि कहां तें पाई । 

जा कारनि हंम उपजें बिनसे क्यो न कहो समझाई । 

आसा पास खंड नहिं पाड़े यह मन सुन्नि न लूटे । 

आपा पद निरवानु न चीन्हां बिनु अनभे क्यू छूटे । 

कही न उपज उपजी नहिं जांने भाव अभाव विहूनां । 

उदै अस्त की मति वुधि नासो त्तउ सदा सहजि लिव लीनां । 

ज्यो विवि प्रतिविब समाना उदकि कुभ विगरांगां । 

कहै कबीर जांनि श्रम भागा तउ मन सुन्नि समांनां ॥१३श॥। 
६४०] 

राजा रांम अनहद किगरो वाजै । 
जहां दोरघ नाद लिव लागै ॥ 

अचरज एकु सुनहु रे पंडिआ अब किछु कहन न जाई । 

सुर नर गण गंध्रव जिनि मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई । 

भाठी गगन सीगी करि चोंगो कनक कलस इक पावा । 


पफ्ा कवीर-वाणो-सुधा 


तिसु महिं घार चुअ अति निरमल रस महिं रसन चुआवा । 
एक जु बात अनूप बनी है पवन पिआला साजा। 
तोनि भवन महिं एको जोगी कहहु कवन है राजा । 
जैसें ग्रियांत प्रगटा पुरखोतम कहै कवीर रंगि राता । 
अपर दुनीं सभ भरमि सुलातीं मैं रांम रसांइन माता ॥(३शा 
(४३ ] 

थहु माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेरै । 

चतुर चिकारे चुनि चुनि मारे कोई न छांड़ा मेरे 
मानी वीर डिगंबर मारे जतन करंता जोगी। 
जंगल मांहिं के जंगम मारे तूं रे फिरे अपरोगी। 
बेद पढ़ता बांह्मन मारा सेवा करंता स्वामी । 
अरथ करंता मिसिर पछाड़ा गल भहिं घालि लगांगी । 
साकत कै तू हरता करता हरि भगतन के चेरी । 
दास कबीर रांम कै सरनें ज्यों आई पा फेरी ॥१६१॥ 

8 [४२ 

एक सुहागिनि जगत पियारी । सगले जीअ जंत की नारी। 
खसम भरे तौ नारि न रोवै । उस रखवारा अउरो होवै। 
रखवारे का होइ बिनास ॥ आगे नरक इहां भोग बिलास । 
सुहागिति गलि सोहै हार । संत को बिखः बिगस संसार। 
करि सिंगार वहै पखिआरी । संत की ठिठको फ़िर विचारी । 
सत भागै वा पाछे परे शुरु के सबदनि मारहु डर | 
साकत कै यहु पिंड पराइनि । हमरी दृष्टि पर द्रिखि डाइनि । 
अब हम इसका पाया भेउ । हुए क्रिपाल मिले गुर देउ। 
कहे कवीर अब बाहरि टरी | संसारी कै अंचलि परी ॥१६श॥ 


मिल 
कवीरा विगरथो 'रंम दुह्ई। तुम्ह जिनि विगरो मैर माई | 
चंदन के छिंग बिरिख जु भैला । विगरि विगरि सो चंदन हु ला । 


पद 


पारस कौ जे लोह छिवैला | बिगरि बिगरि सो कंचन हर ला । 
गंगा मैं जे नीर मिलैला। विगरि बिगरि गंगोदिक हूला। 
कहै कबीर जे रांम कहैला । वियरि बिगरि सो रांमहि हूँ ला ॥१६६।॥ 
[४४ ] 
अैसे लोगनि सों का कहिए। 
जे नर भए भगति तें बाहज तिनतें सदा डरांनें रहिए । 
हरि जस सुर्ताह न हरि गुन गार्वह । बातन ही असमांनु गिरावहिं । 
आप न देहीं चुरुआ पांनीं। तिहि निर्दाहि जिन गंगा आंनीं । 
आपु गए औरन हू खोवहिं । आमि लगाइ मंदिर मैं सोवहिं। 
औरन हंसत आप ह॒हि कांनें । तिवकौं देखि कवीर लजांनें ॥१६७॥॥ 


श्ज५ 


[४५ ] 
रांम रांम रांम रमि 'रहिए। साकत सेती भूलि न कहिए। 
का सुनहां को सुंच्ित सुनाएं । का साकत परहि हरि ग्रुन गाएं। 
कउवा कहा कपूर चराएं। का विसहर कों दूध पिआएं। 
अग्रित ले लै नींब सिंचाई । कहे कबीर वाकी वांनि न जाई ॥१६८॥ 
[४५६ |] 
है हरिजन सों जगत लरत है। फ़ुनिगा कतहू' गरुड़ भखत है। 
अचिरज एक देखहु संसारा। सूनहां खेद कुंजर असवारा। 
अैसा एक अचंभौ देखा। जंबुक करे केहरि सौं लेखा। 
कहै कबीर रांम भजि भाई | दास अधम गति कवबहुं न जाई ॥१६&॥ 
[४७] 
चलहु विचारी रहहु संभारी कहता हू' ज पुकारी। 
रांम नांम अंतरगति नांहीं तो जनम जुवा ज्यों हारी 
मूंड मुड़ाइ फूलि का बैठे कांननि पहिरि मंजुसा । 
बाहरि देह खेह लपटांनों भीतरि तो घर मूसा । 
गालिव [गारव( > गे ?)] नगरी गांउं बसाया हांम कांम हंकारी । 
घालि रसरिया जब जम सेचै तब का पति रहै तुम्हारी । . 


१७६ २ फयीर-चाणी-सुधा 


छांड़ि कपूर गांठि बिख बांधा मूल हुवा नहिं लाहा । 
मेरे रांम को अभे पद नगरी कह कबीर जुलाहा ॥१७०॥ 
[ ४८ | 
मुश्ला कहहु निजाउ खुदाई। इहि विधि जोव का भरम न जाई। 
सरजीव आंने देह बिनासे भाटी विसमिल कीआ। 
जोत सरूपी हाथि न आया कहो हलाल क्यूं कोमा । 
बेद कतेव कहह मत झूठे झूठा जो न विचारै। 
सभ घटि एक एक करि लेखै भी द्वजा करि मारै। 
कुकड़ी मारै बकरी मारै हकक हफ्क करि बोले । 
सवै जीव सांई' के प्यारे उबरहगे किस वोले | 
दिल नापाक पाक नहिं चीन्हां तिसका मरम न जाना । 
कहै कबीर भिसति छिटकाई (छुटकाई ?) दोजग ही मन मांनां ॥१८श॥ 
(४६ ] 

मीयां तुम्ह सौं बोल्यां वनि नहिं आवे । 

हम मसफीन खुदाई वदे तुम्ह राजस मनि भाव । 
अल्लह अवलि दीन को साहिय जोर नहीं फुरमाया । 
सुरसिद पोर तुम्हार॑ है को कहो कहां ते आया। 
रोजा करे निवाज गुजारें कलर्म भिस्ति न होई॥ 
सत्तरि काबे घट हो भीतरि जे करि जांने कोई ॥ 
खसम पिछांनि तरस करि जिय मैं माल मनी करि फीकी । 
आंपा जांनि ओर को जाने तब होइ भिस्ति, सरोकी । 
भाटो एक भेख घरि नानां त्तार्म बहा समांनां । 
कहे कबीर भिसति छिटकाई दोजग हो मन सांता ॥१८४॥ 

[ #« ] 
लोका जांनि न भूलहु भाई । 
खालिक खलक खलक महिं खालिक सब घटि रहा समाई। 


पद १७७ 
अव्वलि अल्लह नूर उपाया कुदरति के सभ बंदे । 
एक नूर तें सब जय कोआ कॉन भले कौन मंदे । 
ता अल्ला की गति नहिं जांनीं गुर गुड़ दीन्हां मीठा । 
कहै कबीर मैं पूरा पाया सब घटि साहिब दोठा [१5५॥ 
[४५१ ॥ 

जिम रे जाहिगा मैं जांतां । 

जत जत देखउं बहुरि न पेखउं संगि माया लपर्टांना ॥ 
बलकल बस्तर किता पहिरवा क्‍या बन मद्धे बासा ! 
कहा मुगध रे पाहन पूर्जे क्या जल डारें गाता । 
ग्यांनों ध्यांनों बहु उपदेसी इहु जग्रु सगलो धघा । 
कहे कवीर इक राम नांम बिनू या जयू माया अंधा ॥१८६॥ 


[४२ |] 
भूली मालिनीं है एड। सतिगुरु जागता है देउ । 
पाती त्तोरे मालिनों पाती पाती जीउ। 
जिसु मूरति को पातो तोरै सो मूरति निरजीउ । 
टांचनहारै ठाचिया दे छाती ऊपरि पाउ।. 
जे तू मूरति साचि है तो गढ़नहारै खाउ। 
लाडहू लावन॑ लापसी पूजा चढ़ अपार! 
पूजि पुजारा से गया देै मूरति कै मुहि छार। 
पाठी ब्रह्मा पुहुप बिसनू मूल फल महादेव । 
तोनि देव प्रतस्धि तोरहि करहि किसको सेव । 
मालिनि भूली जग भुलाना हम भुनांनें नाहि। 
कहै कबोर हम रांम राखे क्रिपा करि हरि राइ॥१८७॥ 

[४३ ) 


मेरी जिभ्या विस्तु नेन नाराइन हिरदे वसहि गोविंदा । 
जम दुवार जब लेखा मांगे तब का कहसि मुकुंदा॥ 


श्‌छ८ कवी र-्वाणी-सुष 


तू ब्रांह्मन मैं कासी क जोलहा चीन्हि न मोर गियांनां । 

तें सव मांगे भूषति राजा मोरै 'रांम धियांनां। 

पूरब जनम हंम त्रांह्मन होते ओछै करम तप होंनां। 

रामदेव की सेवा चूका पकरि जुलाहां कीन्‍्हां। 

हम गोरू तुम गुआर गुसांई जनम जनम रखवारे। 

कवहूं न पार उत्तारि चराएहु कैसे खसम हंमारे । 

भौ बूड़त कछु उपाइ करोजै ज्यों तिरि लू दौरा । 

रांम मांम जपि भेरा वांधौं कहै उपदेस कबोरा ॥१८८॥ 
[४४ ] 

जउ मैं वउरा तउ राम तोरा । लोगु मरमु का जांनें मोरा। 

माला तिलक पहिरि मन मांनां । लोगन रांमु खिलौनां जांनां । 

तोरउं न पाती पूजउं न देवा । रांम भगति बिनु निहफल सेवा । 

सतगुर परुजउं सदा मनावउं | असी सेव दरगह सुखु पावउं। 

लोगु कहें कवीर वोरांवां | कबीर का मरखु रांम भल जांनां ॥१८६॥ 
[श्र ] 

सभ खलक सांनी मैं वौरा । में विगरचों विगरै मति ओऔरा । 

विद्या न पढ़उं बाद नहिं जांनों । हरि गुन कथत सुनत बउरांतों । 

आपिन वौरा राम कियो वउरा। सतिगुरु जारि गयी भ्रम्न्‌, मोरा। 

मैं बिगरयौं अपनी मति खोई। मेरै मरमि भूलउ मति कोई । 

सो वउरा जो आपुन पछाने। भापु पद्धांतें त्त एके जांने । 

अवहिं न माता सु कबहुं न माता | कह कवीर रांमें रगि राता ॥१8०॥ 
(४६ ) 

पडिआ कवन कुमति तुम लागे । 
यूड़हुगे परिवार सकल पि राम न जाहू अमागे। 
बेद पुरांत पढ़े का क्‍या ग्रुनु खर अआंदन जस भारा। 
राम नाम की गति नहीं जांनीं कैंसे उतरस्ति पारा। 
न्क्मरू 


पद +१७६ 
जोम बघहु सु घरमु करि थापहु अधरम कहहु कत भाई | 
आपस को मुनिवर करि थापहु काको कहों कसाई। 
मन के अंधे आपि न बुझहु काहि बुझावहु भाई। 
साया कारनि विद्या बेचहु जनमु अविरया जाई। 
नारद वचनु बिआस कहत है सुक को पूछहु जाई। 
कहे कबीर रांमें रमि क्र ४ त्॒बूड़े भाई ॥१६१॥ 
भ्र्छ 
कहु पंडित सूचा कवन ठांउं । जहां बैसि हठ भोजनु खांउं । 
माता जूठी पिता भी जूठा जूठे हो फल लागे। 
मार्वाह जूठे जाहिं भी जुठे जुडे मर्राह अभागे। 
अगिनि भी जूटी पांनीं जूठा जूठे वैसि पकाया। 
जूठी करछी अन्न परोसा जूठे जूठा खाया। 
गोबर जूठा चठका जूठा जूठे दोनीं कारा। 
कहै कबीर तेई जन सूचे जे हरि गा पी बिकारा ॥१६२॥ 
भ्र्ष 
आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जिऊंगा । ग्रुर कै साथि अमी रस पिऊंगा। 
कोई फेरे माला कोई फेरै तसबी । देखो रे लोगा दोनों कसबी | 
कोई जाबै मक्‍के कोई जावै कासी। दोऊ कै गलि परि गई पासी । 
कहत कबीर सुनौ नर लोई। गे न्‌ था के न हंमरा कोई ॥१६३॥ 
भर 
कौंन मरै कौंन जनमैं आई । सरग नरक कौंने गति पाई। 
पंच तत अबिगत तें उतपनां एकें किया निवासा। 
बिछरें तत फिर सहजि समांदां रेख रही नहिं आसा। 
जल मैं कुंभ कुंभ मैं जल है बाहरि भीतरि पांनीं। 
फूंटा कुंभ जल जलहिं समांनां यहु तत कथो गियांनीं। 
आदे गगनां अंते गगनां मद्धे गगनां भाई। 
कहे कबोर करम किस लागे झूठी संक उपाई॥(हशा 


श्पण कथोर-वाणो- 
[६० | 


साघौ सो जन उतरे पारा । जिन सन तें आपा डारा। 

कोई कहै मैं ग्यांदीं रे भाई कोई कहै मैं त्यागी। 

कोई कहै मैं इंद्री जीती अहं सभनि को लागी। 

कोई कहै मैं जोगी रे भाई कोई कहै मैं भोगी। 

मैं ते आापा दृरि न डारा कैसे जोबे रोगी। 

कोई कहै मैं दाता रे भाई कोई कहै मैं तपसी। 

निज तत नांउं निहचे नहिं जांनां सव माया में खपसी | 

कोई कहै में जुबतों जांनाँ कोई में 'रहनीं। 

आतम देव सों परचा नाही यहु सव झूठी कहनीं। 

कोई कहै धरम सब साधे ओर वरत सव कीन्‍्हां। 

आपा को आंटो नहिं निकसी करज वहुन सिरि सीन्‍्हां । 

गरव गुमांन सब दूर निवारै करनीं को बल नांहीं। 

कहै कयीर साह्टेव का वंदा पहुचा हरि पद माहीं ॥१६५॥ 
[६6] 

काहे मेरै वांम्हन हरि न कहुहि | रांम न वोलहि पांडे दोजक भरहि । 

जिंहि मुछ वेदु णाइत्री उत्तरै सो क्यू वबांम्हन ब्रिसर करें। 

जाके पाइं जगत सभ लागे सो पंडित जिउघात करै। 

आपने ऊंच नीच घरि भोजनु धोन करम करि उदरु मरहिं। 

अहन॑ अमावस रुचि रुचि मा्गहि कर दीपकु लै बूप परहि। 

तू बांम्हन में कासी क जुलहा मोहि तोहि बरावरी कैसे कै वनहि। 

कहै कबीर हंस रांम लगि उबरें वेदु मरोसे पांडे इथि मरहि ॥१६६॥ 
[छ्र्] 

शाम न रमस्ति कौंन डड लाग्रा ) मरि जैबे का करिवे अभागा । 

कोइ तोरथ कोइ मसुडित केसा । पाखंड मंत्र भर्म उपदेसा। 

विद्या बेद पढि करे हुंकारा । अंत काल मुख फाके छारा। 


पद १८१ 
_खित सुखित होइ कुटुंव जेंवाव । मरण बेर एक्सर दुख्ल पावे । 
कहे कवीर यह कलि है खोटी । जो रहै करवा सो निकसे टोटी ॥१६७॥ 
[६३ ] 
सभे मदिमाते कोक न जाग। संग्र ही चोर घरु मुसन लाग। 
जोगी माते धरि धिमांन। पंडित माते पढ़ि पुरान। 
तपा जु माते तप के भेव। संन्यासी माते “अहंमेव । 
जागे सुखदेउ ऊधो जरूर । हणवंत जागे ले लंगुरु। 
संकर जागे चरन सेव । कलि जागे नांरमा जैदेव। 
जागत सोवत बहु प्रकार। ग्रुरमुखि जाग सोई सारु । 
चंचल मन के अधम कांम । कहे कवोर भज्ि रंम नांम ॥१६८॥ 
[६४ ] 
हरि बिन भरमि बिगूचे गंदा । 
जार्पह जाउं आपु छुटकावन ते वाधे बहु फदा। 
जोगी कहांह जोगु भल मीठा ओर न दूजा भाई। 
लू चित मूंडित मोनि जटाधघर एहि कहहि सिधि पाई। 
पंडित गुनीं सूर कबि दाता एहि कहहिं बड़ हमही। 
जहूं ते उपजे तहंई विलाने हरि पद बिसरा जबही। 
तजि बावें दाहिने बिकारा हरि पद दिढ़ करि गहिए । 
कहे कबीर मूगै ग्रुड़ खाया पूछें ते क्या किए ॥१६६॥ 
[६४] 
लोगा तुम हो मति के भोरा । 
जउ कासी तनू तजहि कबीरा तो रांमह कौन निहोरा । 


, जो जन भाउ भगति कछु जांनें ताकों अचरजु काहा। 


जैसे जल जलहीं दुरि मिलिआ त्यौं ढुरि मिला जुलाहा । 
कहे कबोर सुनहु रे लोई भरमि न भुलहु कोई। 
कया कासो क्या महंगर ऊलर ऊक्िंदे रांम जो होई ॥२०० 


साखी 
१. सतगुर महिमा को अंग 

रांम मांम कै परंतरै, देबे को कछु मांहि। 
क्या ले ग्रुर संतोखिए, होंस रही मन मांहिं।१। 
सतगुर सवां न कोइ सवा, सोबी सईं न दाति । 
हरि जी सवां न कोइ हितू, हरिजन सईं न जाति 3२॥ 
चौंसठि दोवा जोइ करि, चोदह चदा मांहि। 
तिहिं घरि किसको चादिनों, जिंहिं घरि सतगुर नांहिं।३। 
निसि अंधियारी कारनें, चौरासी लख चंद। 
गुर बिन अति ऊदै भए, तक दिप्टि रहि मंद ॥४। 
सतगुर बपुरा वया करे, जौ सिखही मांहँ चुक । 
भाव॑ त्यों परमोधिए, ज्यों वासि बजाइए फूक ५ 
जाका ग्रुह है आधरा, चेला है जाचंध। 
अंधे अंधा ठेलिया, दोन्‍्यूं कूप परत 
संसे खाया सकल जग, ससा किनहूं न खध । 
जे वेघे गुरु अक्खिरा, ते संसा चुनि चुनि खद (७ 
गुर सिकलीगर कौजिए, ग्यांन मसकला देडइ | 
सबद छोलनां छोलि कै, चित दरपन करि लेइ ८। 
सतयुरु सांचर सूरिवां, सबद जु बाहा एक॥। 
लागत ही भुईं मिलि गया, परा करेजै छेक हा 
बूड़ा था पै उपरा, गुर की लहरि चमंकि। 
जब भेरा देखा जरजरा, तव उतरि परा फरकि १० 
थापनि पाई थित्ति भई, सतयुर दोन्‍्हों घीर। 
कबीर होरा वनिजिया, मांन सरोबर तीर 3॥१॥ 


साखोी : (१) सतगुर महिमां को अंग शै८३ 


गूंगा हुआ बावरा, बहरा हूआ कांन। 
पावां तें पंगुल भया, सतग्रुर मारा वबांन।॥श्रा 
सतगरुर की महिमां अनंत, अनंत किया उपगार। 
लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार।१श। 
पाछें लागा जाइ था, लोक बेद कै साथि।! 
पैडे मैं सतग्रुर मिला, दीपक दीया हाथि।१४। 
दोपक दोया तेल भरि, वाती दई अघटद्ू। 
पूरा किया बिसाहुनां, बहुरि न आवो हट /१५ 
ग्यांन प्रकासा गुर मिला, सो जनि वीसरि जाइ | 
जब गोविंद क्रिपा करो, तब गुर मिलिया आइ १६॥ 
नां गुर मिला न सिख मिला, लालच खेला डाव । 
दोनों बूड़े धार मैं, चढ़ि पाथर की नाव॥१७। 
सतगुर मिला त का भया, जे मनि पाड़ी भोल । 
पासि विनठा कापड़ा, क्या करे बिचारी चोल ।१८। 
बलिहारी गुर आपकी, द्योहाड़ी सो बार। 
जिन मानिख ते देवता किया, करत न लागी बार ।१९॥ 
सतगुर के सदक किया, दिल अपनीं का सांच । 
कलिजुग हमसो लड़ि पड़ा, मुहकम मेरा बांच २०। 
सतगुर लई कमांन करि, वाहन लागा तोर। 
एक ज बाहा प्रीति सों, भीतरि भिद्य सरीर ।२१॥ 
हंसे न बोले उनमनीं, चचल मेला मारि। 

कहे कबीर मीतरि भिदा, सतगुर के हथियार।२श। 
सतगुर मारा बांन भरिं, धरि करि सूची मृूठि। 

अंगि उघारै लागिया, गई दवा सों फूटिश्श 
कबीर गुर गरवा मिला, मिलि गया आटे लौन । 
जाति पांति कुल सव मिटे, नांउं घरौगे कौन २४ 


कवीर-बाणी-सुधा 


भली भई जो गुर मिले, नहिंतर होतो हांमि। 
दीपक जोति पतग ज्यों, पड़ता पूरी जांनि।शश 
माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि मांहि पड़त । 
कहे कबोर गूर ग्यान ते, एक आध उवरंतारध६ा 
चेतन चौको वैसि करि, सतगुर दीन्ही घोर। 
निर्भय होइ निसंक भजि, केवल कहूँ कबीर ॥२७। 
गुर गोबिंद तो एक हैं, दुजा सब आकार। 
आपा मेटे हरि भजे, तब पाव॑ दोदार ए८य 
कबोर सतगुर नां मिला, रही अधूरी सीख। 
स्वांग जती का पहिरि करि, घरि घरि मांगे भीख ।२६॥ 
सतगुर सांचा सूरिवा, ज्यों ताते लोहि लुहार । 
कसनी दै क'चन किया, ताइ लिया ततसार ।३०। 
निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर । 
निपजी मैं साझी घना, बाद नही कबीर ।३१। 
चौंपड़ माड़ी चौहटे, अरघ उरघ बाजारि। 
सतगुर सेतोी खेलता, कबहु न आवे हारि।हश। 
वास्ता पकड़ा प्रेम का, सारों किया सरोर। 
सतगुर दाव बताइया, खेले दास कबोर॥३३॥ 
सतग्रर हम सौं रीक्षि करि, कहा एक परसंग। 
बरसा बादल प्रेम का, भीजि गया सब अगर।इश 


२ प्रेम बिरह की झग 


विरह भुवगम तन बसे, सत्र ने माने कोइ। 
राम बियोगी नां जिश्रे, जिगमे त बउरा होइ॥१। 
बिरह भुवंगम पैसि करि, किया करेजै घाउ। 
साधू अग न मोरहीं, ज्यों भाव॑ त्याँ खाठ॥रा 


साछो : (२) प्रेम विरह को अंग 


अंबरि कुंजां कुरलियां, गरजि भरे सब ताल। 
जिनतें शाहिव बीछुरा, तिनकों कौन हवाल।श 
चकई बिछुरी रेनि की, आइ मिले परमाति। 
जे नर बिछुरे रांम सौं, ते दिन मिले न सति।४। 
झल ऊठी झोली जली, खपरा फूटमफूड। 
जोगी था सो रमि गया, आसनि रही विभूति श। 
रेनाईर बिछोहिया, रहु रे संख म कझ्ूरि। 
देवलि देवलि घाहड़ो, देसी ऊगे सूरि।६। 
हिरदे भीतरि दो बले, धुवां न परगठ होइ। 
जाकै लागी सो लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥७। 
हों रे बिरह को लाकड़ी, सपचो ओ घुंधुवाउं । 
छूटि पड़ी था बिरह ते, जी सगली जरि जाउं ।८। 
विरहिन ऊठे भी परै, दरसन कारन रांम। 
समूएं दरसन देहुंग्रे, सो आवै कौंने काम ।६। 
मूए पोछे म्रति मिलौ, कहे कबीरा रांम। 
लोहा माटी मिलि गया, तब पारस कौन कांम ।१०। 
भेरा पाया सरप का, भोसागर के माहि। 
जो छाड़ों तो बूड़हो, गहौ त डसिहै बाहि ११ 
मारा है मरि जाइगा, बिन सर थोथी भालि। 
परा कराहै विरिछ तलि, आजु मरै कै काल्हि ।१२। 
आगि जु लागी नीर महिं, कादौ जरिया झारि। 
उतर दखिन के पंडिता, मुए बिचारि बिचारि।१३॥ 
जाहु बैद घर आपने, तेरा किया न होइ। 
जिन या बेदन निरमई, भला करैगा सोइ॥श्छ 
बासुरि सुख नां रेनि सुख, नां सुख सुपिने मांहि । 
कबीर बिछुड़ें रांम सों, ना सुख धूप न छाहि १५॥ 


१८५ 


शरद कवीर-वाणो-सुष 


बिरहा बिरहा मति कहो, विरहा है सुलतांत । 
जिहिं घटि विरह न संचरै, सो घट सदा ससांन १६॥ 
सब रण तांति रबाब तन, विरह वजावै नित्त । 
और न कोई सुनि सके, कै सांईं कै चित्त (७। 
बहुत दिनन कौ जोवतो, वाट तुम्हारी रांमा 
जिय तरते तुझ मिलन को, मन नांहीं विसरांम ।(५। 
अंदेसाी नहिं भाजिसो, संदेसा कहियां। 
के हरि आयां भाजिसी, कै हरि पासि गयां शा 
यह तनु जारों मसि करों, ज्यूं धूवां जाइ सरगिगि 
मति वै रांम दया करें, वरसि चुझावै बआाग्गि।२ण 
यहु तन जारों मसि करों, लिखों रांम का नांउं । 
लेखनि करों करंक की, लिखि लिछि रांम पढांउं ।२१। 
इस तन का दोबा करों, बाती मेल्ों जीव। 
लोही सीचौं तेल ज्यों, तब मुख देखों पीव ॥२२॥ 
अंखड़ियां प्रेम कसाइयां, जग जांने दूखड़ियां। 
रांम सनेही कारने, रोइ रोइ रातड़ियां११॥ 
परवति परवति मैं फ़िय, सेव गंवाया रोइ। 
सो बूटी पांऊं नहीं, जाते जोवन होइ॥१श 
नेन हमारे बावरे, छिन छिन घोरें तुज्झ । 
नां ते मिले न में सुखी, ऐसी वेदसि मुज्य ॥३५। 
कमोदिनीं जलहरि बरस, चंदा बसे अकामि। 
जो है जाका भावता, स्रो वाही के प्राप्ति 7२६॥ 
गुर जौ बसे ववारसी, सीख समुंदर तीर। 
वीसारे नहिं बोसरै, जो ग्रुत होइ तरीर॥२७ 
जो है जाका भावता, जदि तदि मिलिहै काइ। 
जाकों ठव सन सौंपिया, सो कबहूं छाड़ि न जाइ ।स्प्प 


साज़ो : (२) प्रेम बिरह कौ अंग शघ७ 
स्वांमीं सेवक एक मत, मत में मत मिलि जाई । 
चतुराई रोझे॑ नहीं, रोझे मन वी भाइ।रेह। 
दोपक पावक आनिया, तेल भी आंनां संग। 
तोनौं मिलिक जोइया, तब उड़ उड़ि परें पतंग ।३०। 
विरहिन ऊभी पंथ सिरि, पंथी बसे घाइ। 
एक सबद कहि पीव का, कब रे मिलिहिगे आइ ।३१॥ 
आइ न सक्‍को तुज्ञ पै, सकूं न तुज्म बुलाइ। 
जियरा यौंही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाई।रेश। 
कबीर पीर पिरावनीं, पंजर पीर न जाइ। 
एक जु पीर पिरीति की, रही कलेजा छाइ ।३३। 
चोट संतानीं बिरह की, सव तन जरजर होइ। 
मारनहारा जांनिहै, के रजिंहि लागी सोइ॥३श 
जबहीं मारा खेचि करि, तब में पाई जानि। 
लागी चोट मरम्म को, गई कलेजा छानि ।३५॥ 
अखड़ियां झाई परी, पथ निहारि निहारि। 
जीभड़ियां छाला परा, रांम पुकारि पुकारि।३६। 
जीव बिलवा जीव सो, अलख न लखिया लाइ | 
गोबिंद मिलै न झल वुझे, रही बुझाइ बुझाइ ।३७। 
हंसि हंसि कत न पाइज, जिन पाया तिन रोइ । 
हाप्ती खेला पिउ मिले, तो नहीं दुह्मगिनि कोइ ।३८ा 
कबीर देखत दिन ग्रया, निसि भी निरखत जाई । 
विरहिनि पिउ पावे नहीं, जियरा तलफत जाइ ।३&। 
के बिरहिनि कों मीच दै, के आपा दिखलाइ। 
आठ पहर का दाझनां, मोपै सहा न जाइ॥एण 
बिरहिनि थी तो वर्यो रहो, जरी न पिउ के नालि । 

रहि रहे मुगध गहेलरी, प्रेम न लाजों मारि४१। 


कवोर-वाणी-सुघा 


कबीर तत मन यो जला, बिरह अग्रिनि सो लागि। 
मिरतक थीर न जांनई, जांनेगी वह आगि।श्श 
कबीर सुपिने हरि मिला, मोहि सूतां लिया जगाइ । 
आंखि न मोचों डरपता, मति सुविनां होइ जाइ ॥४३। 
सांई केरे बहुत गुन, लिखे जु हिरदे मांहि। 
पांनी पिऊ ने डरपता, मति थे घोए जाहि।एश। 
कबीर सुंदरि यो कहै, सुनि हो कंत सुजांने। 
बेगि मिलौ तुम आइक, नहितर त्तजों परांव ॥४५॥ 
कवीर प्रेम न चाखतिया, चाखि न लोथा साव। 
सूने घर का पाहुनां, ज्यों आवे त्यों जाव।श्धछ्ध 
नेनां अतरि आव तू, निस दिन निरख तोहिं। 
कब हरि दरसन देहुगे, सो दिम आवे मोहि ४७ 
सेवा मोझर लाइया, रहट बहै निस जाम। 
पपिहा ज्यौँ पिउ पिउ करों, कब रे मिलहुगे राम ।४प्य 
सोई आसू सज्जनां, सोई लोक बिड़ा। 
जौ लोइन लोही चुवे, तो जांनों हेतु हिया ॥शह। 
गुर दाझ्मा चेला जला, विरहा लाई आगि। 
तितका बपुरा ऊबरा, गलि पूरे के लागि।॥शण 
पांती माही परजलो, भई अपरबल भागि। 
बहती सलिता रहि गई, मच्छ रहे जल त्यागि ५१ 
कबीर दरिया परजला, दाझ्ले जल थल झोल। 
वस नाहीं गोपाल सौ, विनसे रतन अमोल ।४५२। 
ऊनमि आई वादरी, बरखत लगा अंगार। 
उठि कवीरा धाह दे, दाझ्त है संसार ॥४३ा 
समुदर लागी आगि, नदिया जलि कोइला मई | 
देख कबीरा जाग्रि, मंछो रूखां चढ़ि गई।५श 


साथी : (३) सुसिरत भजन महिमां को अंग 


जिंहि सरि मारा काल्हि, सो सर मेरे मनि बसा । 
तिहि सरि अजहू' मारि, सर बिनु सचु पाऊं नहीं ।५५॥ 


श्प्६ 


३- सुसिरन भजन सहिसां को श्रंग 


कबीर सूता क्‍या करे, उठि किन रोवे दुबख। 
जाका वासा गोर मैं, सो क्यूं सोव॑ सुक्ख ।९) 
कबोौर सूता वया करे, जागि न जयै मुरारि। 
इक दिन सोवन होइंगा, लांवे गोड़ पसारि।र। 
लूटि सके तो लूटि लै, रांम नाम की लूटि। 
फिर पाछे पछिताहुगे, प्रांन जाहिंगे छूटि ।३। 
केसो कहि कहि कूकिओ, नां सोइअ असरार। 
राति दिवस के कूकने, कवहूंक लगे पुकार ।४। 
कबीर कठिनाई खरी, सुमिरंतां हरि नांउं। 
सूरी ऊपरि खेलनां, ग्रिरे त नांही ठांड ॥५॥ 
तू तू करता तू भया, मुझ मैं रही नह हु। 
वारी तेरे नांउं परि, जित देखों तित तू।६। 
भगत्ति भजन हरि नाउं है, दूजा दुक्ख अपार) 
मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार ॥७। 
बिता तो हरि नांउं की, और न चितवे दास। 
जो कछु चितव॑ रांम बिनु, सोई काल की पास ।८। 
जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसनां नहिं राम । 

ते नर आइ संसार मैं, उपजि खए वेकांम ।९॥ 
पहिले बुरा कमाइ करि, बांधी बिख की पोट। 
कोटि करम फिल पलक मैं, जब आया हरि की जोट १० 
कोटि करम फिल पलक मैं, जे रंचक आवव॑ नांउं । 

जुग अनेक जो पुंनि करै, नही नांउं बिनु ठांउं ॥११। 


कवोर-वाघो-सुघा 


लंबा सासय दूरि घर, विकट पंथ वहु मार। 
कहो संतो क्‍यों पाइजे, दुसर्तम हरि दोदार॥१श। 
तत्त तिलक तिहूं लोक मैं, राम नांम निज सार। 
जन कवीर मस्तकि दिया, सोमा अनंत मपार १३॥ 
कबीर सुमिरन सार है, और सकल जंजाल। 
भादि अंत सव सोधिया, दूजा देखों काल॥१४। 
पहुंच संगि पिउ पिउछ करे, छठां जो सुमिरै मं । 
आई सूति कबोर की, पाया रंम रतंनारश्श 
कबीर निरमै रांम जपि, जब लगि दी बाति। 
वैल घट बातों बुझे, तब॑ सोवेगा दिन राति।१६। 
कबीर सूता क्‍या करे, काहे न देखें जागि। 
जाके संग तें बोछुरां, ताही कै संगि लागि।१७ 
कृबीर सूता क्या करै, सूर्तां होइ नकाज। 
ब्रह्मां का आसन डिगा, सुनत काल को गाज !६८। 
जिन हरि जैसा जांनियां, तिनकों तैंसा लाभ। 
ओसां प्यास न भाजई, जव लगि धंसे न आम १६ 
रांम पियारा छांड़ि करि, करै आंन का जाप । 
बेस्वा केरा पूल ज्यों, कहै कॉंन सों बाप २० 
जँसें माया मन रमैं, याँ जे रांम रमाइ। 
तो तारा मंडल वेधि कै, सो अमरापुर जाइ॥२६। 
ज्ूटि सके तो बूटि लै, राम मांस भंडार । 
काल कंठ को गहैगा, रूचै दसहुं दुवार॥रर। 
कबोर चित्त चमंकिया, दहु दिसि लागी लाइ॥ 
हरि सुमिरन हाथों घड़ा वेगे लेह बुझाई॥२३॥ 
जानता वृझा नहीं, समुझ्ति किया नाहि गौनवरेश 
अंधे को मंघा मिला, दाह वतावे कॉनरश 


साझो : (२) साथ महिमा को भंग १६१ 


कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोइ। 
रांम कहें भला होइगा, नातर भला न होइ॥२५। 
कहै कवीर मैं कथि ग्रया, कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नांम ततसार है, सव काहू उपदेस १६ 


४. साध महिमां कौ प्रंग 


कवीर चंदन के विड़े, वेघे ढाक पलास। 
आपु सरीखे करि लिए, जे होते उन पास ॥१॥ 
संत न छांड़े संतई, जो कोटिक मिलहिं असंत । 
मलय भुयंगम वेढ़ियो, तऊ सीतलता न तजंत ।२॥ 
है गै बाहन सघन घन, छत्र धुजा फहराइ।॥ 
ता सुख ते भिख्या भली, जो हरि सुमिरत दिन जाइ ३ 
पुर पहन सूबस बसे, आनंद ठांएं ठांइं। 
रांम सनेही वाहिरा, ऊजड़ मेरै भाई।४। 
मेरै संगी दोइ जनां, एक वैस्नों एक रांम। 
वो है दाता मुकुति का, वो सुमिरावै नांम ।॥५॥ 
जिहि घरि साथ न पूजिए, हरि की सेवा नांहि। 
ते घर मरहटठ सारिखे, भूत बसें तिन मांहि।६। 
दावे दाय्नन होतु है, निरदावै रहे निसंक। 
जे जन निरदावै रहें, ते गनें इंद्र कौ रंक।७। 
कबीर भया है केतको, भंवर भए सब दास । 
जहूं जहूं भगति कबीर की, तहं तह रांम निवास ।५। 
कबीर कुल सोई भला, जिहि कुल उपजै दास । 
जिहि कुलि दास न ऊपजै, सो कुल ढाक पलास ॥६। 
है गै बाहन सघन घन, छत्रपती की नारि। 
तासु पटतर नां तुले, हरिजन की पनिहारि।॥१ण 


१६२ कब्ीर-दाणों-सुपा 


क्यों त्रिपनारों निदिए, क्‍यों पनिहारी को मांत ! 
वा मांग संवारै पीव को, वा नित उठि सुमिरै राम १ १॥ 
जिनहुं किछू जांनां नहीं, तिन्ह सुख नींद बिहाइ। 

मैं रे अबूझी वूृझिया, पूरी परी बलाइ।श्श 
सुपनें हु वरराइ कै, जिहि मुख मिकसे रांम। 
ताके पय को पांतहीं, मेरे तन को चांम ॥१३॥ 
कवौर चाला जाइ था, .आर्गें मिला खुदाइ। 
मीरां मुझसों यों कहा, तुझे कोन्हि फुरमाई गाइ १४॥ 
रांम नांम जिन चीन्हिया, झीता पजर तासु। 
नेन न आवी नोंदरों, अंग न जांमे मातु१५॥ 
रांम बियोगी बिकल तन, इन्ह दुखबौ मति कोइ । 
छुवत ही मरि जाइंगे, तालाबेली होइ।श्शा 
जांनि वूज्ि जड़ होइ रहै, बल तजि निरव॒ल होइ | 

कहै कबीर तेहि संत का, पला न पकड़े कोइ १७ 
लालन की ओबरी नही, हसन की नहिं पांति। 
मिंहन के लेंहड़ा नही, साधु न चले जमाति ३८ 
कृवीर सग्रति साथु की, कदे न निरफल होइ। 
चदन होसो बावनां, नींब न कहसो कोइ ।१६। 
कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि । 
अंक भरे भरि भेटिए, पाप सरीरठ जाहि।रण 
जेता मीठा बोलनां, तेता साथु न जांनि। 
पहिले थाह दिखाइ करि, ऊंडे देसी बांनि।२शा 
कबीर संगति साधु की, नित श्रति कौजै जाइ। 
दुर्मति दूर बहावसी, देसो सुमति वताइ॥रशा 
मथुरा जाउ भावै हारिका, भाव॑ जाठ जगन्नाथ । 

साथु संगति हरि भगति बिनु, कछू न आवे हाथ ।श३॥ 


तातो : (२) साथ महिभां फो अंग १6३ 


निरवैरी निहकांपता, सांई सेतो नेह। 
विखया सौं न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एह ॥२४। 
खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराइ। 
कुटिल वचन साघू सहे, दूजे सहा न जाइ॥२५श। 
कबीर हरि का भावषता, दूरहिं तें दोसंत। 
तन खींतां मन उनमनां, जगि झंठड़ा फिरंत ।२६। 
जांच भगत का नित मरत, अनजांनें का राज । 
सर अपसर समझे नहीं, पट भरन सौ काज २७ 
/ जांनि वृज्षि सांचों तजं, करै झूठ सौं नेहु। 
ताकी संगति रांम जो, सुपने हु जनि देहु २८ 
कबीर खाई कोट की, पांनी पिवँ ने कोइ) 
जाइ परै जब गग मैं, तो सब गंगोदिक होइ ।र९। 
बिल पियारी श्रीति सौ, तब हरि अंतरि नाहि। 
जब अंततरि हरि जी वसै, तब विखिया सो चित नांहि ।३० 
ऊजल देखि न धीजिए, बग ज्यों मार्ड ध्यांत। 
घोरे बैठि चपेटसी, यों लै बूड़े ग्यांव।३१ 
कबीर लहरि समद को, केती आयें जांहि। 
बलिहारी ता दास की, उलदि समावे मांहि ३२९ 
पंच बलधिया फिरकिड़ी, ऊजड़ि ऊजड़ि जाइ। 
बलिहारी वा दास की, पकड़ि जु राख ठाईं ॥३३॥ 
भगत हजारो कापड़ा, तामें मल न समाइ। 
साकत काली कामरी, भाव तहा बिछाइई ॥३४। 
सब घटि मेरा सांइया, सूनो सेज न कोइ। 
भाग तिनहुँ का हे सखी, जिंहि घटि परगट होइ ।३५॥ 
कबीर खालिक जागिया, और न जागै कोइ। 
के जागै बिखई बिख भरा, कै दास बंदगी होद [३६॥ 


श्ह्ड 


कवीर-वाणी-सु् 


चंदन की कुटकी भली,मां बयूर लखेरांव! 
साधुन वी छपरी भली, नां साकत को वड़गांव ।३७। 
कृबीर धनि सो सुंदरी, जिन जाया वैसनों पुत । 
रांम सुमिरि निरभमै भया, सब जग गया अऊत ।३८। 
साकत वांम्हन मति मिले, बैसनों मिल चंडाल ॥ 
अंकमाल दे भेटिए, मानों मिले ग्रोपाल ॥३8। 
कांम मिलावे रांम कोौं, जौ कोई जांनें राखि । 
कबीर विचारा क्या करे, सुखदेउ बोले साखि ।४० 
कांमिनि अंग अरत भए, रत भए हरिमांइ। . 
साखी गोरथनाथ ज्यूं, अमर भए कलि मांहि ।५१। 
स्वारथ को संव कोइ सगा, जग सगला ही जांनि | 
बिन स्वारथ आदर करे, सो हरि की प्रीति पिछांनि ।४२। 
कबीर घत बन मैं फिर, कारन अपने रांम। 
रांम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब कांमश्शा 


५. भुर सिख हेरा को अंग 


असा कोई नां मिले, अपनां घर देइ जराइ। 
पांचठउ लरिके पटकि क॑, रहै रांम ली लाइाा 
असा कोई नां मिले, जासोँ रहिए लागि। 
सब जय जरता देखिया, अपनों अपनीं आगि।३। 
जैसा कोई नां सिले, हंसकों दे उपदेस। 
भोसागर में बूड़तां, कर गहि काढ़े केस ।श। 
अँसा कोइ नां मिले, समर्झ सेन सुजांव | 
ढोल बजता मां सुने, सूरति विहुनां कांताश 
अँसा कोई नां मिलै, हंमकों लेइ पिछांति। 
अपनां करि किरपा करे, ले उतरे मैदांनिरशा 


साद्यो : (६) दोनता बोनतो को अंग 


असा कोई नां मिलै, रांम भगति का मीत। 
तन मन सौपै सिरिग ज्यों, सुनें बधिक का गीत ।६॥ 
असा कोई नां मिलै, सब विधि देइ बताइ। 
सुन्नि मंडल मैं पुरिख एक, ताहि रहै लो लाइ।॥७। 
हम देखत जग जात है, जग देखत हंम जाहि। 
असा कोई नां मिले, पकड़ि छुड़ावे बांहि।फा 
सारा सूरा बहु मिले, घाइल मिले न कोइ। 
घाइल को घाइल मिले, तौ रांम भगति दिढ़ होइ ।६। 
प्रेमीं ढूंढ़ल मैं फिर, प्रेमों मिले न कोइ 
प्रेमी सो प्रेमों मिले, तो सब विख अंभ्रित होइ।१० 
त्तीन सनेही वहु मिलें, चौबै भिले न कोइ। 
सवहि पियारे रांम के, बैठे परब्सि होइ।॥११ 
सरपहिं दूध पियाइए, दूधे बिष हीइ जाइ। 
असा कोई नां मिले, सों सरपें विख खाइ ॥१२॥ 
हंम घर जारा आपना, लिए मुराड़ा हाथि। 
अब घर जालो तास का, जो चले हमारै साथि १३) 


६. दीनता बीनती कौ श्रंग 


कबीर कूता रांम का, मुतिया मेरा नांडं। 
गले रांम की जेवरी, जित खेचै तित जाउं।१॥ 
मेरा मुझमैं किछु नही, जो किछु है सो तेरा। 
तेरा तुझकों सोपतां, क्‍या लागे मेरा।श 
निगुसांवां बहि जाइगा, जाके थांघी नांहीं कोइ । 
दीन गरोबो बंदगी, करतां होइ सु होइ॥श 
कबीर सब जग ढृढ़िया, दुरा न मिलिया कोइ। 
कबिरा सब काहू युरा, कबीरै बुरा न कोइ।श। 


श्ध्ध 


१६६ 


, कैबीर-दांणी-सुघा 


करता केरे वहुत गुन, औगून कोई नांहि। 
जो दिल खोजों आपनों, तो सब औगुन मुझ मांहि ५॥ 
जद का माई जनमिया, कदे न पाया सुखा 
डारो डारी में फिसों, पातें पाते दुख।ह 
ओऔसर बोता अलप तने, पीव रहा परदेस | 
कलंक उतारो सांइयां, भांनो भरम अंदेस।छा 
ज्यों मेरा मन तुज्ञ सों, यों जो तेरा होइ। 
तो अहरनि ताता लोह ज्यों, संधि न लखई कोइ ।८] 
नां परतीति न प्रेम रस, नां इस तन मैं डंग। 
क्या जानों उस पीव सों, कैसे रहसी रंग ।£। 
कबीर भूल विगाड़िया, तूं नां करि मेला चित्त। 
साहिब गरवा लोडिए, नफ़र विय्राड़े नित्त ।१० 
दोन गरीबी दीन कौं, दुदर कौं अभिमांन। 
दुंदर दिल बिख सों भरी, दीन गरीबी रांग॥११ 
कबीर विचारा करै बीनती, भौसायर की तांई। 
बँदे ऊपर जोर होत है, जम कौ वरजि गुसांई ॥१ शा 


७. पिउ पहिचानवे कौ अंग 


कस्तुरी कुंडलि बसै, प्रिय ढूंढें वन मांहिं। 
बसे घटि घदि राम है, दुनिया देखे नांहि।ध 
ज्यों सेननि मैं पुत्री, त्योँ खालिक घट मांहिं। 
गूरिख लोग न जांनहीं, बाहरि इूंढ़न जाहि।रा 
संपुट मांहि समाइया, सो साहिद नहिं होइ॥ 
सकल मांड मैं *रमि रहा, साहिव कहिए सोइ॥श 
कबीर साथी सोइ किया, दुख सुख जयाहि न कोइ | 
हिलि मिलि क॑ संमे खेलिहू, कदे विद्योह न होइ 9॥ 


साखो : (८) संभ्रयाई को अंग 


, भोरै भूली खसम के, बहुत किया विभिचार। 
सतग्रुर आंनि वताइया, पुूरवला भरतार।शा 
सो साई तन मैं बसै, मरम न जानें तास। 
कस्तूरो का भिरिग ज्यो, फिरि फिरि ढूँढ़े घास ।६॥ 
जाके मुंह माथा नहीं, नांहीं रूप कुरूप। 
पुहुष वास तें पातरा, जैसा तत्त अनुप ७ 
जैसी अदबुद मति कथौ, अदबुद राखि लुकाइ। 
बेद कुरंनों गमि नहीं, कहें न कोइ पतियाइ ।८॥ 
भारी कहू' तो बहु डरूं, हरुवा कहू' तो झूठ । 
मैं क्या जांनू रांम कौ, नैंना कबहू' न दीठ ।&। 
दोठा है तो कस कहू', कहें न कोइ पतिआइ। 
हरि जैसा तैसा रहे, तूं हरखि हरखि गुन गाइ १० 
रहै निराला मांड तें, सकल माड तिहि मांहिं। 
कबीर सेवे तास कों, दूजा सेवे नांहि।११॥ 
तिन क॑ भोल्हे राम है, परबत मेरे भाईं। 
सतगुर मिलि परचै भया, तब पाया घट मांहिं।१२। 


प. संस्रथाई को अंग 


ना कछु किया न करहिंगे नां करने जोग सरोर । 
जो कछु किया सु हरि किया, भया कवीर कवोर १) 
सात समुद की मसि करो, लेखनि सब बनराइ । 
घरतो सब कागद करो, तऊ हरि गुन लिखा न जाइ २१ 
कवोर करनी क्या करं, जो राम न करे सहाइ। 
जिहिं जिंहि डारी पग घरों, सोई नइ नइ जाइ।१। 
कीयां कछू न होत है, अनकीयां सव होइ। 
जौ कोएं हो होत है, तो करता और कोइ शा 


श्६्छ 


ह्ध्ष 


को र-वाणी-सुषा 


अवरन कौ क्‍या वरनिए, म्रोपै वरनि न जाइ । 
अवरन वरनें वाहिरा, करि करि थका उपाइ | 
हेरत हेरत है सखी, रहा कवीर हिराइ। 
बूंद सामांनीं समुद मैं, सो कत हेरी जाइ।हा 
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराइ। 
समुंद समांनां बूंद मैं, सो कतत हेरा जाइ।॥७ 
जिसहि न कोई तिसहि तूं, जिस तूं तिस सब कोइ । 
दरिगह तेरी स्रांइयां, नामहरूम न कोईवदा 
भौसागर जल बिख मरा, मन नहिं बांध घधीर। 
सबल सनेही हरि मिला, तव उतरा पारि कबीर ।। 
साई मेरा बांनिया, सहजि करै ब्यौपार। 
बिन डांड्रो बिन पालरै, तोलैे सब संसार १० 
सांई सौं सब होत है, बदे सौं कचु नांहि। 
राई ते परबत करे, परवत राई माहि।११॥ 
सांई मैं तुझ वाहिरा, कोड़ो हू न लहाउं। 
जौ सिर ऊपरि तुम धनी, तो लाखों मोल कराउं ।१शा 
एक खड़ा ही नां लहै, एक खड़ा बिललाइ।॥ 
समरथ मेरा साइया, पृतां देइ जयगाइ॥१३।॥ 
कबीर पूछे रांम सौं, सकल भवन पति राइ। 
सवही करि अलगा रहै, सो विधि देह बताई (४ 
कबीर जांचन जाइ था, आगे मिला अजच। 

ले चाला धरि आपने, भारी पाया संच ।१५। 
आदि मव्य अर अंत लौं, अविहड़ सदा अमंग। 
कबीर उस करतार का, सेवग तजै न संग १६॥ 
कवोर सिरजनहार बिन, मेय हितु न कोइ। 

गुव ओगुन विहड़े नहीं, स्वास्थ बंधी लोइवश्छा 


एसी : (६) परचा कौ अंग श्ध्द 


&. परचा को अंग 
जब मैं था तव हरि नहीं, अब हरि है में नांहि । 
सब अंधियारा मिटि गया, जब दोपक देखा मांहि ।१॥ 
पारत्रहा के तेज का, कैसा है उनमांन। 
कहिबे कौ सोभा नहीं, देखें ही परवांन।र। 
भली भई जो भे परा, गई दसा सब भूलि। 
पाला गलि पांनीं भया, ढुरि मिलिया उस कूलि ।३। 
जा कारनि मैं जाइ था, सोई पाया ठौर। 
सोई फिर आपन भया, जासों कहता और ।४। 
अगम अगोचर गमि नहीं, जहां जगमगे जोति ( 
तहां कवीरा बदगी, जहां पाप पुन्नि नहिं छोति ।५। 
पंखि उड़ानीं गगन कों, पिंड रहा परदेस। 
पानीं पीया चंचु बिनु, भूलि गया यहु देस ।६। 
पंजरि प्रेम प्रकासिया, जागी जोति अनंत । 
संसे खूटठा सुख भया, मिला पियारा कंत ७। 
मन लागा उनमन्न सौ, गगन पहुंचा जाइ। 
चांद बिहूनां चादिना, तहां अलख निरंजन राइ पा 
पांनीं हो तें हिम भया, हिम ही गया बिलाइ। 
जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाइ ॥६। 
सुरति समाती निरति मैं, अजपा मांहें जाप। 
लेख समाना अलेख मैं, यो आपा मांहेँ आप १०। 
सच पाया सुख ऊपना, दिल दरिया भरपूरि। 
सकल पाप सहज गए, जब साईं मिला हजूरि ११॥ 
कवोर देखा इक अगम, महिमां कही न जाइ। 
तेज पुंज पारस घनों, नेननि रहा समाइ।शरा 
नींव विहूर्ना देहुरा, देह बविहूनां देवा 
कबीर तहां बिलंबिया, करे अलख को सेव ॥१३॥ 


कवोर-वाणो-सुषा 


देवल मांहीं बेहुरी, तिल जेहा बिस्तार। 
मांहँ पाती मांहि जल, मांहेँ पूजनहार १९ 
कवीर तेज अनंत का, मांनों ऊगी सूरिज सेनि 
पत्ति संगि जागी सुंदरी, कोतिग दीठा तेनि !१४। 
कबीर मन मधुकर भया, करे निरंतर वास । 
कंवल ज फूला नोर बिनु, निरखै कोइ निज दास ।१६॥ 
अंतरि कंवल भ्रकासिया, ब्रह्म बास तहां होइ। 
मन भंवरा जहूं लुबधिया, जांनैगा जब कोइ।१७ 
साइर नांही सीप नहिं, स्वाति बूंद भी नाहि। 
कबीर मोतो नीपज, सुत्रि सिखर गढ़ मांहि।१८। 
घट मैं ओऔधट प्राइग्रा, ओऔघधट मांहें घाठ। 
कहू कबोर परचा भया, ग्रुरू दिखाई बाद।१&। 
सूर समांतां चाद मैं, दृह किया घर एक। 
भन का चेता तव भया, कछु पुरवला लेख ।२०। 
हद छांड़ि वेहद गया, सुध्रि किया असनांन। 
मुनि जन महल न पावही, तहां किया बिसरांम ॥२१। 
देखो करम कबीर का, कछु पूरब॒ला लेखा 
जाका महल न मुनि लहै, सो दोसत किया अलेख २२। 
पंजरि प्रेम प्रकासिया, अतरि भया उजास। 
मुखि कसतूरी महमही, वानीं फूटी वास॥।रझ 
सुरति समानीं निरति मैं, निरति रहो निरधार । 
सुरति निरत्ति परचा भया, तब खुलि गया सिंभु दुवार ।२४। 
आया था संसार मैं, देखन कौ बहु रूप। 

कहै कबोरा सत हो, परि गया नजरि अनूप ।२५॥ 
बक मरे भरि भेटिया, मन नहि बांधे घीर। 

कहे कबीर वह क्‍यों मिले, जब लग दोइ सरोर ।२६। 


साश्ली : (२) परचा फो अंग 


जा दिन किरतिम नां हुता, होता हाट न बाद । 
हुता कबीर रांम जन, जिन देखा ओघट घाट २७ 
हरि सगति सीतल भया, मिटा मोह तन ताप । 
निसि बासुरसुख निधि लहा, जब अंतरि प्रगटा आप ।२८। 
जा कारनि मैं जाइ था, सनमुख मिलिया आइ। 
घनि मैलो पिउ ऊजला, लागि सके नहिं पाइ॥२९। 
तन भीतर मन मांनिया, वाहरि कतहूं न जाइ। 
ज्वाला ते फिरि जल भया, बुझी बलंती लाइ।३०। 
तत पाया तन बीसरा, जब मनि घरिया घ्यान । 
तपनि मिटी सीतल भया, जबसुन्नि किया असनांन ।३१। 
कबीर दिल साबित भया, फल पाया समरत्य | 
सायर माहि ढंढोरता, होरै पड़ि गया हत्य ॥शेरा 
मन उलठी दरिया मिला, लागा मलि मलि नहांत । 
थाहत थाह न आवई, तू पूरा रहिमान।रेश। 
भानसरोबर सुभग जल, हसा केलि कराहि। 
मुक्ताहल मुक्ता चुगे, अब उड़ि अनत न जाहि।३४॥ 
गगन गरजि अग्वित चुवै, कदली कंवल प्रकास । 


तहा कवीरा वदगी, कर कोई निज दास ।३४॥ | 


कबीर कवल प्रकासिया, ऊग्रा निर्मल सूर। 
रैनि अधेरी मिटि गई, बागे अनहद तूर॥३६॥ 
कबीर सबद सरीर मैं, बिन गुन बाजैतांति। 
बाहरि भीतरि रमि रहा, तातें छूदि भराति ।रेछ 
आकासे मुसि ओंघा कूवा, पाताल पनिहारि।॥ 
ताका जल कोई हंसा पीव, बिरला आदि विचारि ।३५। 
बब तो में बैसा भया, निरमोलिक निज नांउं । 
पहिले कांच कथोर था, फिरता ठांवें ठांउं ३६॥ 


२०१ 


र्ण्र 


कवोर-वाषो-सुधा 


मत लागा उनमन्न सौं, उनमुनि म्हिं बिलंगि। 
लॉन बिलंगा पांनिया, पानी लॉन विलंगि।2० 
पारस रूपी नांम है, लोह रूप संसार। 
पारस तें पारस भया, परखि भया टकसार ।४१।॥ 


परिशिष्ट ५ टीका 


पद 


[१] 
शाम भक्ति के पैने तीर जिसे लगते हैं वही उनकी पीर जानता है। तन में 
' खोजता हैँ तो फही चोठ मिलती नहों, फिर औपधि और जंडी घिसकर कहाँ 
लगाऊँ ? सभी स्त्रियाँ (जीवात्माएं) एक सी दीखती हैं, पति (परमात्मा) को न 
जाने कौन प्यारी है ? कवीर कहता है, जिसके माथे पर सोमाग्य लिखा है, सव 
को छोड़ उसी को सुहाग मिलता है। 
भाइ < भाँति "प्रकार । 
६8] 

राम के बिना शरीर का ताप नही जा रहा है, क्योकि जिस जल में मेरा 
निवास है उस जल मे जोरों से आग उठी हुई है । हे राम, तू जलनिधि है और 
मैं जल की मछली हूँ । जल मे ही रहती हूँ किन्तु उसी के बिना क्षीण होती जा 
रही हूँ अर्थात्‌ तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे बिना दुखी है। तूं पिजरा है 
और मैं उसमें रहने वाला शुक हूँ,अतः यम रूपी बिलाव मेरा वया बिगाड़ सकता 
है? तू सदुयुदद है ओर मैं नोसिखुवा चेला हुँ। कवीर कहता है कि अब दुःख 
चरमावस्या पर पहुँच गया है, इस अंतिम समय में तो आकर मिल जाओ 

मसंजार (सं० मार्जार)- बिलाव | मौतनुर-नूतन, नौसिखुवा | 

[३] 

ऐ गोकुल नायक बिट्ठल, मेरा मन तुझमें लगा है। बहुत दिन बिछड़े हो 
गए (आत्मा को परमात्मा से विलग हुए बहुत दिन हो गए), अब सैरी याद भा 
रही है । करोडों कर्मों वाले शरीर या जगत्‌ को रहने का घर बनाया और 
निर्मोद्वी (माया) भें आस लगाई, इस प्रकार मैंने स्वयं अपने आपको बंधा दिया 
और मेरे दोनों नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासे तड़प रहे हैं। अपने और पराए 
को समान दृष्टि से देखे तो सव समान दीखता है (अर्थात्‌ कही विपमता नहीं 


२०६ कवोर-वाणो-सुधा 


दिखाई देती अथवा फिर वह परमात्मा सर्वत्र समान रूप से दिखाई देता है) | 
इसी मनस्थितिं से नरहरि को पाया जांता है, इसलिए तू कपट और अहंकार 
छोड़ दे । न कही जाना चाहिए और न सिर पर पुस्तक-ज्ञान का बोझ लेना 
चाहिए, धर वेठे ही श्रीरंग सारंगधर के नाम स्मरण का रसास्वाद करता चाहिए 
और उस पर मनन करना चाहिए । साधन से पस्रिद्धि थाई जाती है, वह भी, 
संसव है, मिले या ना मिले; किन्तु यदि ह॒इ ज्ञान न उत्तन्न हो तो कोई दुःखी 
हो मरे न (निराश न हो) । एक युक्ति से एक ही वस्तु मिलती है--या तो योग 
ही, था भोग ही | किन्तु राम नाम की सिद्धि मे योग और भोग दोनो का संयोग 
है । तुम यह मत समझो कि यह कोई साधारण गीत है, यह हमारा ब्रह्मविचार 
यथा दर्शन” है । हमने केवल बआात्म-साधना का सारतत्व कह कर समझाया है । 
राम का नाम औौर ग्रुण गा-्गा कर उनके चरण कमल में चित्त लगाना 
चाहिए; कबीर फहता है कि इस प्रकार तुम विश्चय ही मुक्ति और मुक्ति दोनों 
पावोगे । 
मसेरि-<-स० अव-स्थुत-विलम्ब के कारण उत्पन्न हुई विकलता, 
बिता, याइ--तुल० तुलसी, मास अयोध्या० ७-६ : भए बहुत दिन अति 
अवसेरी । 
होइ म होइ-हो या न हो (- अपभ्रश का नकारात्मक अव्यय, ठुल० 
सखी २-६ : रह रे सल म झूरि) । 
अह॒दि--दु.खी होकर, तुल० पाइअसहृमहण्णवों, १० ६४ £ अह (देशज) 
हन्दुःख; तथा प्रामाणिक हिन्दी कोश! (रामचद्य वर्मा सपादित) १० १०७: 
महूटाना-यक्रि० (स्र० थाहव) दुलना | भुगुति सूकुति गति 23008 
धर्म की सबसे बडी विशेषता उसका भुक्तिमुक्तियद होना है। वौददों का निर्वाण 
पथ केवल सुक्तिधर्म था किन्तु भक्ति में परलोक भऔर जीवन का--सुक्ति अर्थात्‌ 
भोग और मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष दोनों का समन्वय है । कीलमार्गी का भी दावा है 
कि उसका मार्ग योगमार्य की अपेक्षा सहज है, तुल० रूयामल-- 
यत्रास्ति भोगो नठु सन्न योगों मन्रास्ति सोक्ों नतु तत्र भोगः। 
-+ हज्दरों साधक पुद्धवानां भोगश्च मोक्षरच करस्थ एव ॥ा 


परिशिष्द : टीका : पद र्‌०्७छ 
(नाथ-संप्रदाय पृ० ७० पर हजासीप्रसाद दिवेदी द्वारा उद्धृत) । कबीर का आशय 
भी यहाँ भुक्ति-मुक्ति लाभ का ही समझ पड़ता है, क्योंकि ऊपर उन्होंने राम 
लाम को सोग और योग दोनों का मूल कारण माता है जो उनके अनुसार 
अन्य साधनों के द्वारा असम्मव है। इसलिए मैंने 'भगति” (जो सभी प्रतियों में 
है) के स्थान पर अपनी “कवीर-पग्रंथावली' में “मुगुति' पाठ-संशोघन का सुझाव 
दिया हैं। 

विशेष--कवीर का यह पद बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने स्वतः 
इसे साधारण गीत न मानकर 'निज ब्रह्म विचार' माना है। उनका आग्रह 
वस्तुतः सहज भक्ति के लिए है. जिसमें अपने-पराए का भेद मिद्ाकर, समरस 
भाव से, अहंंभाव का परित्याय कर राम नाम का स्मरण और आत्माचतन 
अपेक्षित है--शास्त्रजान अथवा तीर्थाटन भादि नही । 

कांव्यमौंदर्य की दृष्टि से भी यह पद उत्कृष्ट कोटि का है। प्रथम दो 
पंक्तियों मे “औसेरि' का प्रसंग है, इसलिए 'बीठुला' (->प्रिय) संबोधन है । 
“गोकुल नायक! से इद्रियों अयवा पृथ्वी या काया के स्वामी का अर्थ भी लिया 
जा सकता है । 'दोइ लोचन मर्राह पियास' से विरह-वेदना की अत्यधिक तीव़ता 
अभिव्यंजित होती है । जो प्रह्माद की तरह अपने-पराए का भेद मिटाकर सर्वत्र 
अपने प्रमु के दर्शन करता है वही 'तरहरि” ( नसिह) को भेट सकता है; 
क्योंकि हिरण्यकरशिपु के यह पूछने पर कि ईश्वर वया खम्भे मे हो सकता है-- 
प्रह्माद ने उसे खम्मे मे भी बताया और वही से इसिह का प्राकदूय भी हुआ। 
गहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि कबीर ने कई स्थलों पर प्रह्लाद को आदर्श भक्त 
कहा है। रस के प्रसग मे उन्होंने थ्रीरय ओर सारंगधर का उल्लेख किया द्वै। 
इसी प्रकार सभी ईप्वरपरफ नाम सप्ोजन और व्यंजनापूर्ण हैं। इन्हीं गभीर 
स्यंजनाओं बे कारण उन्होंने 'तुम्ह जनि जांनदु ग्रीत है” की चेतावनी दी है । 
'मसि कागद! न छूने वाले 'जुलाहे' को ध्वनि और व्यंजनापूर्ण ये काव्योक्तियाँ 
उनके लिए चुनौती के रूप में हैं जो उसके फाव्य में कोई उत्वृष्टता नही पाते । 

आ। 
हरि मेरे पति हैं और मैं हरि को वहुरिया ट्रें। राम बड़े हैं और में उनसे 


श्ण्द कवौर-वाणो-सुषघा 


तनिक लहुरी या छोटी हूं । उनसे मिलने के लिए मैंने शंगार किया किन्तु संसार 
के प्राणाधार मेरे स्वामी मिले नहीं । कितनी विडम्वना है कि पति-पत्नी (पर- 
मात्मा-जीवात्मा) एक ही साथ एक ही सेज (शरीर) पर रहते हुए भी मिल 
नहीं सकते । वह सुद्दामिन (जीवात्मा) घन्य है जो प्रिय (परमात्मा) को अच्छी 
लगे | कबीर कहता है कि वह इस संसार में फ़िर जन्म नहीं लेठी अर्थात्‌ वह 
जन्म-्मरण के बन्धन से मुक्त हो जाती है । 

जहुरिया-- लघु +-डी न इया--अवस्था मे छोटो ॥ जीव और ब्रह्म समान 
हैं, उनमें केवल अंश और अंशी का अंतर है, इस दार्शनिक तथ्य को कबीर ने 
सरस थैली में प्रस्तुत किया है ! 

घनि--धम्या, स्त्री । ढुहेरा 5० इुहेंल्य, कठित ॥ 

[४ 

कबीर ते तनना वुतना छोड़ दिया है और शरीर पर राम्र नाम लिख लिया 
है । कवीर की माता ठगी-ठगी सी रो रहो है कि ऐ खुदा, यह बालक अपना 
घन्धा छोडकर किस प्रकार जिएगा ? किन्तु कबीर का कहना है. कि णब तक 
मैं नली के छेद में तागा डाज्ञता हें तब तक स्नेही राम भूल जाता है | कबीर 
कहता है--मेरी माँ, सुनो हमारा सरण पोषण करने वाला त्रिभुवत का स्वामी 
है 

मुर्सि मु्ति--मरुपित सुपित, ठगी-ठंगी । बारिकर बालक 4 

बाहौं->डालूँ । बेही (सं० बेघ) >-छिद्र 

विशेष--इस पद से कबीर पर वैप्णव भक्ति का प्रभाव सिद्ध होता है । 
वैष्णव भक्त रामनामी दुपट्टा ओइते हैं ओर अपने शरीर प्र चन्दन से “राम 
राम! लिख लिया करते हैं। 'रांम नाम लिया शरीर द्वारा इसी ओर 
संकेत किया गया है। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संगत जब लगि तागा 
वाहीं बेही' मे है। कबीर ने एकाविक स्थलों पर मारद्दी भक्ति कै प्रति अपना 
आकर्षण व्यक्त किया है, यथा--सगति नःरदी हिरे न आई काछ्ि कूदि तनु 
दीनां! ॥ नारद 'मक्ति सुत्ता के स्चयिता हैं और उत्होंने अपनी भक्ति पद्धति का 


परिशिप्ट $ की दा : पद २०६ 


विवेचन करते हुए अन्य आाचार्यों की तुलना में अपने सिद्धान्त की विशेषता दो 
बादों में परिलक्षित की हैं ॥ उनका कथन है-- 
भारदस्तु तदपिताइईजिलाचारिता तहिस्मरणे व्याकुलतेति घ ॥ 
अर्थात्‌ नारद के अनुसार भक्ति के दो प्रधान लक्षण हैं--एक तो अपने समस्त 
कार्य व्यापारं| को ईश्वर के प्रति समपित कर तेना और दूसरा उसके विस्मरण 
में व्याकुलतां का अनुभव करना ॥ भ्रस्तुत पद में इन्हीं दोनों विशेषताओं का 
चित्रण है । फ़वीर तनना बुनना छोड़कर भगवद्धक्ति में तललीन हो जाते हैं-- 
यह 'तर्दापत$खिलाचारिता' हुई | ढरकी के छेद्व में सृत डालते समय ध्यान उसमें 
केन्द्रिठ फरता पडता है कौर राम से कुछ समय के लिए नाता त्तोड़ लेना पड़ता 
है। यह क्षणिक वियोग भी उन्हें असह्य है--यह हुई “तब्रिस्मरणे व्याकुलता' | 
+ए थारिक फंसे जीवहि खुदाई” से कुछ लोग यह अनुमान लगाते हैं कि कबीर 
के बाल-बच्चे थे जिनके लिए उनकी माता पश्चात्ताप कर रही है किन्तु वस्तुतः 
माँ यहाँ पबीर के लिए हो झीक रही है ओर उन्ही को 'दारिक' कहती है | पुत्र 
चाहे जितना बड़ा हो जाय, माँ के लिए वह 'वारिक” (वालक) ही होता है । 
[६] 

ऐ बाबा, मैं राम फा नाम नहीं छोड,गा । मुझे और कुछ पढने से कोई 
सरोकार नहीं । प्रह्लाद को पाठशाला भेजा गया, जहाँ वे अनेक बाल सखाओं को 
संग लेकर गये । किन्तु वहाँ अपने गुर से कहा कि मुझे क्‍या व्यर्थ का जंजाल 
पढा रहे हो, मेरी परादी पर केवल श्रों गोपाल का नाम लिख दो। उनके गुर 
घंडामय ने जाकर यह सारा विवरण बताया वो दूत दोड़कर शीघ्र प्रह्माद फो 
बुला लाये । तब उनके पिता हिरपण्यकशिपु ने फह्दा कि 'तु राम कहने की वान छोड़ 
और मेरा कहना मान, सो तुन्े तुरन्त मुक्त कर दूँ ।' प्रह्ताद ने कहा, मुझे बया 
चारंबार सताते हो ? प्रभु ने जल, पल, गिरि, पहाड़ सभी कुछ बनाया है। ऐसे 
समर्थ राम को अमर मैं छोड दूँ तो मेरे ग्रुद को गालो सगेगी अर्थात्‌ ऐसा करना 
उन्हें अपशब्द कहने के समान होगा वर्योंकि भेरे गुरु ने ही घुझे बतलाया है कि 
प्रमु सर्वसमर्थ है । मुझे चाहे जला डालो, घाद्दे मार डालो (लेकिन मैं राम का 
झआाधम नही छोड़े सकता)। इस पर हुद्ध होकर हिरष्यकल्ििपु ने सलवार निकाली 


२१० बवीर-वाणी-सुधा 
ओर कहा, "मुझे बता, तुम्हारा रक्षक कोन है ?” इसी समय शसिह गर्णन कर 
खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरप्यकशिपु को अपने नंखों से विदीर्ण कर मार 
डाला। इस प्रकार परम पुरुष देवाधिदेव को भक्ति के कारण हंपिह रुप में 
प्रकट होना पढ़ा । कवीर कहता है कि इस रहस्य का कोई पार नही 
पाता कि प्रमु प्रल्लाद का केवल एक वार नहीं बल्कि अवेफ़ बार उठार 
करता है । 
गिलारि--फकिलकारि> किलआरि > गिलवआरि>> गिलारि-- किलकारी गार 
कर या ग्र्जना कर | लुत्ृ० कुम्रारमणि शास्त्री, (टिक रक्ाल/--आए नहीं 
घनश्याम सखी अब मोर मलार गप्तारत लागे | 
विशेष--कबीर ने प्रह्माद की नामनिप्णा के प्रतिपादन के लिए उस पीरा- 
णिक आख्यान का आधार निया है जिसमे दूसिह के प्राकटूय का वर्णन मिलता 
है । इससे मह भ्रम होता है कि क़दीर यहाँ पोराणिक अवतारवाद की' कोर कुछ 
झुकते हुए हुए जान पढ़ते हैं, किन्तु पद की अन्तिम पंक्ति में उन्होंने अपनी निर्गुण 
विचारधारा स्पष्ट कर दी है जहाँ उन्होंने फद्टा है कि वह नित्म अनेक अल्लादो 
का उद्धार करवा रहता है--प्ुसणो भे वो केवल एक प्रल्नाद के उद्धार का 
वर्णन है । तात्पर्य यह कि कबीर का लक्ष्य मुख्यतया इस आख्यान के आध्या- 
त्मिक तत्व की योर है। फबोर के परवर्तो अन्य सन्त कवियों ने भी एकांत 
हिप्ठा के प्रसंग में प्रद्धार के इस आख्यात फा आधार ग्रहण किया है | अडिय 
निष्ठा के ही फारण कबीर को साम्प्रदायिक साहित्य मे प्रल्माद का अवतार तक 
मान लिया गया है । 
[७] 
है राम, एक झगड़े का निबटारा करो, अगर वुम्हे अप्रने मेवक से कुछ भी 

सरोकार है । ब्रह्मा बड़ा है कि वह जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया ? वेद बढा है 
या वह जहाँ से वेद आया ? यह मन बढ़ा कि वह जिसे मन मान जाय; राम' 
बड़ा है कि यह भक्त जो राम को जाततवा है ? कबीर कहता है, में यह स्ोच- 
सोच फर सित्न हो रहा हूँ कि तीर्ष बढा होता है कि हरि के भक्त, जो तीर्य का 


निर्माण फरते हैं। 


परिशिप्ट : कीटा : पद २११ 


नियेरहु > सं० नि--बृतु-+निपटारा करो, फ़ेसला करो । 
उपाया >प्रा० उप्पाय >से० उत्‌--पादय्‌+ उत्पन्न किया । 
तीर्थाटन का वाह्माचार के रूप में खंडन करना ही वस्तुतः कबीर का यहाँ 
मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए उन्होंने अकादय तकों की शंखला प्रस्तुत की है । 
फबीर से इस प्रकार की शैली अनेक स्थलों पर अपनाई है । इससे उनका पुष्ट 
आत्मविश्वास झलकता है। 
[४5५] 
हरि के भक्त हंस की दशा में विचरण फरते हैं अर्थात्‌ हंस फा-सा आचरण 
करते हैं । दे प्रभु के निर्मल नाम का उच्चारण करते हैं ओर उनका यशोगान फरते 
हैं। वे भानसरोवर (मानस सरोवर) के तट पर निवास करते हैं, उतका चित्त राम 
के चरणों मे लगा रहता है, अन्य वस्तुओं की ओर से वे उदासीन रहते हैं । 
मुक्ताफन (मुक्ति) के अतिरिक्त वे किसी वस्तु पर चोंच नहीं लगाते ) या तो मौत 
ग्रहण किये 'रहते हैं या परमात्मा की ग्रुणावली का गाने करते हैं । कुबुद्धि का 
काय जिसके निकट नही आ सकता, ऐसा ही हंस निजस्वरूप का दर्शान प्राप्त कर 
सफता है । कबीर कहता है, वही तेरा सच्चा दास है जो हंस की तरह क्षीर-मीर 
या अच्छे-त्रुरे का निपटारा कर ले । 
हँस दसा-5हँस पक्षी अथवा संसार से विरक्त परमहंस की दशा । 
छ्दे+>वोलता है। सुल० 'नानक-धाणी' असट्पदीया ३-४ : झठे वेण 
चर्ब कामि न आवए जीउ । ष 
भांनसरोयर तट के यासो--राजहस हिमालय में भानसरोवर के तट पर 
रहते हैं, सदियों मे जब वहाँ वर्फ़ जम जाती है तब वे दक्षिण को ओर भैदानों 
में चले आते हैं. और ग्रीप्मरंस में पुतः हिमालय की और चले णाते हैं--ऐसाः 
प्रसिद्ध है । दूसरे पक्ष में हरिमक्त मानस-सरोवर या हृदय-सरोवर के निफट रहता 
है भर्थाव्‌ मनःसाथना करता है । 
हंसों के सम्बन्ध में दो अन्य कवि-समय भी हैं : पहला यह कि वे केवल 
मोती छुग्ते हैं गौर दूसरा यह कि पानी मिले दूध में से वे दूध छानकर अलग 
कर लेठे हैं ॥ सूपक के अनुसार मुक्ता मुक्ति या मोद्ध है और सीर-तीर गुण-अब- 


र्श्र कवीर-्वाणों-सुघा 


गुण या ज्ञान-अज्ञान है। रंग-रूप तथा प्रकृति आदि की दृष्टि से हँस और काय 
का विद्येष भो प्रसिद्ध है । 


& 

वह वैकुंठ न जाने कहाँ है जहां चलने को सब कोई कहते हैं ? एक योजन 
की तो परिमिति नहीं जानते, वातों में ही वेझूंठ का वर्णन किया करते हैं घो न 
जाने क्तिने योजन दूर यहाँ से है। किन्तु जब तक मन में वेकुंठ की आशा है 
अर्थाद्‌ किसी भी श्रकार की आसक्ति है (चाहे वह मुक्ति की ही क्यों न हो), ठव 
तक हरि के चरणों में निवास नहो हो सकता । कहने-सुनने से वया प्रवीति की घाव 
अब तक कि वहां (वेकुंठ) स्वतः न जाया जाय । कबीर कहता है, यह किससे 
कहा जाय कि साधु-संगति वेकुंठ ही तो है । 

परिभिति-+ परिमाण, सीमा। एक योजन परिमसाण में क्या कैसा है इसका 
भी पता लगाना मुश्किल है। इसी को कवीर ने 'जोजन एक परिमित नह जानें” 
कहा है । 

पतिअइमे > प्रा० प्रतिज्ज--प्रतीति की जाय, विश्वास किया जाय । 

कबीर के अनुसार विष्काम भक्ति ही आदर्श भक्ति है, मतः भक्ति-मार्ग में किसी 
प्रकार की अभिलापा त्थाज्य है, चाहे वह वेकुठ की ही वयो न हो । इसीलिए 
मध्यकाल के मत्त कवियों ने भक्ति के समल्ल मुक्ति को भी ठुकराया है--सुल० 
तुलसी, मानस अयोध्या दोहा १३१: जाहि न चाहिय कवहुँ कह्ठु तुम्हं सन सहय 
सनेह | तथा २०३: गरथ न॑ धरम न काम रुचि गति न चहाँ मिरबांन । 

यदि वैजुंठ की बाराँक्षा है तो साधु-समति ही साक्षाव्‌ वैजरंठ है बयोकि 
वैकुंठ के धारे थे तो केवल कल्पना ही की जाती है, सत्यग वी महिमा तो स्वतः 
साज्ञात्‌ प्रमाणित है ! 

[१०॥ 

जो दम के निर्मल-निर्मन गुणों का गान करता है वही मक्त मेरे मत को 
आता है। जो दास राम का नाम लेठे हैं, उतकी मैं वलिहारी जाता हूँ। जिसके 
शरीर टिट्यो में राम मरपूर समाए हुए हैं उतके चरण-कमलों की मैं घूल हूँ । 


परिशिप्ट $ फीटा : पद २१३ 


पति का जुलाहा किन्तु घीर मति वाला कवीर सहज भाव से राम के गुणों में 
रमण करता है 
[११] 
जिसके हृदय में राम के चरणों का निवास हे, उसका मन क्यों डॉवाडोल 
होगा ? ऐसे भक्त के पास मानों अप्ट सिद्धियाँ तथा नो निधियाँ रहती हैं, वह 
(लौकिक ऐश्वर्यों की चिन्ता न कर) सहज ही राम का यशोगान करता है | ऐसा 
भाव थदि उत्पन्न हो जाय तो वह मन की साटी कुटिल गाँठे खोल देता है मौर 
वारंबार विषय-वासनाओं फी ओर जाने से वर्जित कर, जो व्यक्ति अपने मन फो 
संतुलित करता है यह जहाँ भी जाता है वही शांति प्राप्त करता है । उसे माया 
आन्दोलित नही कर सकती । कबीर कहता है कि मेरा मन राम प्रौति के आश्रय 
में पूर्णतया संतुष्ट है । 
अठ सिधि--अधिमा, भहिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, 
वशित्व : ये प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियाँ हैं । कितु पुराणों को आठ सिद्धियाँ इस प्रकार 
है : अंजन, गुटका, पादुका, धातुभेद, वेताल वच्च, रसायन, योगिनी। सांख्य की 
आठ सिद्धियाँ हैं: तार, सुतार, तारतार, रम्यक, आधिमौतिक, आधिदेविक, 
आध्यात्मिक । 
नठ निषि--द्म, महापक्ष, शख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील तथा 
थर्चे : ये नो निधियां हैं । 
सचु-+अमीप्ट, सुख-शान्ति, तुल० सच्चविय (देशज)-+अभिप्रेव, इप्ट 
(पाइमसहमहण्णवो) 
ओलै--+मोट मे, शरण मे (ओट > ओड़ >> ओल) । 
[४8२] 
हे राम ! तेरा मक्त कोई एकाघ ही होता है। घो काम-क्रोष-लोग-मोह से 
परे हो उसी फो ग्रह्मत्व की सच्ची पहचान हो सकती है । जो प्रशंसा तथा निंदा 
दोनों से मुक्त हो, मान-अपमान छोड़ दे, लोहा ओर सोना को समान दृष्टि से 
देखे वह साक्षाद्‌ मगवानु का ही प्रतिरूप है | सतोगुण, रजोगुण और तमोयरुण 
जो कहा णाता है वह सद तुम्दारी माया है। चौथी स्थिति (निस्प्रेगुष्यावस्था) 


५0 


श्र फबोर-वाणी-सुधा 
को जो भक्त समझे पहचाने वही परमपद वाठा है। यदि चिंतन करे तो माधव 
रूप चितामणि का चितत करे जो समस्त चिताओं से भुक्ति दिलाने वाला है ओर 
निरासक भाव से परमपद का रमण करे; वर्योकि जो चित्रा और अप्रिमान से 
रहित होता है, कवीर कहता है कि, बहो सच्चा सेवक होता है । 

विवरजित > विवजित +- निवारित, रहित, वंचित । 

रणगुन तमग्रुन...आदिसनतुल० मगवदुगीता-- 

श्रेगुण्यमेतद्‌ जगत्सवें सिस्‍्त्रेग्रुष्य॑ भवाजुन ! 
चिताम्णि-- समस्त अभिलापाओं को पूर्ति करने वाला एक कल्पित रत्त । 
उदासा--उदासीन, निरासक्त | 
[ १३ ) 

ऐ बावले मन ! द्विविघा छोड़ दे क्योंकि अब तो ( सती की माँति ) हाथ में 
सिघौरा ले लिया--अब जलने-मरने से हो बनेगा । तात्पर्य वहू कि जिस निष्ठा 
से सती जलने को निकलती है वैसी ही एकांत मिष्ठा से तूने' भी भक्ति का मार्ग 
अपनाया है जिसमें अपना उत्सगं करने से ही सिद्धि मिलती है | तू निश्शंक हो 
जा और भगन होकर नाच । लोग, मोह ओर भ्रम छोड़ दे बयोंकि वह मुरमा 
कैसा जो मरने से डरता है ? सठी बर्तत-माँड़े नही सजोती ( वल्कि अपने पति 
के साथ चिता पर जत्न जाठी है )। लोक, वेद तथा कुल की मर्यादाएँ--यही गले 
के वन्धन है | सती होने के लिए जा रही स्त्री की भाँति यद्दि चिता की ओोर 
जाघा चल कर पीछे की ओर लौट पड़ोंगे तो जगहँसाई होगी मर्षाद्‌ यदि प्रेम 
हया मक्ति के मार्ग से विचलित होते हो और अपना उत्सर्य नहीं करते तो 
लोकनिंदा होगी । यह समस्त संसार मैला है, पवित्र वही हैं जो राम का नाम 
लेते हैं। कबीर कहता है क्तिऐ मन, तू भी राम का नाम मत छोड़, गिरते- 
पड़ते तू उस ऊँची जगह पर चढ़ता हों जा । 

लोन्हों हापि सिंधौरा--भध्ययुग में पति के मरणोपरान्त स्त्रियां जब सती 

होने के लिए चिता पर बारोहण करती थी वो सोलहों खूंगार कर अपने सोभाग्य 
फा चिह्न सिन्दूरपात्र हाथो में ले रखती थीं। उसके पश्चात्‌ उनके सम्मुख घलने- 

« मरने के अतिरिक्त कोई रन्‍्य विकल्प नहीं रहता था। कबीर का तात्पर्य है कि 


परिशष्ट : कीटा : पद ११५ 


भक्ति में भी ऐसी ही अडिग निष्ठा होनी चाहिए । निष्ठा के प्रसंग मे कबीर ने 
प्रायः सती ओर सूरमा का ही स्मरण किया है, जबकि तुलसीदास से इस प्रसंग 
में प्रायः चातक का आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रतीकों के इस चुनाव से दोनों 
कवियों की चिन्तन-पद्धति का अंतर स्पष्ट होता है | 
सूचा-- शुचि, पवित्र । 
[९४] 
अरे भाई, बोलते का क्या कहा जाय ? बोलते-बोलते तो तत्व नसा जाता 
है ( नष्ठ हो जाता है ) | वोलते-त्रोलते विकार बढ़ता है, लेकिन बिना बोले 
विचार क्या किया जाय ? अच्छा यही है कि संत मिले वो कुछ कहा सुना जाय; 
असंत् मिल जाये तो चप्पी साथ लेती चाहिए । ज्ञानी से बोलने में उपकारिता है, 
भूर्ख से बोलने भें झख्लमारी होती है । कबीर कहता है, आधा मरा घड़ा ( ज्ञान 
से रीता आदमी ) बोलता है ( बडबड़ाता है ) भरा हो ( पूर्ण ज्ञानी हो ) वो 
फभी नही बोलता । 
»,. बोलत बोलत तल नसाई--केवल बोलने के लिए बोलने से भर्थात्‌ कोरे 
शास्त्रार्थ से तत्व ओझल हो जाता है । 
मस्दि--स॒० मृष्ट->प्रा० मद्दु > देश्य अपभ्रश “मस्ट' --मोन; तुल ०नानक- 
वाणी ( डॉ० जयराम मिश्र ), परभाती विभास १२-१ : मसदि करउ मूरखु 
जगि कहिया ( +- “अप करो! मूर्ख ऐसा संसार भर से कहता है ); पदमावत 
७२-६ : अब कहना किछु नाही पस्ट भली पंछिराज । अवघ के गाँवों में रोते हुए 
बच्चों को माताएँ अब भी “मस्ट” या “महट” मारकर सो णाने को कहती हैं । 
उपफारो कौर झलमारो दोतों भाववाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त हैँ 
( तुल० “भग्रज्ममारी' )॥ 
(५१५ ] 
झूठे तन का क्या गर्व करता है, जो जब मर जाता है तो पल भर भो नही 
रहने पाता ( मरते ही लोग शव को हटाने की वात सोचने लग जाते हैं )। 
खीर, खाड, घृत आदि से जिस शरीर को पाला पोसा, प्राण छूट जाने पर उसी 
को बाहर ले जाकर णलाते हैं । जिस सिर पर संवार-सेंवार कर पगड़ी बाँपते 


रह६ फवीर-्वाणी-सुधा 


थे, उस सिर को कोने अपनी चोंच से संवारते हैं ( विद्प कर देते हैं )। दाह 
करते समय हाड़ ऐसे जलते हैं जैसे सुखी लकड़ी और केय ऐसे जलते हैं जेते 
फूस की ढेरी । फवीर फह्ठवा है, प्राणी अब भी अर्थात्‌ यह सब जानकर भी नहीं 
चेतता, ठतव तक यमराज का डंडा घिर पर आ बरसता है | मर्यार्‌ मृत्यु बा 
घमकतठी है। | 


यरवावैं-गरवानार-यर्व करता । | 

रुचि रधि->बहुत घ्यावपूर्षक या कारीगरी से, संवार-सँवार कर । 

कू्रो-- करा (+-समूह, राशि) का स्त्रीलिय झुप--खं० कुट> प्रा० कुड> - 
हि० कूर, करा, तुलनीय पदमावत १६६-६ : बिनु जिय पिंड छार कर 
क्रां। 

[ १६ ] 

गोविन्द का भजन करो, भूल मत जाओ वयोंकि मनुष्य-जन्म का यही लाभ 
है | भुद की सेवा कर भक्ति कमाओ, यद्दि तुमने मानव शरीर प्राप्त किया है । 
जिस देह को देवता लोग मी चाहते हैं उस देह से तुम हरि की सेवा करो । जब 
ठक जरा-रोग न आए, जब तक काल वुम्हारी काया को न ग्रसे, जब तक तुम्हारी 
वाणी हीन न पड़े तब ठक, ऐ मन, तू शाज्ु'पाणि राम का भजन कर। अब 
नही मजता है, तो ऐ भाई, कव मजेया ? क्योकि जब अत आवेया तब तुझसे 
भजा न जाएगा । इसलिए अगी जो झुछ कर लो वहीं सारठत्व है, धन्यया फ़िर 
इतना पछताओगे कि पार नहीं परावोंगे । सेवक वह है शो सेवा में लगे, वही 
सेवक निरंजनदेव को प्राप्त करता है। ग्रुद से मिलकर उसके ज्ञानोप्रदेश से 
जिसके ज्ञान कपाट खुल गये हैं वह फिर जन्म नहीं घारण करता। यही तेरा 
अवसर है, यहीं तेरी बारी है । अपने घट के ही भीतर तू सोच-विचार ले। 
कबीर कहता है कि चाहे तू जीते, चाहे हारे, मैंने ठो अनेक श्रकार से चिल्ला- 
घिलल्‍ला कर समझा-चुझा दिया है । ५ 

+ लोध--देखते हैं, वांद्या करते हैं (लुचु-नदेखवा) ! -' 

जब लपि होंव पड़े नहिं वांनो--तुल० दादू पद हे 


परिशिष्द : कोटा : पद २१७ 


जब लगि जिम्या वांणों। तो लों जपि ले सारंगपांणों ॥ 
जब पवनां चलि जाबं। तद प्रांणों पछिताव ॥ 
[१७] 
जिस व्यक्ति ने राम की भक्ति नही को वह अपराधों जन्मते ही क्यों न मर 
गया ? जिस वुल में पुत्र ज्ञान-विचार करने वाला नही पैदा हुआ उस पुत्र की 
माता विधवा क्यों न हो यई ? ग्रे का मुंचन फर वह थय्यों नर्बास हो गई 
जिसका पुत्र शूकर के समान कलियुग में दोड़ता फिरता है । फवीर कहता है कि 
मनुष्य कितना भी सुन्दर ओर स्वरूपवान हो किन्तु राम-मक्ति के बिना वह मैला- 
छुचेला और कुरूप ही है । 
बुड़भुज - सुअर (विट-- विष्ठा +-भुज्‌ --खाना) । 
कुचिल “८ मैला-कुचैला (सं० कुचैल 5 णो मैले वस्त्र पहने हो)।॥ 
तुलनीय मानस, अयोध्या० ७५, १०२-- 
प्राश्नतती जुबती जय सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई ॥ 
नतद घाँस भल बादि वियानो । राम बिमुख सुत तें हित जानी ४ 
[९१८] 
है मन, व्यर्थ के लिए (अथवा उद्यम या जीविका के लिए) विवाद (बलेड़ा) 
ने फरना चाहिए, केवल अपती अच्छी करनी भरनी चाहिए । कुम्हार ने एक ही 
मिट्टी कमा कर विलेपन द्वारा उसमें अनेक रंग उरेहे, किसो में मोती मुक्ताहल 
लगा दिए, किसी भे व्याधि लगा दी (विधि कुलाल ने एक ही तत्व से अनेक 
मामख्पात्मक जगरत्‌ की सृष्टि की ओर कर्मानुसार सब के भाग्य भी पृथकू-पृथक्‌ 
बनाए) । किसी को उससे पाट-पार्टावर दिए, किसी को निवाढ़ की शब्या दी । 
इसके विपरीत किसी को सडी-यली गोनरी या कया भी नहीं दी और किसी को 
पुदास की सेज दी । सूम को घन संचित करने को दिया, मूर्ख कहता है बह भेरा 
धन है, लेकिन जब यमराज का डंडा सिर पर लगता है तब क्षणमात्र में ही 
इसका निवदारा हो जाता है कि वास्तव में वह धन किसका है। कवीर कहता है, 
है वांके, जुप्ते, और! की! करता फिप्यए उपज है (वठाएरटने कुछ भी फंसी का 


र्र्र फबीर-वाणी-सुघा 


नही) यहाँ ठक कि पृत्यु के उपरांत शव का चिटकुट मी नोच-खसोंट कर डोम 
ले जाता है और फठिमृत्र तथा कटि-दस्त्र तक थही छूट जाता है । 
अह्रखि--जिन प्रतियों में कदीर का यह पद उपलब्ध होता है, सभी में 
“अहरखि' पाठ ही है, किन्तु इसकी व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने 
इसके विभिन्न अर्थ सुझाये हैं--उदाहरणार्थ “मोजन के लिए! (डॉ० रामकुमार 
वर्मा, सन्त कबीर, परि०, प१ृ० १३२); हिर्स में पढ़कर या दूसरे की देखा-देखी 
(पं० परशुराम चतुर्वेदी, पत्र द्वारा); नहं--रखि अर्थाद्‌ गर्वर्वक (श्री नरोत्तम- 
दास स्वामी, पत्र द्वारा), अहनिश (श्र पुष्पपाल सिंह; कबीर पन्थावली सटीक, 
पृ० ३५३) आदि । किन्तु इन सुझावों के आधार क्या हैं, यह स्पष्ट ज्ञात नहीं 
होता । इसलिए मैंने 'कबीर-प्रन्यावली” में इस पाठ को ग्रहण करते हुए भी यहूं 
सुझाव दिया है कि कदाचित्‌ मुल पाठ “आहर कह था ओर 'महरखि! उसी का 
विक्वत रूप है ॥ किन्तु 'आहर/ शब्द का प्रयोग भी विरल ही है। कुछ स्थल इस 
सम्बन्ध भे विशेष रूप से तुलनीय हैं; पधा-- 
(कु) आाहर सत्ति करदा फिर, बाहर इफु न होइ। 
चानक जितु भाहरि जगु ऊपरै, बिरला बूप्ते कोइ ॥ 
-युरु अर्जुनदेव, गुह्ग्रन्य साहब, १० ६३५ ॥ 
यहाँ इसका अर्थ उद्यम ज्ञात होता है। तुलनीय--वी० एस० आप्टे: सस्कृत- 
इज़ूलिश-डिक्शनरी, 'भाहर” (सज्ञा)--अकाम्प्लिशिग, परफ़ार्मिंग (० ६१) । 
(ल) कत तप छोन्‍ह छांड़ि के राजू । 
आहर गएउ न भा सिधि काजू ॥ 
--जायसी : पदमावत डॉ० माताप्रसाद ग्रुस-सम्पादित, छन्द २०४-६। 
(ग) जे जग जनमि न तोहि पहिचांतां । 
भाहर जनम मुएं पछितांतां॥ 
--मक्नन : मघुमालती, डॉ० मा० श्रा० गुपत-सम्पादित छत्द ५-१ । 


*हिन्दी शब्दसागर” में “पदमावत! मे श्रयुक्त 'आहर' का उदाहरण देकर इसे 
सं० अह्; ( >>दिम ) से व्युत्पन्न बठाया गया है और इसका बर्थ समय" दिया 


परिशिष्ट : फीटा : पद २१६ 


गया है। किन्तु यह व्युत्तत्ति सन्‍्तोपषजनक नही लगती । डॉ० माताप्रसाद जी ने 
“मघुमालती” मे इसके बिकास का क्रम इस प्रकार दिया है : सं० अफल >> प्रा० 
अहल > पुरानी हिन्दी आहर' (--निष्फल, व्यर्थ) । यही व्युत्पत्ति संतोषजनक 
प्रतीत होती है । 
यहाँ 'आहर कह” का “व्यर्थ के लिए! अथवा जीविका के लिए! दोनों झर्च 
सम्भव हैं । 
बाद >>सं० वाद>-विवाद, बखेडा । 
सुकृत भरता या 'करनी करना' मुहावरा है जिसका अर्थ है : सुकृत्य करना। 
साठी कमाना भी मुहावरा है । मिट्टी भिगो कर और मल दल कर उसे 
पात्र या खिलोने आदि बनाने के योग्य सिद्ध करना या सिश्ाना । अन्य पेशे वाले 
भी 'कमाना' का प्रयोग विशिष्ट अर्थ मे करते हैं : जैसे नाई बाल कमाता 
( >|बनाता ) हैं, वढ़ई लकडी कमाता ( छीलता ) है। बांनों >>स० वर्ण 
बर्तनों को पकाने से धूर्व विशेष प्रकार की मिट्टी से रंगना; दे० पराइअ० वण्ण-< 
विलेपन की वस्तु या क्रिया ( १० ७४२ )। 
मुकताहल >> सं ० मुक्ताफल । “मोती” तया "मुकताहल' समानार्थी हूँ; दोनों 
का एफ साथ प्रयोग युग्म के रूप मे है, जैसे 'पेड़-हख' । 
पांद >>सं० पट्ट +- रेशम; यथा पदमावत २६१०६ : काँचे पाट भरो घुनि 
रुई। इसी से 'पाठाम्बर' (“रेशमी वस्त्र), “पहुदुकूल” (5-पटोरा) तथा 
"पट्टटायक' ( >पद्ुुवा या रेशमी वस्त्र का बुनकर) आदि शब्द बनते हैं। यहाँ 
दाट-पटंबर” भी युग्म के रूप में प्रयुक्त है । 
पलंघ--स ० पर्यद्धू >हिं० प्रसग>पलंघ (गा! का महाप्राण 'घ! में 
परिबतंव) +- शय्या, सेज । 
निवाश >>फ़ा० नवार--मोटे सूत की बनी पट्टी भिससे पलंग युनते हैं । 
गरो >+गली, सडी-गली | अवबधी में 'ल' का प्रायः “*र! में पतिवर्तन ह्दो 
जाता है, जेसे “कली” का 'करी', 'कोलाहल”' का 'कोराहर', 'फल! फा 'फर' 
आदि । 
गॉवरो>>सं० गुन्द्रा ( *+घास विशेष )। पुवाल या कुश-बास से बनी हुई 


र२० कवोर-वाणी-सुघा 


चठाई को अदधी में “गोदरा' या 'गोंदरी” ( अन्य रूप : गोनरा या गोवरी ) 
कहते हैं। “गुदड़ी” ( +>कंया ) के लिए मो “गोंदरी' शब्द का प्रयोग होता है । 
प्यारा >सं० पलाल +-घान आदि का सूखा डंठल ; पुवाल या पुराल । 
मुगष>सं० मुु्प >मूर्स । दिन>सं० क्षए। चिरकुट>सं० चीर्णा-- 
कूट ( ? ) जीर्ण-शीर्ण वस्त्र । 

चुहाड़--डोम, श्वपच (निहृप्ट जाति विशेष) जिसके लिए साहित्यिक द्विदी 
में 'बृहञ” शब्द प्रचलित है, किन्तु भोजपुरी में 'डह्मड़” रूप ही प्रचलित है । 

भोजपुरी में इसका पर्याप्त अर्थ-विकास हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 
मुंसहर आदि के लिए भी चुहाड” शब्द का प्रयोग दह्ोता है और प्रायः चोर 
चुहाड़' इस प्रकार का युग्म प्रचलित है। 

“युद्ध ग्रंथ साहब” भें 'चटारा' तथा अन्य प्रतियों में चूहदा' पराठातर थे | 
4घटारा! भ्रस्तुत प्रसग में निरर्थक है, किठ्तु उसकी विक्ृतिं की संभावनाओं को 
ध्यान में रखते हुए 'चुहारा' जैसा कोई शब्द ही मूल प्रति मे होना चाहिए, इस 
बात का संकेत मिल जाता है। इसी सभावना के आधार पर मैंने “चूहडा' पाठ, 
जो अधिक प्रचलित है, प्रहम न कर उसका क्लिप्टवर रूप ुहाढ़ा' ही रखा था 
जिसकी उपयुक्तता अब मोजपुरी रूप की ठीक पहचान हो जाने पर निर्विवाद 
रूप से सिद्ध हो जाती है । 

तनों तागरी--रीति तथा ऋृष्ण-काब्य मे तनी खोर धागड़ी! क्रमशः 
चोलीवन्द और करघनी के भर्च मे बहुत श्रयुक्त हुए हैं; जैसे--सोहत चोली 
चार तनी? ( परमानन्ददास, प्रृ० ३७६ ) अथवा, 'अबन नैद तिलक खेंदुर 
छवि चोली चार तनी' ( कुमनदास, ३१७ ) । सृषण ने चोली के ही जर्च 
में इसका प्रयोग किया है, यथा: ठतनियां न तिलक सुथनियाँ प्गनिया न 
धार्म घुमरात छोड़ि सेजिया सुखब को 7” किन्तु कदीर के श्रयोगों से 
ध्वमिठ होता है कि उन्होंने इन दोनो वस्तुओ का उल्लेख केवल्न स्त्रियो के वस्त्रा- 
भूषण समझ कर नही, प्रत्युत्‌ पुर्षों द्वारा धारण किये जाने वाले उपादन समझ 
कर किया है, और इस बात के प्रमाण अन्यत्र मी मिलते हैं। मिर्जा खा इत 


परिशिष्ठ : फीटा : पद २२१ 
'तुहफ़तुल हिन्द! नामक हिन्दी-फ़ारसी कोश में, जिसको एक हस्तलिखित प्रति 
इण्डिया आफ़िस लायब्रेरी, लन्दन से कुछ समय पूर्व प्रयाग विश्वविद्यालय के 
शोघधछात्र श्री अचलानन्द जखमोला के निमित्त यहाँ फी लायब्रेरी में आईं थी, 
पृ० २१८ एु पर 'तनी” शब्द के लिए 'बंदज़ामा व अम्साले आँ बुबद' टिप्पणी 
दी हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि यह वन्दजामा की तरह का कोई वस्त्र था 
जिसे पुरुष भी घारण फरते थे | तुलसी ने 'तनिया' को स्पष्ट रूप से कटि भाग 
का धस्त्र दत्ताया है-- 
तनिया ललित कठि, विचित्र ठिपारो सीस, 
मुनि सन हरत बचन कहे तोतरात ॥ 
तथा 'कनक रतन सनि जठित रठत कटि फिकिन फलित पीत पट तनियाँ ।! 
--गीतावली : वेजनाथ-सम्पादित, नवलकिशोर प्रेस, पृ० ६६ | 
तागड़ी या क्टिसूत्र पहले पुरुष भी पहना करते ये । हर्प ने प्राग्ज्योतिपेश्वर 
के दूत हंसवेग को 'मोतियों से बना हुआ परिवेश नामक कटियूत्र और माणिवय- 
ख़चित तरड्भरण नामक कर्णोमरण एवं वहुत-सा भोजन का सामान भेजा था ।! 
(हर्पंचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० १७१ 
पर उद्धृत )। शव को जलाते समय उसे समस्त बन्धनों से मुक्त कर देते 
हैं, अतः अन्तिम समय तनो-तागड़ी भी उतार लेते हैं--यही फवि का 
मूल भाव है । दुर्वोषता के कारण ही विभिन्न प्रतियो में इसके अनेक 
पाठास्तर मिलते हैं । उदाहरणार्य, “गुरुप्रन्यसाहव' में प्तरी तागरी (प्राचीन 
नांगरी से “न!” और “र' एक से होते थे, कदाचित्‌ इसी '्रम से 'तनी” के स्थान 
पर 'तरी'), दादूपन्यो पोयो में 'तणो तणयती', निरक्ञती-सम्प्रदाय की पोधी 
में 'ठड़ी दामढी” इत्यादि । ्रस्तुत प्रसंग मे फवीर द्वारा प्रयुक्त 'तनी' तुलसी के 
त्निया' के अधिक निकट प्रतीत होता है । अतः 'तनी तागरी' का अर्म यहाँ 
कछनी और फरिसूत्र अधिक उपयुवत जंचता है । 
इस पद में कबीर ने ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग क्रिया है जो अब प्रचलित 
नहीं हैं ओर जिनकी ठीक पहचान भी अब कठिन हो गई है। जन-जीवन में 
ऋवीर की कितनी गहरी पैठ है, यह शब्द इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। इस प्रकार के 


श्श्२ कवोर-वाणी-मुष्ता 


कुछ शब्दों पर मैंने अन्यत्र विचार किया है (दे० हिंदुस्तानी, जनवरी-मार्च,' ६३ 
में “कवीर द्वारा प्रयुक्त कुछ गूढ ओर प्रचलित शब्द” शीर्षक निबंध) । 
[ १६ ] 

.ऐ भाई, कबौर के दोस्त तिरले ही हैं; यह वात बार-बार किससे कही 
जाम ? मंजन, सूजन ओर पोषण में जो समर्थ श्रम्मु है, वह जैसे रखे वैसे रहता 
चाहिए | सारा आलम, सारी दुनिया घूम-फिरकर खोजी, हरि के बिना सभी 
बन्ञानी हैं । छः दर्शन और उनसे सम्बद्ध छघानवे परापण्डयूर्ण सम्प्रदाय उसी के 
लिए व्याकुल हैं, किन्तु इनमें से कोई उसे जान न पाया । जप, तप, संयम, पूजा, 
अर्चा औौर ज्योतिष में ही सारा संसार वावला बना रहता है। काग्रज़ अर्थात्‌ 
पुस्तक लिस-लिखकर णगत्‌ भ्रम में पा रहता है, किन्तु मत की ही वान्तरिफ 
साधना अर्थात्‌ स्वानुभूति से उस परमात्मा को नही प्राह्र करता । कवीर कहता 
है, योगी ओर जगम आदि सभी झूठी आशा मे वँधे रहते हैं। (वाह्याचारों के 
इस जंजाल को छोड कर) राम का ही नाम चातक फी तरह रठो तो निश्चय 
ही भक्ति मे तुम्हारा निवास हो जायगा । 

आलम दुर्नों->ससार । दोनों समातार्थी शब्द हैं और युग्म के रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं ! हे 
छह दरसन पासंड छयानवे--सांस्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा 
(पूर्व मीमांसा) तथा वेदान्त (उत्तर मीमासा) ये भारत की छः प्राचीत दर्शन- 
पद्धतियाँ मानी जाती हैं। किन्तु कबीर के समय योगी, जंगम, सन्याक्षी, 
ब्राह्मण, दरवेश ( शेख ) और सेवडा ( जैन ) ये पड्दर्शन माने जाते ये । संत्त 
साहित्य भे एक हिपदी इस प्रकार प्रचलित है-- 
इस संन्याती थारह योगो, घोंदह शेक्ष बचाता 
ब्राह्मण अठारह अ्ठारह जंगम, चोवित सेवड़ा प्रमाण ॥ 
अर्थात्‌ गिरि, पुरी, भारती आदि दस संन्यासी, वाय, ओघड़, गोसाई बादि 
बारह योगी; जलाली, मचाली, जिन्दाग्ाह आदि चौदह प्रकार के दरवेश; पंच- 
गौड़ादि भठारह प्रकार के ब्राह्मण, गले में बठारह प्रकार के लिग धारण करने 
बाले अठारह ज॑गम और ऋषमदेवादि चोंदीक्त ती्ँंकर जैनियों के--इस प्रकार 


परिशिष्ट $ फीटा : पद श्श्३े 


छः दर्शनों के छूयाववे सम्प्रदाय हुए। आगे कबोर ने "जोगी अरु जंगम! का 
उल्लेख मी किया है जिससे जान पढ़ता है कि वे इन्ही को पड्दर्शन जानते थे । 
मन हो सन मे समांता--कबीर का तात्पर्य है कि लोग पुस्तक ज्ञान को ही 
महत्व देते हैं, मतःसाघना को महत्व नही देते जिससे चस्तुतः परमात्मा 
मिलता है । 
[ २० ] 
अरे दावा, माया-मोह ने हमें मोहित कर रखा है जिससे उसने मेरा ज्ञान- 
रत्न अपहृत कर लिया । संसार में जीवन ऐसा है जैसा स्वप्न होता है---सचमुच 
जीवन स्वप्न के समान होता है । ऐसे क्षणमंगुर जीवन को सच समझ कर 
हमने उसे गाँठ में थाँघध लिया अर्थात्‌ यलपूर्वक उसकी रक्षा करने में लग गये 
और परम तिधि (परमात्मा) को छोड दिया (जिसकी वस्तुतः रक्षा करनी 
चाहिए थी) । आंखों से देखते हुए भी पतिगा लो में उलझ जाता है, वह मूर्ख 
आग को नहीं देखता । उसी प्रकार मूर्ख आदमी कनक-कामिनी के आकर्षण में 
काल का बन्धन नही चेतता ॥ विचार कर तु फाम, क्रोध आदि विकारों को 
छोड़ । इसी से तुम्हारा तरन-तारन होगा। कबीर कहता है, ऐ मनुष्य, तू 
भगवान का भजन कर, दूसरा कोई नही है । 
(२१ ॥ 
पूले-फूले बया घूम रहे हो ? दस मास जब माता के गर्म में उल्दे मुँह लठके 
रहते ये सो दिन अब क्यो मूल गए ? यदि जलाया जाय तो यह शरीर राख हो 
जाता है, अगर रखा जाय (गाड़ा जाय) तो उसे कुमिदल सा जाते हैं। कच्चे 
घड़े मे जैसे पानी भर दिया गया और वह विलीन हो गया, इस शरीर की भी 
इतनी ही बढ़ाई है । जैसे मधुमवखी शहद का उपभोग नही कर पाती है (उसका 
केवल संचय करने मे ही लगी रहती है) वैसे ही तूने भी घोड़-जोड़कर घन इकट्ठा 
किपा, लेकिन मरने के दाद लोग ले जाओ! 'ले छाओ' कहते हैं, मूत को घर में 
भला वयों रहने देंगे ? मरने के वाद देहली तक ठो परिणोता पत्नी साथ देती है, 
आगे थोष्टी दूर तक सुहद सज्जन साथ देंते हैं, मरघट तक सब लोग साथ देते 
हैं--आागे हूंस (आत्मा) बरैसा ही जाठा है । ऐ प्राणी, तू राम का भजन नहीं 


र्रट कदोर-वाणी-सुषा 


करता, मोह में क्यों माठा है और कातवश कुएँ में क्यों गिर रहा है? कदीर 
कहता है, मनुष्य ने अपने को बाप ही वेंधा दिया है जैसे ललनी के श्रम में सुग्या 
अपने को वँधा देता है। 

उरधि मुख: उर्ध्वम्ुझ्च-- उताने मुख (गर्म में भ्रूण इसी प्रकार रहता है) । 
जब छरित“भादि--बुछ लोग शव को जल्ाते हैं, कुछ गाड़ते हैं। पहली 
प्रक्रिया में शरीर राख हो जाता है, दूसरी में उसे कीडे खाते हैं।. सहुतल+ 
शहद, भघु ! विदुर॑--सं० बि०-/-अव-+- हू! धावु -व्यवहार में लागा, 
उपभोग करना । बरोनचन्वरण की हुई, व्याही ।. सुहेला>सं० सुदृद 
(?)5मिन्र, सखा । मरहट--मरघट <श्मशान । ललनों < सं० नलिनी' 
ज|नली, तोता फँसाने की नलिका, छुल« सूरदास नलिनों को सुवटा कहि फौने 
जकरयी 4 तोतो को फसाने के लिए वधिक रस्सी तानकर उस पर एक विशेष 
प्रकार की नली लगा देते हैं जिस पर वैठा तोता चिढ़ीमार की युक्ति से उक्वट 
जाता है ॥ उलट णाने पर वह अपने पंजों से नरसल को अधिक हृदता से पकड़ 
लेता है । इसी भ्रम में पढे तोते को चिडीमार पकड लेता है । 'ललनी” को कुछ 
दीकाकारों ने सेमर फी लाल कली भी दताया है जिसपर तोता आसक्त रहता है, 
किन्तु यह उपयुक्त नही । 

[२२ ] 

ऐ मन, एक भी काज इसलिए नहीं सिद्ध हुआ क्रि तुने रघुपति राजा का 
भजन नहीं किया । (कर्मकाण्डप्रधात) वेद, पुराण आदि सभी ग्रन्थों का मत 
सुनकर तुने कर्मों से मुक्ति थी आशा की, किन्तु उन सभी गयाते लोगों को जब 
काल ग्रास लेता है तब लोग प्रंडित के शास्र-न्ाव से निराश होकद उससे विमुल 
हो जाते हैं। वन-खड में जाकर योग गौर तप किया, फन्‍्दमुत इत-छुतकर 
खाया, इस प्रकार नादी, वेदी, शब्दी और मौनी बादि अवेक प्रकार के साधको 
ने यम के पदुटे लिखाए। नारदी मक्ति हृदय में आई नहीं, ब्यर्य की इच्छ 
साथना में शरोर खाया । (कोर्तन करने वालों को) राग रागिती का ही दम 
हो बैठता है, उन्हें परमात्मा के यहाँ से क्या मिलेगा ? सारे संसार पर काल का 
पहरा है ओर उसकी सूची में सभी मिच्या ज्ञातियों के नाम दर्ज हैं। कबीर 

इता है, केवल वही छुदमुख्तार या निर्मल हो सके जिन्होंने यम भक्ति जान सी । 


परिशिष्ट : टोका : पद श्र 


नादी बेदी सबदी---क्रमशः नाद, वेद और शब्द के साधक | 


भषति नारदी--नारद-भक्तिमूत्र द्वारा प्रतिपादित भक्ति, विशुद्ध अनु- 
रागात्मिका भक्ति, जिसके कबीर समर्थक हैं 


काछि कूछि तनु दीनां >+जवरदस्ती घिस-पिसकर शरीर खपाते हैं । 

खालसे (अरबी 'खालिस:”)--राजा की निजी सम्पत्ति, जिस पर किसी 
अन्य का स्वामित्व नहों रहता १ तात्पर्य पह कि काल को सूची में सभी के नाम 
दर्ष हैं, राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में केवल भक्त बचे हुए हैं। खालसः 
निर्मेल अथवा निष्केवल भर्थ भी प्रदान करता है और बह भी यहाँ संगत माना 
जा सकता है 


[२३ ] 

ऐ बन्दे, नित्य भ्रति अपना दिल खोजो, परेशानी में मत पड़ो | यह णो 
दुनिया है वह्‌ प्रभातकालीन गोघुलि बेला के समान क्षणिक है, यहाँ कोई हाथ 
पकड़ने वाला या सहायक नही है । ऐ भाई, वेद और कुरान झूठे कलंक हैं, इनसे 
हृदय की चिन्ता दूर नहीं होगी। यदि थोड़ी हिम्मत वाँघों तो छुदा तुम्हारे: 
समझ ही वर्तमान मिलेगा । झूठा (शास्त्र) पढ-पढ़कर लोग प्रसन्न होते हैं ओर 
वेखबर होकर वकवास किया फरते हैं, (किन्तु यह नहीं जातते कि) एक परमात्मा 
हो सत्य है; वह सृष्टिकर्ता सारी सृष्टि मे व्याप्त है, केवल शालग्राम की श्वाम 
मूर्ति में ही नहीं है। आसमान में जो आकाशगंगा (?) है उसमें उसने स्नान फर 
रखा है (परमात्मा की महानता की और संकेत है) । उसका चितन करो और निरं- 
तर अपने नेत्नों मे बसाओ तो बह पुम्हें यश्तत्र सर्वत्र मौजूद मिलेगा । अल्लाह 
एविशातिपविश्र है, उसके अस्तित्व के सस्वन्ध मे शंका सब करो, जब उसके 
पिपा दूसश कोई हो । कदीर कहता है कि करोम (दयालु ईश्वर) का करम 
(पा) अपरम्पार है । वह जो कुछ करता है उसे वहीं जावता है । 

सिह॒ढ मेला 5८ प्रमातकालीन (अरबी 'सहर”) प्रकाश अंधकार का मेल 
जो द्षणिक होता है । 


इफ्तरा (क्रा०) ८ फ्लेफ । हजूर (अ० हुश्युर) 5८ उपस्यिति, सामता। 


श्२६ कथीर-वाणों सुधा 


इरोग (का» दरोग) तू मिथ्या, ग़लत; तुल० दरोगहल्फ़ी 5 झूठी 
क़सम । 
लहूँग न+ बाकाण (?); व्युत्पत्ति अनिश्चित 
गुसल करदत दुद--झतस्नाव (फारसी क्रिया का भूतकालिक कदन्त रूप)। 
दाइम (अरबी) 55 सदेव ॥ चत्तर्म (फा० चश्म) न्‍लनेत्रों में । 
[२४ ) 
विषयों से वचों और हरि में अनुरक्त हो जाओ | ऐ बावने मत, ऐसा 
समझो | (निर्मय होकर हरि को मजा नहीं और राम रूपी जहाज का आव्रय 
लिया नहीं तो ऐ वावले मन, तत-घत का क्या गर्व कर रहा है जिसका स्टंगार 
भस्म और कृमियों से होता है (यव जलाने पर राख हो जाता है और गाडे जाने 
पर उस्ले कीढे खाते हैं) | मकली पुतले फी हस्विनी (माया) का जगदोश ने यह 
स्वाँग (सृष्टि) रचाया है, जिसके वश में पड़कुर कामाघ गज (विपयो जीव)बंस्बन 
में पडता है और शीश पर अंकुश सहता है। मर्कट से हाथ प्रसारकर (धडे 
में रखे) बनाज को मुदृढी वाँधी और मुदूठी खोलने में जब उसे दिविधा 
हुईं तो ( बन्धन में पड़ कर) वह घर-घर के दरवाजे पर नाचता फिरा। जैसा 
बुसुमी रग (झाकर्षक) होता है वैसा ही उप्टि का थहू पसारा फैला है। नहाने 
को अनेक तीर्थ और पूजने को अचेक देवता हैं, किन्तु कदीर कहता है कि इतमे 
मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो हरि की सेवा से ही होगी । 
कालबूत (फ्रा० कालबुद) ++ साँचा, जिसपर चढाकर जूता, पगड़ी आदि 
बनाए जाहे हैं; तक्ली ढाँचा या पुतचा । 
घलतु -+ चरित्र, सवा (चरित्र >चलित्र >> घलतु) | दुन० गुसांई- गुर 
बानी परृ० ७३ : जसुद्य चतलिब्र दिपाइआ दिच सेली स्थाम सदीर । 
लपतनौं--दे० पद २१ की टिप्पप्री । 
कुसु म--एक पौधा या उसका पुष्प, जिसका रंग चटकीला होता है। 
(विशेष--इस पद में हाथी, वच्दर मोर शुक का दृष्टांत दिया गया है, जो 
क्रमशः काम, लोस दया मोह के कारण बन्धन हूँ बढ़ते हैं। हाथी काम्रुक द्वोता 


परिशिष्ट $ दोफा $ पद र्२७ 


है, इसलिए उसे फँसाने के लिए लोग जंगल में हथिनो का नकली पुतला खड़ा 
फ्र देते हैं और रास्ते में गड़्ढह़ा वगाकर उसे लकड़ी या खपाची आदि से पाट 
देते हैं। फार्मांध हाथी खंदक में फंस जाता है । इसी प्रकार लोभी बन्दर को 
फेंसाने के लिए संफरे मुँह का घड़ा गाड़ दिया जाता है और उसमें कुछ चने रख 
दिये जाते हैं। बन्दर धडे में हाथ डालकर चनों को मुद्टी बाघकर निकालना 
चाहता है, किन्तु मुंह इतना सेकरा होता है कि बँधी मुट्ठी उससे निकल नहीं 
सकती और लोम के फारण वन्दर भुट्टी खोल नहीं पाता, इसलिए फेस जाता 
है। शुक ललनी यन्त्र से फँसाया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पहले बताई जा छुकी 
है (दे० पद २१)॥ 
यह पद बनजारा गीत की शैली पर रचा गया है इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 
“मन बउरा रे की टेक दुहराई गई है । 
[२५ ] हि 
,... देह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, इसलिए ऐ वावली (जीवतमा), 
हू राम से स्नेह कर ले ६ वचपन गया, घोवन भी चला जायगा, जरा मरण और 
संसारिक संकट आयेंगे । केश पलट गये ( काले थे, सफ़ेद हो गये ), नेत्रों में 
णल छाने लगा । ऐ मूर्ख, चेत, बुढ़ापा आ गया ॥ राम कहते हुए तू क्‍यों लज्जा 
फरता है ? पल-पल आयु घट रही है ओर शरीर छीज रहा है (नप्ट हो रहा 
है) । लज्जा कह्ठतो है, “में पम्र की दासी हूँ, मेरे एक हाथ में मुदुगर और दूसरे 
में फौँसी है” (ताटार्य महू है कि जो राम कहने भें लज्जा करेंगे, उन्हें लज्जा मौत 
के धाट पढुँचा देगी) ॥ फदीर कहता है कि उन्होंने सब कुछ गेंवा दिया, जिन्होंने 
अपमसे मन से राम माम को भुला दिया। 
(२६ ] 
मया मौयूँ जब यही कुछ स्थिर नहीं रहता ओर आंखों से देखते ही देखते 
छगद घसा जाता है । जिसके एक साख पुत्र ओर सवा लाल पोत थे उस रावण 
के घद दीपक ओर यत्ती तक न रही। जिसका लंका जैसा गड़ था, जिसकी समुद्र 
जैसी थाई थी, उस रावण को कोई सदर तक गे मिली ( कि बह मर कर कहाँ 
गया ? )।॥ इस दुनिया में न कोई साथ आठा है और न कोई साथ णाठा है, 


२३० कयोर-वाषो-सुपा 


का द्रव रखते थे | जायसी ने भी पदमावत्त में मसवासी साथुओों का स्मरण किया 
है (दे० पदमावत ३०-४: कोई राम जन कोइ मसवासी) । संजोदनी व्यास्यां में 
डॉ० बासुदेवशरण जी ने मासोपवास की परंपरा महाभारत काल तक रिखलाई है। 
मोनि-+मोन ब्रती साधु । श्र 
कबीर ने यहाँ अपने समय के अनेक प्रकार के साधु-संन्याध्तियों का वर्णन 
किया है और यह भी दिखाया है कि केवल वाह्माचार को प्राथान्य देने वालो को 
तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता । दुल० बखनावाणी, पद ६४-५-- 
सुंचित मुंडिति मोनि जटाघर हिंवाल घंसियों रे । 
परमेसुर ने छांनें मांहों वनसंड को बसियों रे ॥ 
[२६ ॥ 
कुशल-क्षेम और सह्दी-सलामठ, ये दोनों प्रश्ु ने किसको दिये जब कि सप्तार 
में आते-जाते--दोनों बार हम लूटे गये और हमारा सारा तत्व हर लिया गया 
सुर, नर, मुनि, यति और मीरो फो उसने ,पैदा क्यि---वहां तक वर्णन क्र, 
करोड़ो इस ठरह हुए और सभी यहाँ से कूच कर गये । धरती, प्रवत औद 
बाकाश णायंगे, चंद्र कोर सूर्य मी चले जागँगे। हे माई, न हम रहेंगे, व तुम 
रहोगे--भरपूर कोई रहेगा तो केवल राम रहेगा । “कुगल” ही कुशल” करते- 
करते साथ ससार नप्ट हो गया और काल ठथया भव (जन्म-मरण) का वत्पन 
उपके गले में पड़ा रहा । कबीर कहता है, समस्त सपार विवष्ट हो ग्रया, केवर्त 
अविनाशी राम बचता है । 
[३० |] 
इस प्रकार श्री नरहरि की सेवा (आरायना) करनी चाहिए, हब यत अपदी 
दुविधा छोड़ दे । जहाँ कुछ नही है वहीं कुछ जानो। जहां कुछ नहीं है पही 
(शून्य में) उसे पहचानो। नहीं" (घून्य) को देख कर भागना नही चाहिए, णहाँ 
'ही' (घुन्प) है बढ़ीं लगा रहना चाहिए । दसवें छार धह्मरंध्र) में गंया-यदुना 
(इड़ानविगला) का सगम विचार कर मन को मज्जत कराओ । बिन्दु मे नाद हो, 
या नाद में बिहु हो, क्योकि वस्तुतः नाद ओर दिन्दु दोनो के संयोग या सम- 
रखता में गोविन्द मिलता हैं। बह 50%0033000 माई-वन्ध, सान्दाप कुछ 


त् 
रण 


परिशिष्ट + टोका + पव र्३१ 
नहीं है । वह तिगुणातीत है, स्वतः निर्युण है । उसका निर्मुण रूप न समझ संकने 
के कारण पअम में दुनिया रस्सी मे ही सर्प का पिथ्यारोप किए हुए है। शसीर तव 
नही होता जब मन नही होता अर्थात्‌ स्यूल था साकार रूप सूक्ष्म या निराकार पर 
आधारित होता है । मन में प्रतोति हो जानें पर वह परब्रह्म मन मे हो प्रकट होता 
है, अतः छाल (साकार) छोड़ कर ग्रुणवती शाखा (निराकार) का आाश्रय ग्रहण 
करो ओर वहाँ निरख-परखकर ऐसी निधि देखो जिसका वारपार नही । कघीर 
कहता है, यह गुरु द्वारा प्रदत्त चरम ज्ञाव है--शून्य मंडल में ध्यान घरों, 
शरीर पात हो जाने पर प्राण जहाँ णाता है वहाँ मर्थाव्‌ परमतत्व में उसे जीते 
,जी पहुँचा दो । 
ञ्लो नरहरी--श्री उसिह देव, जिनका अवतार हिरण्यकशिपु का वध और 
प्र्नाद का उद्धार करने के लिए हुआ था । चूंकि इस पद में एक विशिष्ट प्रकार 
के योग का बर्णन है, इसलिए “नरहूरि/ नाम का प्रयोग है, क्योकि उप्तमे 'नर' 
तथा हरि! (सिह) का योग है। जहां महों तहां कछु जांनि''“आदि--फबीर 
चस्तुत: यहाँ बोद्धो के शुन्यदाद से प्रभावित जान पड़ते हैं। बौद्धों का 'शुन्य' 
सकारात्मक नही, प्रत्युत सकारात्मक शब्द है। वह चरम सत्ता का भ्रतीक है। 
“जैसे गुड़ का धर्म माधुर्थ है ओर अग्नि का धर्म उष्णता है, उसी प्रकार समस्त 
धर्मों का धर्म, समस्त स्वमार्यो का स्वमाव शून्यता है'-- 
गुष्टे सघुरता घस्नेरुष्णत्द प्रकृत्ियया | 
शून्यता सर्वधर्माषां तथा प्रकृतिरिष्यते ॥ 
“-जतापसप्रदाय, १० ६२, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धुत। 
कबीर का तात्पर्य है कि परमात्मा का साकार रूप वस्तुतः निराकार-सापेक्ष है। 
दूसरे शब्दों मे निराकार ही सत्य और उपासनीय है। मंजन<-सं० मज्जन (द्वित्त 
के लिए अनुस्वार) । दसवे द्वारि दसवें द्वार वर (अधिकरण रूप), आध्यात्मिक 
पक्ष में ब्रहारंधभ । गंगा छप्रुनां संघि-+गंगा-यमुना का संगम स्थल प्रयाग, 
संतों फो पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार इड्मार्नपयला का संगमस्थल, णो साजा 
चढ के ज़्यर पद्मरंप्त के निकट माना चाता है । नाद बिंबु-माथ- 
संप्रदाय में सृप्टि-पक्रिया की दो पर॒पराएँ भानो जाती हैं : नाद-परपरा प्रपा 


र्रे८ छबोर-वाघो-सुचा 


फिर दरवाज़े पर यदि हाथी बंधे रहें तो उससे क्या होता है ? क्वीर कहता हैं 
कि अन्तिम समय में सभी जुवाड़ो को तस्ह (वाड़ी हार कर) हाथ झाड़ कर 
चत्ते जाते हैं । 
[रू] 
घार दिन (चंद दिद) अपनी नौदत बजकर बादगी चल देगा है, इतना को 
अजित कर रखा था वह सिट्टी में गदड्ठा रह जाता है, अपने साथ कोई छुछ भी 
नहों ते जाता । देहनी पर वेठकर श्री यही है, दरवाजे तक सग्री माठा जाती 
है, मरघट तक सब बुदुस्‍्वी सोग सिल्र कर बाते हैं--आागे हँस ( आत्मा ) 
अकेला ही छागा है; वह पुत्र, वह वित्त, वह पुर-पुन फिर लौट कर नहीं देख 
पाता | कवीर कहता हैं कि ऐ दत्दे, भजन बिना जन्म अकारय (व्यर्थ) चता 
जाता है। 
मोदत (का०)--शहनाई आदि की वाद्य ध्वति जो वैमव या मंगलभूचक 
होती है। मध्यक्राल में राजाओं या घनिकों के यहां सिहह्मर पर नौवतद्धाने होते 
ये, जहाँ एकाषिक बार नौबत वजा करती थी। “नौबत वजाता' मुहावरा हो 
गया है--घधूम धाम होना । 
ख़टिया --अर्जन किया (खटना -परिश्रम करना, वर्जन करता, 3 /422 
देहरी बैढो मेहरी रोद॑...आदि--मृत्यु के पश्चात्‌ का वह चित्रण, चित्र 
प्रत्येक की ममता की सीमारेखा बताई गई है, कबीर को बहुत प्रिय है; इसतिएं 
उनकी वाणी में यह वर्णत अनेक बार आया है ।! 
मरह॒ट< मरघट, श्ममात । मकारबर८व्यर्भ; यह शब्द अब भी अचलिठ है। 
[ २८ | 
इसलिए नारायण की सेवा करनी चाहिए कि राम नाम 
का प्रयोजन है अथवा जिसकी रखना पर राम नाग दितू (टिंवेषो) है उसका 
यम विचारावया कर सकता है? दऐ पंडित, यदि तुम शाज-बेद (बदवा 
भविष्य) और विद्या-ब्याऋरण जातते हो, तंत्र-मंत्र और सब ओोपपियाँ जानते 
ही ठव भी अन्त में सुम्हें मरवा है। राज-पाट बोर छत-सिहासन तथा अवेक 
सुन्दरियों का रमघ करता हो, कपूर छुवासित प्रात तथा चत्दत का सेप्र हो, 


रच 


से जिसकी रसता 


परिशिष्ट : टीका : पद २१६ 


तव भी अन्त में उस राजा को मरना है। योगी, यती, तपी और संन्यासी णो 
बनेक तीर्थों मे भ्रमण करते हैं, अबवा लुंचित, मूंडित, मौनी और जटाघारी हों, 
किन्तु अत में उन्हें भी मरना है । सोच-विचारकर मैंने साय संसार देख लिया, 
कही उबार (उद्धार) नही है। कबीर कहता है कि अब तुम्हारी ही (परमात्मा 
की) शरण मे आया हूँ; मेरा जन्म-मरण का वन्चन मेटो । 

हितु< हेतु +प्रयोजन, मतलब, लगाव; अथवा <<हितू -हितैपी, छुल० ह्ति 
व्यवहारी, हित्तनात। जमनां--यम' का तिरस्‍्कार मूचक रूप “जमवां' या 
'जमनां” (' यम बपुरा' से तात्पर्य है )। भागम (सं० )--ेदशास्त्र, धर्मग्रन्य 
अथवा भविष्य, आगम-अगाह, भवितव्यता (जैसे 'आगमजानी' -- भविष्य जानने 
बाला) । तंत्र मंतर<:सं० तन्त्र मन्त्र | रमनां<<सं० रमण | 
पांव कपूर सुवासिक--कर्पूर सुवासित ताम्बूल सेवन के प्राचीन 
चुल० सोमेश्वरक्ृत मानसोल्लास (१२ वी शताब्दी), गजानन ग्ोंडिकर सम्पादित, 
गा० भो० सीरीक्ष, 4० भाग-- 


भोजप्डरल्कपुक्त कपूर रजसमन्वितम + ६७५। 

मेलपित्वा समेभभागिर्गुटिफा कल्पिता शुभा । 

कर्पूरपुर्व॑ छादेष्च............. 
तथा ज्योत्तिरोश्वर ठक्कुरकृत वर्णरत्वाकर 
द्वारा प्रकाशित तथा डॉ० 


ज_न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ने ७५ । 
(१४वी शताब्दी) रा० ए० 
सुनोतिकुमार चटर्जी दया सम्पादित, पृ० 
दुइ पान कर्प्पूर लए हाथ देइते मछ । भआाईने 

(१६वीं शताब्दी) मे अबुलफ़त्न ने आईन २ में ऊँदूर और मुश्क (बस्तूरी) रख 
कर पान खाने क्षी प्रथा का उल्लेख किया है (१० ७३ ? ाशमैनकइृत अनुवाद) ॥ 
जोगी << स० योगी (कवीर ने प्रायः मोरखनाथी योगियों के लिए यह शब्द शयुक्त 

किया है)। जती<<सं० यति (कवीर में जैन यति)। लुंचित (सं०) केश का 
खुंघन करवाने वाले साधु । मुंशित (सं०)--मुड़िए साधु बो कंदाचित्‌ अपना 
सिर घुटवा रखते थे। 'बोद्ध गान को दोहा! की “सारायपश्चिका! टीका मे 
“मुण्डेति मासिकोपवासी' ऐसा उल्लेख मिलता है (दे० डॉ० प्रवोषचन्दर 


जिससे ह बागची 
संपादित 'दोहा फोश', पृ० ५८) जिससे ज्ञात होता है कि मूंडित धाधु मासोपवास 


सो० बंगाल 


ईने अकबरी 


१ 


० 


श्३२ कपोर-वाणी-सुघा 


विन्दु-परंपरा (नायसंप्रदाय, पृ० ६४) | पिद्धों तथा संतों मे बिन्दु और वाद 
क्रमशः इंड़ा तथा पिंगता के लिए भी व्यवहृत होते हैं। जद नाद-विंदु अर्थात्‌ 
इड़्ा-पिगला (द्ैत) का वि्ोनीकरण हो जाता है, तभी सहजस्थिति प्राप्त होती 
है। भरम जेवरी जय क्ियो सांप--मोह अथवा अविद्या के कारण रज्जु को 
सर्प समझ बेना-तुत० तुलसी : रज्जो ययाएहेश्न॑ म: । वकला<<सं० 
बल्कल >- छाल, ववकल, अवधी “बोकला! । आध्यात्मिक पक्ष में साकार रूप 
जिसकी पारमाथिक सत्ता नही। . सुन्ति मंडल--शुल्य-मंडलरूठथता या 
चरम स्थिति का प्रतीक । 
[२१ ] 
जीवित को मारना नहीं और मरे को लावा नहीं, किस्तु ऐ कान्स, मास के 
बिना घर आना भी नही ( अन्वर्मूखी मन णीवित होता है, उसे मारने की 
आवश्यकता नही ओर बहिर्मुखी अथवा सांसारिकता की ओर उन्मुुख मन मृतक 
व्‌ है अतः साधना मे उसकी कोई उपयोगिता नहीं । मांस भंन्र को चचल॑ 
वृत्तियों का थोतक है, उन्हे अवश्य समाप्त करना चाहिए जिससे मन निश्चचल हो 
जाय ) । जिसके न उर ( छाती ) है, नर खुर है, भ घोच है, न शरीर है, ऐसा 
शिकार, ऐ कान्त, क्यो नही मारते जिसके न रक्त है, न मास ? अर्थात्‌ मन का 
शिकार क्यो नहीं करते जिसका न शरीर है, न बाकार-प्रकार ? परली पार का 
( उस पार का या सासारिक माया मोह से परे ) जो वहेलिया ( ज्ञानी ) है 
उसकी घनुष मे प्रत्यचा नही है ( अर्थात्‌ बह निर्गुण साथना करने वाला है )। 
वह वेली के मुगशावक पर ( शरोर सुख मे ललित मन पर ) द्वठ पड़ा, उत्त मृग 
के सिर ( विवेक ) नही है। उसने ( ज्ञानी से ) मृग ( मत ) की मारा, किल्तू 
जीवित भी रक्‍्खा ( मन को जीवन्मृत या स्थितप्रज्ञ बनावा ), बस्तुतः यही 
सच्चा गुरुज्ञात है । कवीर कहता है, ऐ स्वामी, अब तुम्हारे मिलने को बेली 
( काया ) है, पर उसमे पत्ता ( विकार ) नहीं है । 
जियत न मारि मुदा सति लावै--कवीर ने यहाँ मतःसाधना के रहस्यों का 
सकेत किया है । मन जब सासारिकता से उलट कर वन्तर्मूखी हो जात्रा है तव 
अमर हो जाता है; तुल० कवीर-प्रन्यावली, प्रद $०७.७--- 


प्रिशिष्ट : दोफा ६ पद श्श्३ 


अब मन उलटि सनातन हूवा । तब जांनां जब जीवत भुवा ॥ 
तथा पद ११८-६--- 


सो जोवन भला फहाही। बिनु घुएं जीवन नाहों॥। 
तथा जायसी, पदमावत २१६-६--- 


जियतहि जो रे. मरे इक बारा । पुनि कत मोचु को मार पारा 0 


साबज ( सं० श्वापद )-वह जन्तु जिसका शिकार किया जाता 'है, सोंजा। 
पारधो ( स० पार्षाद्ध )>-शिकारी, बहेलिया । 


डूँबयो -->मचातक हूट पड़ा । दुकनाउ-छिपता, छिप कर अचानक हमला 
करना । तुल० फबीर-ग्रंथावली, सभा संस्करण १० ६६ : प्रारधिया दूणां नवै 
भ्रिघा दूंकंताह । म्ृगलो ( मृग +ला)>+मृग छोता, मृगशावक । 


ब्रेत्लो--संत साहित्य मे 'बेली” शब्द आत्मा तथा शरीर दोनों के प्रतीक 
हू में प्रयुक्त है ( दे” गरीबदास कृत अनमै प्रमोध' ), किन्तु यहाँ वह 
काया का ही प्रतीक जान पड़ता है; क्योकि आत्मा का प्रतीक मानने पर 'ता 
बैली की दूवयो ख्रिगलो' का सन्तोषणनक अर्थ करने में कठिताई होगी । डॉ० 


भा० प्र० गुप्त ने इसे स्वानुमूति का प्रतीक माना है किन्तु वही कठिनाई इस 
प्रतीक भे भी है । 


[२] 
कहो भाई, आकाश किससे लगा हुआ है ? इसे कोई भाग्यशाली जानकार 
ही समझ सकता है। आकाश मे तारे दिखलाई देते हैं, कौन ऐसा चतुर वित्रकार 
है ( जिसने यह तारा-सचित आकाश मण्डल का चित्र बनाया है? ) ६ किस्ति 
जिसकी तुम्हे तलाद दे यह यहाँ नही है, वह तो अमरत्व की स्थिति से है बर्षाव्‌ 
आकाश का यह दृश्य रूप भी मिथ्या है, परमात्मा उससे भी परे सूक्ष्म स्थिति 


में है। कबीर कहता है, वही इसे जान सकेगा जिसके हुदय में भी राम दो और 
मुख में भी रास डी हो 


र््४ -... कयीर-वाणीन्युषा 


कहो भदया अंयर का्तों छागा--तुल० कु र्माद मजीद, सूरः ३१, पार: 
२१--/उसने आसमांतों को बिता सहारे के पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो ।/” 
तथा जायसो, पदमावत, दोहा २: “गंगन अतरिख राखा वाजु खंभ विवु 
टेक ।7 यहाँ कवीर इसी इस्लामी मान्यता से प्रभावित हैं। 


[३३ ] 

मुझे ऐसे वाणिज्य से वया प्रयोजन जिसमें मूलधन ( सबित पुण्य ) पदता 
जाता है और व्याज ( कर्मों का जंजाब ) नित्य बढ़ता जाता है। एक नायक 
( णीव ) है, पाँव बनजारे ( क्षिति, जल आदि पंच तत्त्व ) हैं और पर्ीस वैलों 
( २२ श्रकृतियों ) का साथ है जो कच्चा या अस्थायी है । नौ बहियाँ (वाड़ियाँ) 
और दस गूनें ( इन्द्रियाँ ) हैं जिनमे बहत्तर कसनियाँ या डोरियां ( प्रकोष्ठ ) 
लगी हैं । सात सौदे-मृत ( सप्त घातु ) लेकर वाणिज्य किया गया ओर कर्मों 
की भाँवरी साथ स्ग गई अर्थाव्‌ मनुष्य कर्मों मे प्रवृत्त हुआ । मार्ग मे तीन जगाती 
( त्िगुण ) चड्डी के लिए झगड़ा करते हैं, परिणामत: बवजारा हाथ झाड़कर 
चला गया । जव वाणिज्य में हटा या घाटा आ गया और पूँजी टूट गई ( जीवत 
का अवसानैकाल आया ) वो ठाँडा दसो दिशाओं मे वितर-विवर हो गया 
( शरीर का दिधटन हो गया )। कवीर कहता है कि इस श्रकार यह जीवन 
व्यर्थ हुआ | जब मन सहज स्थिति ( समरस या इद्वातीत अवस्था ) में समाया 
तभी लदाई (सांसारिक कर्मजाल ) से छुट्टी मिली । 

विशेष --वनजारों की शब्दावली के माध्यम से शरीर के खदरायों का वर्धन 
किया गया है और अन्‍्ठ में यह प्रत्रिपादित किया गया है कि मत को राहजावस्यां 
भै ले जाने से ही मुक्ति मिल सकती है | 

नाइकु--नायक, सार्यवाह । वाहरी मंड़ियों के स्राथ व्यापार करने के लिए 
कुछ साहसी व्यापारियों का जो समुह एक साथ वाणिज्य सामग्री लाइकर चलता 
या उसे 'टाड़ा' कहते थे । प्राचीव काल में यही 'सार्य” कहलाता था। “सार्योश्घ्विव 
वुन्दमः ( क्मरकोश राह्ा४३ ) अथवा सार्याव्‌ सघनावु सरतो वा पात्पावु 
बहति सार्थवाह:” ( अमरकोश ३।६।७८ ) वर्षाद णो पूँवो द्वारा व्यापार करे वह 


परिशिष्द + टीका : पद २३५ 


ससार्य' मौर उसदा अगरुवा शार्थवाह' होता था। यहो मध्ययुग में 'नायक' 
क्ह्या गया । 
घतजारा--सं ० वाणिज्यकार। चाहमानत के लेखों में सार्थ के लिए 'वनजारा' 
शब्द का प्रयोग मिलता है--“बश्रेषु समस्त वणजारेगु देसी मिलित्वा भूषभ 
मरित जतु पाइलाल,...” ( एपिप्राक्रिया इन्डिका, भा० ११, पृ० ४० ) वृषभ 
भरति' से बनजारो द्वारा वेलों के विशेष उपयोग की सूचना मिलती है। अतः 
“बरध पचौस' फी संगति स्पष्ट है । 
बहिपाँ--बाँस की खपाची, जिसमें दोनों ओर रस्सी के फन्‍्दे लगे रहते हैं, 
उन्ही में सामान लाद कर कन्ये पर ढोया जाता है। बाँहों या फन्पो पर ढोये 
जाने से ही उसे 'बहियाँ! कहा जाता है। नो वहिपाँ--नौ नाडियाँ--१. इड़ा या 
चंद्ध नाड़ी, २. पिगला या सूर्य नाडी, ३. सुधुम्णा या मध्यनाड़ी, ४. गांधारी, 
५. हस्तिजिल्ला ( क्रमशः दाहिने तथा बाएँ मेत्र को नाडी ), ६. पूपा, ७. पय- 
स्विनी ( क्रमशः दाहिने तथा बाएँ कान की नाड़ी ), ५. लकुहा, ६. अलम्बुपा 
(क्रमशः गुदा तथा लिंग की नाडी) । 
गोनि--जानवरो की पीठ पर रखा णाने वाला दो-मुहां बेला । 
कसनी---कसने के लिए लगी हुई रस्सी | गून मे सामान लद जाने पर 
उसे रस्सियों से कसते हैं। इन्ही रस्सियो को 'कसनी' कहा जाता है। 
कसनि बहत्तरि--शरीर की वहृत्तर ग्रन्थियाँ या कोठे--१६ कंडराएँ, १६ 
जाल, ४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थिसघात, १४ सीमान्त तथा १ त्वचा जिनसे 
सम्धूर्ण शरीर वंधा रहता है । 
सूत--सोदा या वाणिज्य की सामग्री । 'सोदा-सूत' का युग्म के रूप मे भी 
प्रयोग होता है, तुल० विनयपत्रिका, पद २६४-२ : 
सुहदद समाज दगाबाजिहो को सोदा सूत । 
जब जाको फाज तब मिले पाय परि सो ॥ 
सात सुत >-सप्त घातु (रक्त, मास, मज्जा, वसा, अस्थि, शुक्र, रस) 
भांवनों--अनुमावतः मूल प्रति मे “मावरी' (>न्लमण) रहा होगा 
ओर प्राचीद भागरी तथा कंपी में “र” तथा “न! के साहश्य के कारण कालांतर मे 


२३६ कयीर-याणी-्युघा 


यह पा<-परिवर्तन हुआ होगा । जयाती --झकात या चुंगी वमूल करने थाता । 
लादि--लदाई का व्यवसाय । 
[ रे४ ] हे 

ऐ सखो, ब्रह्म-विचार फा विलोड्न करो और ऐसा विलौवो कि तत्त्व 
(नवनीत) नष्ट न होने पाए (नाम रूपी नवनीत विकल आबे) । ठव को मठकी 
बनाकर मन को मयो और उम्र मढकी में पंच प्राणों को समोवों | इडा, पिगला 
ओर सुपुम्णा नाडियों, ये चाछ लेने वाली नारियाँ सड़ी हैं, बत: शीघ्र विज्लोपों 
कबीर कहता है, व्वालिन (जीवात्मा या मनसा) बावली हो गई (राम भक्ति में 
उन्मत्त हो गई), उसकी मठकी फ़ूड भई झोर वह ज्योति में समा गई अर्थाद्‌ 
शरीर की सुधवरुष जाती रहो और परमात्मा से मिलन हो गया । 


तन करि मटकी......समोइ--सुल ० जायसी, पदमावतर १५२.४-- 
सांस थोढ़ि मन मयनी गाढ़ो । हिएँ चोट बिनु फूट न साढ़ो ॥ 
[३४ ) 


बह (त्रह्म) सम्मुख ही है, उसे दूर कहां बताते हो ? जो इच्दों को बांधवा 
है अर्थात्‌ उनपर नियत्रण करता है पही सुन्दर (राम) को पाता है । सच्चा मुल्ला 
बह है जो मन से लडता है और रात-दिन कालचक्र से भिड़ता रहता है। जो 
कालचक़ का मान-मर्दतन करे उस मुल्ला को सदैव मेरा सलाम है । क्राडी वह है 
जो काया का विचार करे और काया की अप्गि से ब्रह्म को भ्रज्वलित कर ले, 
णो स्वप्म में भी वीये का क्षरण नहीं होने देता उस क्ाडी को जरा-मरण नही 
ब्यापते । वही सच्चा सुल्तान है जो इड़ा-पिगला या श्वास-अ्रश्वास के दो वाणों 
का सन्धान (नियत्रण) करता है ओर बाहर आते (मन) को भीतर लें आता है 
(अंठमुंखी बनाता है) । जो गगत-मण्डल में अपनी सेता जमाता है (बह्मरत्त मे 
मन-पवन को केन्द्रित करता है) वही सुल्तान सिर पर छेत्र धारण करता है । 
गोगी ग्रोरल ग्रोरत" कहता है, हिन्दू दाम वाम का उच्चारण करता है, 
मुसलमान एक छुदा' (ठोहोंद) मानता है, कित्ठु कबीर को स्वामी ऐसा है जो 
्रमत्त संसार में) व्यात है! 


परिशिष्ट ; टोझा $ पद २३७ 


हजूरि (भ० हुज्यूर) --उपस्थिति में, समझ । 

मुल्ला (अ०)--मोलवी, विद्वादू, मस्जिद में अज़ान देने वाला । 

काजी (अ० फ़ाज़ी)--न्यायकर्ता, मुंसिफ़ । 

मुसलमान कहे एक छुदाइ--इसके ठारा मुस्लिम एकेश्वरवाद की ओर 
संकेत किया गया है जिसे 'तोहीद” फहा जाता है और जो इस्लाम का मूल 
आधार है।॥ समस्त नवियो की शिक्षाएं तौहीद पर ही अवलम्बित हैं । इस्लाम 
के पवित्र बायय कलमा (ला इलाह...आदि) में भी यही विचारधारा है । तोहीद 
का अर्थ यह है कि बदा अल्लाह को एक माने, उसी को अपना सृषप्टिकर्ता, 
स्वामी, शासक सब कुछ समझे, उसी की वंदगी और प्रार्थना करे, उसके अस्तित्व 
और ग्रुणों में किसी की शिरकत या साझेदारी ते समझे । भारतीय अद्वेतवाद 
ओर मुस्लिम एकेश्वरवाद फा मुख्य अन्तर यह है कि अद्वेत के अनुसार आत्मा 
ओर परमात्मा में अभिन्नता मानी जाती है जब कि तोहीद के अनुसार बन्दा 
(जीव) खुदा नही हो सकता । ऐसा मानना इस्लाम में कुफ़ (अकृतज्ञता का 
अपराध) है। प्रस्तुत पद की अन्तिम दो पत्तियों से यह स्पष्ट है कि कवीर 
मुस्लिम एकेश्वरवाद के समर्थक नही हैं ॥ 

[३६ ] 

ऐ मुल्ला, तू एक ऐसी मस्जिद (शरीर) में नभाज़ की थाँग दे जिसमे दस 
दरवाज़े हैं। तू मन फो मक्का और देह को क्षिबला (नमाज़ पढने की दिशा) 
बना और णो बोलने वाला जीव है उसी को परम ग्रुर्त मान ले। तामस को 
विस्मिल कर (मार), भ्रम को दस्तरख़ान बना और पाँचों (मनोविकारो) का 
सक्षण कर तब तुझे शान्ति मिलेगी। कबीर कहता है, मैं दीवाना हो गया हूँ 
क्योकि मेरा मन चुपके-चुपके सहजावस्था मे समा गया है । 

बाँग (फ़ा०)5>आवाज, मम्ताज की अज्ञान | निवाजा -न्नमाद, मुसलमानों 
की प्रार्थना जो प्रतिदिन पाँच वार होतो है | 

मसौतिर-मस्जिद । दरों दरवाजा--शरीर के दस दरवाजे (वो इच्दिय- 
द्वार तथा बह्यरंक्र) । मस्जिद में केवल एक दरवाज़ा पूर्व को ओर होता है । 


डेरे८ कवोरन्वापो-सुश 


क्िदसा + वह दिद्या जिस ओर मुँह कर नमाड पद्चे जाती है, भारत में पश्चिम 
दिश्ला | विप्रिमित (का० विस्मिल)-+आहठ, झख्मी । कटूरी (का०) वह 
फपड़ा जिसपर वेठकर खाना खाते हैं, दस्तरखान। सूरत >सत्र , सत्तोष, 
शांति । 
[३७ ] 
वहाँ यदि रास नाम में लग्न लग जाय तो वरा-मरण छूट जाय ओर भग 
भाग जाय । शरोर रूपी अगम और दुर्गम गए में उसने अपना आवास बनाया है 
जिसमे दिव्य ज्योति प्रकाश करतो है । जहाँ पर विजली की अनंत लेसाएं कोघती 
हैं, वहीं प्रश्ु कमलाकांत आसीन हैं| यो न अपर्ण है, न वर्ण है, न श्याम है, न 
पीत है, जहाँ न वेद जाता है, न वह गीत गाता है; जहाँ पर केवल अनाहत शब्द 
की ही झंकार होती रहती है वहीं पर समर्थ और मूल प्रमु बैठे हुए हैं। अख्ण्ड 
मण्डल ( आाकाश ) से वह मंडदान सुशोभित है, उसके तीन खण्डों में (इडा- 
पिंगला-सुप्रुम्णा की निवेणी में] तीन डुवक्ती लगावे; उसी के मध्य में जगम अग्रोचर 
(ब्रह्म) है जिसका पार घरणीघर (शेष) भी नहीं पाते हैं। कदली पुष्प में जैसे 
दीपक का प्रकाश हो उठी भांठि हत्कमल में उस (परसात्मा) ने अपना निदान 
बनाया है | ऐ मित्र, द्वाद्मम दलों के उसी अनाहत चक्र में तू प्रमु को पायेगा, 
उमी पर ध्यान लगा | मघः और उर्घ्व अर्थात्‌ इडा और पियला के बीच जो 
आकाश (भय या सुपुम्ना) लगा हुआ है उसी शून्य मंडल में दिव्य ज्योति अकाश 
कर रही है । वहां न सूर्य है, न चन्ध, वहाँ केवल आदि निरंजन कैलि कर रहा 
है। जो ब्रह्माण्ड (जगव्‌) में है उसी को प्रिण्ड (शरीर) मे लावकर और मात 
सरोवर (मानस सरोवर था हृदय सरोवर) में स्ताम कर 'सोफई” बह सः का 
णो जप करता है उसे पुण्य गौर प्राप लिप्त नहीं करते । नहाँ न॑ अमिलन है, 
न मिलन है, न घाम है, न छांह है, न दिवस न रात्रि, डुछ्च भी वहाँ नहीं है; थो 


न हदाने वे हृटठा है, न बता है न जाठा है, ऐसे सह शून्य में वह समाया हुआ 
है । उसे काया मे है जानना चाहिए, वहाँ जो दोलता है बह वही (परमात्मा) 


होता है; उस ज्योति में जो अपना मन स्थिर करता है बह प्राणी तर जाता है-- 
ऐसा कदीर कहता है 


परिशिप्ट ; टोका + पद श्३्६ 


पिजुरे तार अनंत >+अगरणित विद्यु्लेसा | चुल० पदमावत ४३ ६-- 
चाँद पात ओ फूत छराईं। होइ उजियार नगर जहूँ ताईं॥ 
तथा “अद्गेत तारकोपनिपद', भाग ५ : “भुषुम्धा के मध्य में करोड़ों तडितु के 
सहश कांतिमती कुण्डलिनी है ।”” 
हाहू (सं० हाउ) न्‍सामगान को हप॑ ध्वनि (तैत्तिरीयोपनिषद) | सामगान 
के समय जो फोलाहल होता था, पहले उसके लिए 'हाउ' शब्द का प्रयोग होता 
था, फिर घीरे-घीरे वह समस्त वेद-गान के लिए प्रयुक्त होने लगां। तुल० 
कबीर की प्राचीनतम टीका, हिन्दी अनुणीलन, भाग १३ मंक ४, पु० ५०: 
“हाहू कहिए गांवण सो वेद गाइ ने सके ।”” 
प्री असनान कर श्रो संड--योग में इडा, पिगला तथा सुधुम्णा क्रमणः 
गंगा, यमुना, सरस्वती मानी जाती हैं ओर शरीर में तीनों का मिलतनस्थल प्रिवेणी 
कहलाता है। यहाँ उसी में स्तान करने का निर्देश है ॥ तुल० शिवपुराण-- 
इडा गंड्धा पुरा प्रोक्ता पिड्डुला चार्फपुत्रिका। 
मध्या सरस्वतों प्रोक्ता तासां सद्भोडतिदुलंभः ॥ 
ब्रह्मरत्प्त मुखे तासतां सदड्भमः स्थादसंशयः ॥ 
तस्मित्‌ स्‍्नाते स्नातानां मुक्ति: स्पादविरोधतः ॥ 
हादस दल अभिमंतर--अनाहत नामक ह॒त्कमल द्वादण दलों का माता 
जाता है। ये दल कदलीपुष्पवत्‌ होते हैं । 
[३८ ] 
भेरे मन को राम के चरण भा गये हैं। ऐ, मुझ विधवा (जीवात्मा !)के 
ऊँट (मन), तू प्रेम-प्रीतिपूर्वक्त लो लगाकर उनकी बोर ढल णा (राम के चरणों 
की ओर उन्मुख हो जा) | आम पर आम्लता (इड़ा) चढी है और बबूत पर 
नागबेज (पिंगला), किन्तु रांड का करहा (सन) इन दोनों स्थलों के ऊपर इस 
प्रकार चढ़ गया मानो पत्थर के पाटों की सीढी बनो हो अर्थात्‌ मन इडा-पिंगला 
के देत को सरलतापूर्व अतिक्रात कर इद्घातीत अवस्था में पहुँच गया है। एक 
कंकड़ीली कुइयाँ (बरह्मरन्म) है जिसका पानी (सहरूपर से निर्शवरित अमृत)पाताल 


रे४० कदीर-याणी-सुषा 


में है किन्तु वह इसना दुर्लम है कि उसकी एक-एक थूँद सोने के माव विरुती है 
(उस अमृत रस को पीते के लिए खेचरी मुद्रा की क्ठित साथना करनी पड़ती है), 
सो इस मयुरा नगरी (काया) पर वज्ध पड़े घहाँ कृष्ण (जीव)प्यासा ही रह धावा 
है) एक दहेड़ी (इड़ा) में दही (ध्यान) जमाया गया और दूसरी (पिगला) में 
जाकर साद्ठी पड़ गई (इडा-पिंगला के समत्व से साधना फलवतो हुई अर्थात्‌ 
सहृजावस्था प्राप्त हुई) जिसे मैं अपने करहे (मन) को निमंत्रित कर जिमाती 
हूँ (मन सहजावस्था फा आनंद लूटता है)--प्रुनीशों को दादी में छार पढ़े 
(बड़े-बड़े मुनीश्वरों को भी यह स्थिति दुर्लम है) | इस दन (पिंड) में मदनमेरी 
बज रही है ( काम वासनाओं का उत्कर्ष है) मोर उस वन (ब्रह्माण्ड) मे तूर्म 
(अनाहतनाद) बज रहा है । इस वन(पिंड)में राघा-रुक्मिणी (कुण्डिलिनी)खेल रही 
है और उस बन (ब्रह्माण्ड) में कृष्ण अहीर (शिव या पुष्प तत्त्व] क्रीडा कर 
रहा है । आसपास घने तुलसी के बिरवे (दाइशदलीय हृत्कमल) हैं, उनके मध्य 
द्वारिका गाँव (हृदयस्थित दहराकाश) है जिसके स्वामी, ऐ सारंगवर, वुम्हीं हो 
और तुम्हारे भक्त का नाम कबीर है । 

रंड--सम्तकाव्य में 'रांड” माया तया जीवात्मा दोनों की अतीक है, किन्तु 
इसी पद में आगे “अपनों करहा' भी कहा गया है जिससे जान पढ़ता है कि यहाँ 
“रॉड” जीवात्मा के लिए ही आया है। अपने फति परमात्मा से दीर्घ काल के 
लिए वियुक्त होने के कारण कवोर ने एकाघ अन्य स्थलों पर भी जीवात्मा को 
“राह! कहा है, उदाहरणतया--/चोके 'रांड भई संग सांई । 

करहा (सं० करभ) --ऊँट का बच्चा । करहा' संत साहित्य मैं सर्वत्र मन 
का प्रतीक है । हु 

अंबली >+आम्लता । दगबेली--तागवल्ती, प्राद की बेल । ये 
है, किन्तु समदतः कबीर ने इसे आकाशवेल (अवधी पाल बेवरिय 
मे श्रयुक्त किया है जो प्रायः वबूल के पेड़ पर होती है पोक में बाम 
का नेसबिक विरोध माना जाता है, जेसे--वोवे पेड बबूल फावाः 
खाय । साधता के क्षेत्र में इड़ा-पियला को सन्‍्तों से इस प्रकार के सम 
प्रठीक माना है । चद-सुर्य, अरध-उरघ, पर-अपर, सतु-असव्‌, विद्य 


परिशिष्द : टोका : पद २४१ 


सुख-दुःख आादि परस्पर विरोधी तत्वों को सन्‍्द लोग अपनी पारिभाषिक शब्दा- 
बली में इड्ा-पिगला “कहते है। अतः यहाँ भी आम अथवा उस पर चढी हुई 
आम्रलता दया बबूल या उस पर चढी हुई नागबेली क्रमशः इड़ा तथा पिगला 
के बोघक हैं ॥ 

: हैँ थर घढ़ि गयो रांड फो फरहा--जब राम चरणों के प्रति सच्ची लगन 
पैदा होती है तव मन हर्ष-शोक, सुस-दुःख, आम-बबूल आदि समस्त द्दों का 
अतिक्रमण कर समरसता की स्थिति में पहुँच जाता है--यही है करहा का दोनों 
थलों पर चढ़ जाना । 

सतह पाद को सैलो रे--पराट>पत्थर की प्रटिया, सैली--सीढी:> 
सैरी>>सेली >>सेली । करहा इतनी सरलता से उन पर घढ़ जाता है भानो 
पत्थर के पाों की सोढी पर चढ़ रहा हो । तात्पर्य यह है कि भक्ति के उद्रेक से 
उपर्पुक्त समरसता सहज ही प्राप्त हो जाती है ॥ 

एक दहेड़ियाँ'''आादि -यहाँ भी दोनों दहेडियां क्रमशः इड़ा, पिगला की 
प्रतीक हैं । छार मुनिस की दाढ़ी रे--तुलनीय क० ग्रं० साखी १०-५: 

गंग जमुन के अंतर, सहज सुझ्नि लो घाट। 
तहांँ, कदोरा मठ रचा, मुनिजन जोव बाद ॥ 

“दाढ़ी में आग लगे' या 'छार पडे' तिरस्कारसूचक लोकोक्ति है। 

इहि खनि, वहि बनि--मानव-शरीर के दो भाग माने गये हैं---आज्ञा चक्र 
के तीचे का भाग पिंड और उससे ऊपर का भाग ब्रह्माण्ड कहलाता है। यहाँ 
दोनों वनों से कबीर का तात्पर्य इन्ही दोनो भागों से है । 

सदन भेरि--भेरी वृहदाकार नगाडे को कहते हैं। यह इतना प्राचीदर 
वाद्य है कि महाभारत (द्ोभपर्व ८२) में भी इसका उल्लेख है। मलयगिरि सूरि 
ने “राषप्पसेणइज्ज” की वृत्ति में बजाने को विधियों की दृष्टि से वाद्यों के 
अठरह भेदो में से चोपी श्रेणी में “भरी झल्लरी दुदुवीनां ताडनम्‌” का उल्लेख 
किया है । इससे कुछ पूर्व ही उसने 'दुदुभिमेयाकारा' भो लिखा है जिससे ज्ञात 
होता है कि दुदुभी और भेरी लगमग एक ही प्रकार के 'ततवाद्यः थे | पुतःउसने 
लिखा है, “भेरीयम्‌ दवकाकृति वाद्यविशेष रूपरणाम्‌” । माणिव्यसुन्दर अथवा 

श्द्द 


र्धर कद्रोरवाणो-तुपा 


माणिक्यचम्दर सूरि इत (पृश्वीचद्गचरित्र' (सं० १४७८ वि०] में ४६ बाजों का 
उल्लेख है (पु० १०२), जिनमें मदन” भी है-- ठगी मदन काहन भेसी भृंकार 
तरबरा'--जिसमे ज्ञात होता है कि कवीर द्वारा उल्लिखित “मदन भेरी' कदाचितु 
कोई एक ही बाजा है किन्तु देहती दीपक के अनुसार “'मंदत! काम का बोतक 
भी है। शरीर के पिण्ड भाग में काम वासनाओं की प्रघानता रहती भी है | 
तुलमीय ज्ञानानन्द परमहंस विरचित 'कोलावली निर्णय/ का अंतरिम श्लोक - 

बामे रामा रमणकुशला दक्षिणे परानपात्रं। 

अध्ये न्यस्तं मरोचसहित शुकरस्योष्णमांसम्‌ ॥ 

स्कन्घे दोणा ललितसुमगा सद्टयुरुनां प्रपज्च: । 

कोौलो धर्मो परमगहतों योगितासप्यगम्यः ॥ 

कर्याव्‌ वाम भाग में रमणकुशला युवती (कुण्डलिनी) हो, दक्षिण भाग में 
मदिरा का प्रात्र (सहस्लार स्यिर अमृत) हो और वीच में मिर्च सहित सुअर का 
गरमागरम मांस (प्रिण्ड भाग) हो । कन्धे पर सुन्दर झंकार दाली वीपा 
(मुपुम्णा) हो जिसमें रुदुगुरुओं का समस्य उपदेश प्रपंच समाहित हो--ऐसा है 
परम गंभीर कोल धर्म जो योगियों के लिए भी अगम्य है । 
[३६] 

ऐ देव, दया करो और मुझे सन्मार्य पर लगाझो जिससे भवदन्बन टूट जाय 
और णरा-मरण के दुःख को छोड़कर (शाज्वत) सुख मोगने के लिए यह जीव 
पुनर्जन्म से मुक्त हो जाय । सदगुद के चरणों में लयकर यें इस प्रकार दितती 
फरहा हूँ श्रि मुझे बताओ, यह छीवन कहाँ से मिलवा है ? जिस कारण हम 
उत्पन्न होते और विनप्ट होते हैं उसे दयों नहीं समझाऊर कहते? यह मन आाशा- 
पराश को खण्दित नहीं कर प्राठा और शून्य का बावन्द नहीं चुदवा, बात्म पद 
और निर्वाण को पहचान नही पाठा तौ दिता इस अनुमत के वह संसार से केसे छूट 
सवता है ? णो क्चनी से उत्पन्त नहीं होता और उत्पन्‍न होने पर जाता नहीं जा 
सकता, जो मावामाव विनिमुंक्त है, जद्५ँ उदय-अस्त को मति वुद्धि नप्ठ हो जाती है 
उस सहज दशा में सदैद लोलोन यहता हूँ। जैसे विम्ब मे प्रतिदिम्व समा जाता है, 

जल में कुंभ वियलिव हो जाता है, उसी प्रकार ने हात से, कवीर कहता है झि 


परिशिष्ट : टीका : पर श४३ 


मेरा भ्रम भाग गया और मेरा मन शून्य में समा गया । 


फेर >छोड़कर । सं० स्फैटयू >>अप० फेड़ि; तुल० राउलवेल ३५ : सुणण 
फाज फेड़ि उवाया ।. छंड नहिं पाई--मूल रूप अनुमानतः 'खंडि नहिं पारे/ 
(--तोंड नहीं सकता) रहा होगा जिससे फ़ारसी लिदि के फारण “खंड मह्दि पाड़े! 
पाठ हो गया। (पारें के प्रयोग के लिए तुलनोय, तुलसी, मानस अयोध्या ० : 
तुमहि अछतठ को बरने पारा | जांनि--जशान में या ज्ञान से । अपभ्रंश 
जांण' (सं० ज्ञान) फा अधिकरण रूप । 

[४०] 

राजा राम फी अताहत किन्नरी वीणा जहाँ वज रही है उस दी वाद से 
लो लगी है ३ ऐ पंडित, एक आश्चर्म-वार्ता सुतो । अब कुछ कहते नहीं बनता; 
उस (अनहृद किंगरी) से सुर, नर ओर गंघर्वगण मुग्ध हो गये और त्रिमरुवन ने 
गले मे अलफी डाल ली आर्थाव्‌ संसार के सभी लोग बैरागी हो गये । गगन की 
भदूठी तथा प्विगी की चोंगी बनाई और एक कनक कलश भी प्राप्त कर लिया । 
उसी में (राम रस रूपी मदिरा की) निर्मल धारा चूती है, इस प्रकार रस में 
रस टप्काया । अब एक बोर अनुपम्र बात यह हुईं कि पवन का प्याला साज 
लिया (प्राणायाम को साधना को) | इस प्रकार तीनो भुवनों में बह एक ह्दी 
थोगी है, बताओ सही, वहाँ राजा कौन है ? इस प्रकार के ज्ञान से पुरुषोत्तम 
प्रकट हुआ। कबीर कहता है, मैं उसी के रंग में अनुरक्त हूँ। दुनियाँ के और 
लोग भ्रम मैं भूले हुए हैं, जब कि मैं राम-रसायन (जिसकी सिद्धि ऊपर बताई 
गई) में उन्मत्त हूँ । 

दीरध नाद--लम्बी अवधि तक मूँजने वाला नाद । 


भेजुलों (सं० भेजला) >वह्‌ कपड़ा जिसे साधु लोग गले में डाले रहते हैं, 
कफनी, अलफी । सींगो (सं० भ्टंग)>नसीग का बाजा जिसे योगी लोग 
अपने पास रखते हैं और विशिष्ट अवसरों पर बजाया करते हैं । 

घोंगी ++भमके की नली जिससे मदिरा चूती है। कतदक कलस--संमवतः 
सहम्नार बा प्रदीक (यद्यपि पद में इसका उल्लेख नही किया गया है) । 


र४४ड -.. कवौर-वाणी-सुषा 


[हर 
यह रघुनाय को माया शिकार खेलने चली तो इसने चतुर मृगों (ज्ञानियों) 
को चुन-घचुनकर मार दिया--इसने किसी को अपने निकट छोडा नहीं । इसने 
मौनी बावा, बीर बावा और दिगम्वर बाबा को मार दिया तथा यत्ल करते योगी 
को मी भार दिया, जंगल में के जयमों को मार दिया, इस प्रकार ऐ साया, तू दुर्घर्य 
बनकर विचरण कर रही है । तूने वेद पढ़ते ब्राह्मण को मारा और सेवा करते 
स्वामी को मार दिया । कर्य करते हुए मिश्र को तूने गले में फंदा डालकर पछाड 
दिया। शाकतों की तू हर्त्ा-कर्ता (सर्वस्व) है, किन्तु हरिमक्तों की तू चेरी है। 
दास कबीर रास की शरण में है इसलिए जैसे ही तू बाई वेसे ही उसने तुझे 
लोढाया । 
चिकारे>मृग विशेष ।. नेरै निकट । 
अपरोगी >जिसे रोका न जा सके, दुर्विवर्थि, दुर्घर्ष । 
[ ४२ | 
एक सुहागिनी (माया) णो दुनिया भर छो प्यारी है, समस्त जीव-जन्तुओं 
को नारी है । स्त्रामी मर्ता है, किन्तु वह नारी रोवी नहीं है, वयोकि उसका 
रखवाला कोई और ही हो जाता है । उस रखवाले का फिर विनाश होता है । 
इस प्रकार यहां भले ही वह भोगविलास कर ले, अन्त में उसे नक ही मिलता है । 
उस सुहागिती के गले मे हार सुशोमित होता है जो संतों को विष के समान 
लगता है, यद्यपि सांसारिक प्राणी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। वह ककशा शंगार 
करदी है, किन्तु संतो के सामने बिचारी दिठकी फिरती है। संत जब भागठा है 
तब यह उसके पीछे प्रड जाती है, किन्तु गुरु के शब्दों की मार से डरती है । 
शाक्त की यह पिडपरायणा है, कितु भेरी दृष्टि में प्यासी डाइव जैसी लगती है । 
झव मैंने इसका भेद पा लिया जबकि गुरुदेव हंपालु होकद मुझें मिले। कबीर 
कहता है कि अब यह मुझसे दुर टल गई और संसारी व्यक्तियों के बंचल (विकट) 
जा पड़ी है। 
परिआरी >पक्ष या दुद्प्रह करने वाली, झगड़ालू, कर्कशा । परांइति 
(सं० परायणा) -स्श्नवृत्त, तुल० सत्यपरायण । विवि ठ्॒पार्त, प्यसी 


वरिशिप्द : टीका $ पद | श्ष५ 


[४३ ] 
राम दुह्मई अर्थात्‌ राम साक्षी है, कवीर तो बिगड़ गया; ऐ मेरे भाई, तुम 
मत बिगड़ो !! चन्दन के पास जो वृक्ष हुआ वह बिगड़ते-बिगड़ते घन्‍्दन हो गया । 
पारस मणि को जो लोहा छूता है, वह विगड़ते-बिगड़ते कंचन हो णाता है । 
गंगा में जो जल मिलता है, वह बिगड़ते-बिगड़ते गंगोदक हो जाता है । कबीर 
कहता है, इसी प्रकार जो राम कहता है वह बिगड़ू-विगड़ फर राम ही हो 
जाता है !] 
रांम दृह्मा--जिसके नाम की दुहाई दी जाती है या जिसकी गुहार 
(बाह्नान) बगाते हैं उसे साक्षी बनने के लिए कहा जाता है; अतः “रांम दुहाई' -+ 
राम साक्षी है। संसार की दृष्टि से जो बिगढ़ना है, वहो कवीर की दृष्टि से 
बनना है। बड़ा तीक्ष्ण व्यंग है। 
[४४ | 

ऐसे लोगों से कया कहां जाय ? जो जोग भक्ति से पृथक हो गये हैं उनसे 
सदैव भयभीत रहवा चाहिए । न हरि का यश घुनते हैं, न हरिगुण गाते हैं 
लेकिन बातों से आसमान गिराते है। स्वयं तो इल्लू मर भी पानी नहीं देते और 
निंदा उसको करते हैं जो गंगा को लाया । ऐसे लोग स्वयं भी नप्ट होते हैं और 
दूसरों को भी त्रिगाउते हैं ॥ (इतने मूर्ख होते हैं कि) उसी घर भे आग लगा कर 
उसी मे सोते हैं । औरो पर हंसते हैं और स्वतः काने हैं; ऐसे मूर्खों को देखकर 
कदीर लज्जित है ॥ 

[४५ ] 

“राम राम राम' मे रमे रहिए, लेकिन शाक्त से यह नाम भूलकर भी ने 
कहिए । कुत्ते को स्मृति छुनाने से क्या, और शाक्त से परमात्मा का गुणगाव 
करने से क्या ? कौंबे को कपूर चराने से क्या और विपघर को दूध पिलाने से 
क्या ? अमृत ले लेकर नोम को सीचा जाय, लेकिन, कबीर कहता है, उसकी 
कड़वाहट की बान (स्वभाव) नहीं जातो ॥ 

[४६ ] 


हाय, हरिजिन से जगत्‌ लड़ता है लेफिन भला कही पतिंगा यहड़,को खा 


२४६ कदीर-वाणी-्सुघा 


सकता है ? संसार , मैं एक ऐसा आश्चर्य देखो कि श्वान हाथी के सवार को 
खदेहता है ! मैंने एक ऐसा अचम्भा देखा कि जम्बुक केसरी से लेखा कर रहा 
है | फवीर कहता है कि ऐ भाई, राम का मजन करो अन्यथा दास की अधम 
गति कमी ने जायगी । 
विशेष--सांसारिक व्यक्ति और हरिसकक्‍्त में इतना अन्तर है मित॒ता पर्विगे 
तथा गष्ड़ में, श्वान तथा हाथी के सवार में कौर गीदड़ तथा शेर में होता है । 
[४७ ] 
विचार कर चलो और संभलकर रहो जो कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ यदि 
तुम्हारे हृदय के अंतर्गत राम का नाम नहीं आया तो तुम क्षपने जीवन को छुए के 
समान हार गये । मूढ मुड़कर और कानो में मज़ूपा पहन कर फूले वया बैठे 
हो ? बाहर भले ही देह भे खेह (राख, भरत) लिपटी हो किन्तु भीतर तो घर 
( हृदय ) लुट चुका है । तुमने ( मिथ्या ) गौरव मे नगरी ओर ग्राम बसाएं 
जिससे तुम्हे हाम काम हो गया और तुम अहकारी हो गये किन्तु यम जब तुम्हारे 
गले में रस्सो ठालकर खीचेगा तब तुम्हारी क्या अ्रतिष्ठा रहेगी ? कपूर छोड़कर 
तुमने गाँठ में विष बाँधा इसलिए तुम्हारे पास न मूलघन रहू गया न उसका लाम 
रह गयग्ा अर्थात्‌ सब कुछ गंवा वैठे | किन्तु मेरे राम की अ्मयपद नगरी है, 
ऐसा जुब्ाह्म कबीर कहता है । 
अंत्रणति +- अंतर्गत” का अधिकरण॑ रूप । मंजूस।+-बहुमूल्य पत्थर । बहु 
मूल्य पत्थर ( लाल, जवाहिर आदि ) सुरक्षा के लिए मंजुषां (प्रिठारी) मे रखे 
जावे थे । कदानित्‌ इसीलिए कालातर मे उन्हें 'मंज़ूपा' ही कहा जाने लगा । 
गालिवरूसं० गौरव:>गारब>>गारिव>गालिव । तुल० नावक-वाणी 
|डह्सु अलहणीया १०२ 
आगे सर पर घाणा जिउ मिहसाणा काहे गारब कीजे । 
हांम क्ांम >-अमुक कार्य मैंने किया, इस प्रकार की वासना । 
(४८ ) 
ऐ मुल्ला, तुम ईश्वरीय न्याय कहो अन्यया इस प्रकार ( बाह्याचार से ) 
ज्ञीव का प्रम नहीं जाता है| तू सजीव प्राणी ( पशु ) को उसके शरीर का 


प्रिशिष्ट ; टोका ४ पद हु २४७ 
विवाश करने के लिए लाया और उत्तको मिहझी (मृतकाया) को बलि चढ़ा दिया, 
किन्तु जो ज्योत्ति खह्पी खुदा था वह तो हाथ आया नहीं, फिर बताओ तुने 
हलाल वया किया ? वेद और किताब को क्यों झूठ कहते हो ? झूठा वह है णो 
इन पर विचार न करे। सभी घटों में जब तू एक ( अल्लाह ) को ही 
समझता है, फिर क्‍यों वलि के पशुओं को भिन्न मानकर मारता है। तू मुर्गी 
मारता है, बकरी मारता है ओर साथ ही 'हक़-हक' करके बल्लाह की दुहाई 
देता है । जब सभी जीव मालिक के प्यारे हैं तो तुम्हाया किसकी मोट में उदार 
होगा ? तेरा हृदय अपवित्र है इसलिए तूने प्राक अल्लाह को पहचाना नहीं 
और उसका भर्म जाना नही । कबीर कहता है कि इस प्रकार विहिश्त ( स्वर्ग ) 
छोड़कर तेरा मन दोहख ( नरक ) पर ही लगा है। 

सादो--मिट्टी, शव, शरीर। कतेबः-किताब, मुसलमानों का पघर्मग्रथ 
( कुरआन मजीद )॥ . भोज+पुनः । तुल० ढोला माहरा दूहा १८२ : 


भरइ पलट्टइ भो भरइ भो भरि भी पलटेहि। 
ढाढ़ो हाथ संदेसड़ड धण बिललंती देहि ॥ 


हक ( अ० हक्‍क़ )+-सत्य, सत्यस्वरूप परमात्मा | बोले >ओट में, शरण 
में।  भिस्तति (फ़ा० विहिश्त) स्वर्ग, जन्नत ।_ दोजग (क्रा० दोज्धख) <+ 
नरक, जहन्नम । 
(४६) 

ऐ म्रियाँ, तुमसे बात करना विरर्थक है। हम दीन द्वीन, छा के सेवक हैं 
ओर तुम्हारे मन को रजोगुण अच्छा खगता है ॥ आदि धर्म के स्वामी अल्लाह ने 
कमी जोर जुल्म का आदेश नही दिया, तुम्दारे मुशिद और पीर ( जो हिंसा को 
घर्मविहित बतलाते हैं ) फौन हैं और बताओ वे कहाँ से आए ? रोजा करने, 
नमाड गुज्ञारवे और फलमा पढने से द्रिहिश्त नही मिलेगा, सत्तर कावे शरीर के 
हो भीतर हैं, अगर उन्हे कोई करना जात ले | मालिक को पहचान कर तू अपने 
जी में दया का भाव ला, तमी तू विहिसत में साश्ीदार होगा। एक मिट्टी के 
नाना देष धारण कर समी मे ग्रद्म समाया हुआ है (लेकिन इस भावना से वचित 


रेड८ कयीर-वाणी-सुघा 


होते के कारण ) कदीर कहता है कि विहिश्त (स्वर्ग ) छोड़कर तेरा मन 
दोज़ख ( नरक ) से ही भ्रसन्न है । 

सस्तकोब (अ० मिस्की)--दीव, दरिद्र, सरल । राज़सर-रजोगरुण, भौतिक 
ऐश्वर्यों की ओर प्रवृत्ति। अवलि दोन+-अव्वत्न दीन, प्रथम धर्म, बार घर्म। 
फुंरमाया --फ़र्माया, आदेश दिया । बोलियों में 'फुरमाना रूप ही प्रचलित है । 
मुरत्तिद 55 (अ० मुशिद)->घर्मगुढ। पीर>-गुर। मालमवोंनन्धव दौलत | 
तुल० नानक-बाणी णपु ३३-३-- 


जोर मे क्षोवणि मरणि नह जोढ। जोद मे राभि मालि मति सोढ ॥ 
[५० ] 

ऐ लोगो, ऐ भाइयो, इसे जान-वूझ कर भूलों नहीं कि सृप्टिकर्त्ता में सृप्टि 
समाई रहती है गौर सृष्टि में स॒प्टिकर्ता उसके समस्त जीवों में समाया रहता 
है । अल्लाह ने प्रयमतः एक नूर ( प्रकाश ) उत्पन्न किया, उस्ची कुदरत के सब 
बन्दे हैं। जब एक ही नूर से उसने सारे जगत्‌ की रुप्टि की तो कोन भला है 
भर फौन बुरा है ? उस अल्लाह को गति किसी ने जानी नही, गुछ ने ही गुड 
के समात मीठा उपदेश दिया है जिससे, कवीर कहता है, मैंने पुरे (ब्रह्म) को 
पा लिया ओर समस्त जीवों में मैंने उसी एक साहब फो देखा | 

कुदरति ( अ० कुद्रत ) -प्रकृति, देवी शक्ति । नरन्‍- प्रकाश । 

8.3 

ऐ जीव, तु एक दिन चला णायगा, यह मैंने जान तिया है क्योकि जिसको 
देखता हैं उत्को फिर नही देखता हूँ, वे माया मे लिपटे रहते हैं (कौर विव्ट हो 
जाते हैं) । वल्कल-वस्त्र पहनने से वया और वन से निवाय करते से जया 2 ऐ 
मूर्ख, पत्थर आर्थाद्‌ मूति पूजने से क्या और शरीर पर जल डालने अर्थाद्‌ स्थात 
करने से क्या ? ज्ञामी, ध्यानी और अनेक उपदेष्टा इस संसार मे हैं लेकित यह 
सब पाखण्ड है | कवीर कहता है, एक राम नाम विना मह णंगव्‌ माया में अन्या 
बना रहता है । 

घंधा--ढकोसला, पाखंड | तुल० क० ग्र०, सभा संस्करण, रमैघी 


परिशिष्ट : टोका + पद र्४६ 


पृ० २२६ : घंध बंध कीन्‍्हें बहुतेरा । 'घोग घरम धज धंधक घोरी” ( मानस 
बावकांड ) में 'धंघक! --धंघ +-% बर्थाव्‌ ढोंगी । 
[४२] 
यह मात्रिन भूली है, केवल सदगुरु देव जाग्रत है। मालिन पत्ती तोड़ती 
है लेकिन पत्ती-पत्ती में जीव है और जिस मूर्ति के लिए वह पत्ती तोड़दी है वह्‌ 
मूर्ति निर्जीव है । गढ़ने वालों ने तेरी छाती पर पाँव रखकर तुझे गढ्य ।ऐ भूति, 
यदि तू सच्ची है तो उस गढ़ने वाले को खा जा। लड्डू, घृत, लपसी आदि 
अपार पूजा चढ़ती है, किन्तु पूजा कर उसे पुजारी ले जाता है--मूर्ति के मुख में 
छार देकर । पत्ती मे ब्रह्मा, पुष्प में विष्णु और मूल-फल में महादेव हैं। तीन 
देवताओं फो तू प्रत्यक्ष तोड़ती है तब सेवा किसकी करती है ? मालिन भूली है 
दुनिया भूलो है, हम नही भूले हैं। कवीर कहता है, हम राम दारा रक्षित हैं, 
इसलिए ऐ हरिराय, भेरे ऊपर कृपा कर | 
लावन -स्निग्ध पदार्थ, घृत 
पाती बह्मां पुहुप बिस्तनूं. ..आदि के लिए तुलनीय-- 
मूलो ब्रह्म त्वचा विष्णुः शाखा शद्भरएवं च । 
[५३ ) 
मेरे जि्वा पर विष्णु हैं, नयनो मे नारायण हैं, हृदय भे गोविन्द निवास 
करते हैं। यम दरवाजे पर जब लेखा माँगने लगा तब तू क्या मुकुन्द कहता 
है ( मुऊुन्द का नाम लेता है ) ? तू ब्राह्मण है, मैं काशी का जुनाहा हूँ; तू मेरा 
ज्ञान नही जानता। तूने सव सासारिक राजाओ-महाराजाओं से याचवा की, 
भेरे यहाँ ( अथवा मेरा ) राम पर ध्यान है। पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण पा--जब 
कि मेरे भाग्य ओछे हो गए थे और मैं तपस्या से हीन हो गया था। फिर राम 
देव की सेवा मे चूक ( त्रुटि ) पडी, उसने मुझे पकड़ कर इस जन्म में जुलाहा 
बना दिया (व्यजना यह है कि वही गलती मत दृहराओ; नहीं तो तुमको भी 
मेरी तरह जुलाद्ा होता पढेगा) । मैं गोर (पशु) हूँ और हे ब्राह्मण ] तुम ग्वाते 
और गुसैयां (स्वामी) हो--हम जैसे अज्ञानियों के तुम जन्म-जन्मान्तर के संरक्षक 
हो + लैकिन तुमने मुझे कभी पार उतार कर (बेहहो मैदाद में) नहीं चराया 


रइ्ण फवोर-वाणी-सुघा 
(सदेव एक सीमित चारागाह में चराया अर्थात्‌ सांसारिकता का ही पाठ पढ़ाया) 
तुम मेरे कैसे स्वामों हो ? मवसागर में ड्ूबते हुए नुझे कुछ उपाय करना चाहिए 
जिससे इसका संतरण कर तू तौर लग सके । यम नाम का णप कर उसी का 
बेड़ा बांघो, तुम्हारे लिए यही उपदेश कवीर कह रहा है। 
कहति >कहता है ( म० पु० बर्तमानकालिक क्रियापद )। गोखू<स० 
गोरुप-जढोर, पश्मु अर्यात्‌ अज्ञानी । गुआर<:सं० गोराल -स्वाला, प्रशुपालक 
अर्थात्‌ हम जैसे अज्ञानियों के संरक्षक । मरु्ताई<सं० गोस्वामी मालिक, 
स्वामी (जनपदोय बोली मे पशुम्रों के स्वामी को उनका ग्रुसेयाँ कहा जाता है) ॥ 
खस्तम (अ०)5-पत्ि, स्वामी । भेरा<: वेड़ा --लद्टों का समुन्चय जिसपर आदमी 
या झामान आादि नदी के पार उठारे जाते हैं) 
विशेष--समस्त प्रद वकोक्तियो तथा व्यंजनाओं से पूर्ण है । 'पूए्व जनम 
हम बांम्दन होते”“बादि! में गीता का सदर्भ है (तु० ६-४१ : शुचीता श्रीमतां गेहे 
योगश्प्टोभिजायसे--अर्याव्‌योगश्रष्ट व्यक्ति प्रदत्त आचरण वाले श्वीमातों के 
धर में जन्म लेता है) ओर व्यंग्य यह है कि 'मोदे करम तपदीना” अर्थात्र योग- 
भ्रष्ट होने पर ही ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, अठ: ब्राह्मण होने का बहुत 
धृमण्डद मत करो ! कबीर जब यह मावते हैं कि उनको जुलाह्य इसी कारण 
बनना पड़ा कि पूर्वजन्म में ब्राह्मण होने के बावजूद उनसे ईश्वर की आराधना में 
न्रुठि हो गई थी तो उसकी ब्यजना यह है कि तुम ( ब्राह्मण ) भी बही श्रुटि 
कर रहे हो जिससे मुझे डर लग रहा है कि कही तुम भी अगले जन्म से वकड 
कर जुलाहा न बना दिए जाओ। कुछ लोग इस उन्ति की व्यजता न समझ कर 
इसका यह ठालपर्य लेते हैं कि कबीर जावि-्यांति मे विश्वास करते थे अयवा 
ब्राह्मण कुल में जन्‍म लेने की साध उनके मन में बनो ही रही। डिननु यह 
कल्पनाएँ निराघार हैं, जैसा कि उपर्युक्त व्याल्या से स्पष्ट है। आती दिपदी में 
तो कप्मीर का ध्यंय बड़ा ही तीखा है । उनका कयन है कि सामान्य जन तो 
डोरों की तरह अन्ञानी होठे हैं, उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का सार सल्तूर्भ रूप 
से उनके मालिक पर अर्थात्‌ ज्ञानी द्राह्मणों पर रहता है; लेकिन वह गुसेयाँ केडा 
जो एक हो जगह रोज घातवरों को चरने के लिए छोड़ कर स्वय चैत की नींद 


परिशिष्द ४ ठोका £ पद २५१ 
सोए और कभी भी पार उतार कर बच्छी चरागाह न दिखावे ? जाक्षेप है ऐसे 
ब्राह्मणों पर जो बासी शास्त्रों तया कर्मकाण्डों में लोगों को उलला कर उनका 
शोपण करते हैं | 

[श्श ) 

, यदि मैं बावला हूँ तो भी, ऐ राम, तुम्हारा ही हूँ; दुनिया के लोग मेरा मर्म 
बया जानें ? मनमाना माला-तिलक धारण कर लोगों ने राम को खिलोना समझ 
रकखा है । किल्तु मैं न पत्ती तोड़ता हूँ न देवमूतति की पूजा करता हूँ, वयोकि राम- 
भक्ति ने बिना यह सारी सेवा निष्फल्न है। सद्गुरु को पूजता हुँ, उसी की सदा 
आराधना करता हूँ और इसी प्रकार की सेवा से उसके दरवार में सुख पाता हूं 
(इस आचरण पर) लोग कहते हैं कि कवीर पगला गया है, लेकिन कबीर का 
मर्म राम मलीभाँति जानता है । 

[५४ ] 
सारी दुनिया सयानी है, केवल मैं ही वावला हूँ । मैं तो बिगड़ गया, मेरे 
साथ कोई दूसरा न बिगड़े । मैं न विद्या पढता हूँ ओर न शात्तार्थ करना जानता 
हू। में तो हरि-गुण कहते सुतते वावला हो गया हूँ। मैं स्त्रयं वावला नहीं हुआ 
है, सम ने मुझे बावला बना दिया है और मेरे सद्गुरु ने मेरा सारा भ्रम जला 
दिया है। मैं अपनी मति भ्रष्ट करके विगड़ गया हूँ लेकिन मेरे सम्बन्ध में कोई 
अ्रम में भूलो नही । बावला वह है जो अपने को न पहचाने | णो अपने को 
पहचानता है वह्दी उस एक (राम) को जानता है । जो अब (राम को जान लेने 
पर) उन्मत्त नहीं हुआ वह कभी उन्मत्त नही हो सकता । कबीर कहता है, में तो 
राम ही के रग में रंग गया हूँ ॥ 
[ *६ ] 
बयो रे पडिता, तुम किस कुमति में उनसे हो ? सारे परिबरार सहित हब 
जाओगे--ऐ अभागे, जो तुम राम का जप नही करते ! तुम्हारे वेद पुराण पढ़ने 
को बया अच्छाई समझी जाय ? यह वैसा हो है जैसे गधे के ऊपर चन्दन 
लाद दिया ! राम नाम का रहस्य जान नहीं पाए, केसे थार उत्रोगे (तुम्हारा 
दंसे उद्धार होगा) ? जीव दथते हो ओर उसे धर्म के रूप मे प्रतिपादित करते हो; 


र५र कवीर-वाणी-सुपा 


तो कहो भाई; अधर्म कहाँ है ? परस्पर को तो मुनिवर मान वैठे--फिर किसको 
कसाई कहा णाय ? ज्ञान-नेत्र से वंचित अन्घे लोगो, तुम स्वयं तो कुछ जानते नहीं 
(अथवा तुम्हे अपनी तक तो जानकारी नहीं-निज स्वरूप की पहचाव नहीं); 
किसको समझाते फिरते हो ? पूंजी के लिए विद्या बेचते हो (उपार्जन के लिए 
शास्त्र-ज्ञान का उपयोग करते हो), इस प्रकार जीवन व्यर्थ चला णाता है | मारद 
का वचन है, व्यास उसी का पुराणों मे प्रतिपादन करता है, शुकदेव से जाकर 
पूछो, कबीर भी वही कहता है कि राम का ही रमण करने से उदार होगा-- 
नहीं तो भाई, तुम हदे ही हो ! 
पंड्ििमा < सं० 'प्ित' का तिरस्कारमूचक सबोधन (तुल० अवधी-पडितवा/) 
सिर -+समेत । खर घन्दन जस भारा>-गवे की पीठ पर चन्दन (जिसको 
सुगन्धि से गधे को कुछ नहीं लेना देना) ॥ उसी प्रकार पॉंगापन्थी ब्राह्मण 
भी शात्लों को तोतारटन्त करता है -उतमें छिप्रे गम्भीर ज्ञान से उसका कोई 
सरोकार नहीं रहता ।. भाप <सं० स्पापय +-उपस्याप्रित करते हो, श्रति- 
पादित करते हो, मानते हो । ज्ीम बधहु... प्रादि--इस ठिपदो मे भी पूर्ववर्ती पद 
की भाँति कवीर के व्यंग को तोक्ष्णता का परिचय मिलता है जिस कला में कवीए 
हिन्दी साहित्य में अद्वितीय हैं । अविरया--स ० व्यर्थ < हिं० 'विश्या' मे 
“झ' का निरयंक भागम । बोलियो मे इस प्रकार के और भी रूप मिलते हैं, जैसे 
स॒० स्वान <: अवधी असनात, राज० इसनान | 
[५७ | 
कहो पडित, कौन जगह पवित्र है जहाँ वेठ कर मैं मोजन कर सकूं ? (संसार 

में पवित्र कुछ भी नही है) माता अपवित्र है, प्रिता भी अपविश्र है, णो फन लगते 
हैं (सतत होती है) वे भी अपवित्र हैं। आना भी अपवित्र, जाना भी अप्रवित्र, 
अमागों का मरना भी अपवित्र । अग्ति मी अप्रवित्र, पाती भो अपवित्र, अप्रवित्र 
स्थान में बैठ कर भोजन भी पकाया जाठा है । अपवित्र कनदी से कन्न परोसा 
जाता है लौर अपवित्र हो अपवित्र को खाठा है । गोवर भी अपवित्र, चौका भी 
अपवित्र, चौके में जो रेखा खीची गई वह मी बप्रवित्र है। कबीर कहता है, 
हा लोग पवित्र हैं जो हरि का भजन कर निविकार हो जाते हैं॥ 


परिशिप्द : दोका : पद रश्३ 


बैति<:सं० विश्‌, स्था -तवैदकर । फारा (देशन)--रेखा (दे० पाइअ० 
पृ७ २३७) । ब्राह्मण लोग भोजन बनाते या करते समय एक रेखा खीच देते हैं 
जिसके भीतर दूसरों का प्रवेश वजित रहता है। विशेष--कबीर ने ब्राह्मणों 
की छुत्रादृत के ढकोसलों से चिढ़ कर उनके सारे खटराग को अपवित्र घोषित कर 
दिया--यहाँ तक कवि माता-पिता तक को अशुद्ध बता दिया, वर्योकि हाइमांस के 
शरीर में इतनी गंदगी भरी हुई है कि उसके रहते हुए पवित्रता का दावा कौन 
कर सकता है ? इसीलिए कवीर ने मन की निर्मलता पर बल दिया है जो उनके 
अनुसार हृदय से हरि का स्मरण करने से ही संभव है, वाह्माडंबर से नही । 
[ ५८ ] 
ने आऊँगा,न जाऊँगा और न मरूंगा, त जिऊगा (आवागमन तथा जीणन-मरण 
भादि से मुक्त हो जाऊँगा); गुर के सकाश में मक्ति का अंमृत रस पिक्रेगा ) कोई 
भाला फेरता है, कोई तस्वी फेरता है, किन्तु ऐ लोगो, देखो ये दोनो पेशेवर 
(व्यवसायी) हैं। कोई मक्के जाता है कोई काशी; किन्तु दोनों के गले में 
(कामना का) पा पड़ा हुआ है। कवोर कहता है--ऐ नर लोगो (मनुप्यो) सुनो 
न हम किसी के हैं, न हमारा कोई है (अर्पाद्‌ कोई किसी फा नही, यही परमार्य 
है; अतः सारे सासारिक वंघन व्यर्थ हैं) । 
तसणे<:अ० ठस्व्रीह +मुस्लमानों की सुमिरनी (हिन्दुओं मे जो भाजा है, 
वही मुमलमानो में तस्वीह है) | कप्तदो<अ० कसबव (+>अध्यवसाय, व्यवसाय, 
येश्या-धृत्ति) -पेशा करते वाले, व्यवसाय वृत्ति वाले (स्त्री० रूप में इसका अर्थ 
*देश्या' भी होता है, किन्तु यहाँ उसका केवल लाक्षणिक अर्थ ही लिया जा सकताहै)। 
पातो<सं० पाश्ल्वंधद; फशा।  लोई--सं० लोक>प्रा०लोय>पुराती 
हिल्दो 'लोड', इसी का दोर्घ रूप 'लोई”'->लोग । 
[ *६ ॥ 
फौन मरता है, कौन फिर आकर जन्म लेता है ? और स्वर्ग-मर्क को गति 
कौन गोगठा है ? पाँचों तत्व अवियत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, वही एक इन सब 
में निवास करता है ३ तत्ततों के बिछुड जाने पर (विपटन होने पर) फिर वह 
(आत्मा) झपनी सहज दशा (स्वामादिक या मूल स्यिति) में पहुँच जाता है जहाँ 


र्श४ कवोर-वाणी-्सुघा 


न कोई रूप रेखा अथवा सीमा है, न बाशा (अथवा दिशा) है | जल में कुम्म है, 
कुम्म में जल है---उसके वाहर और मीतर पानी ही प्राती है। क्ुम्म फूट जाने पर 
उसका णल बाहर के घन में समा जाता है--यह तत्त्व ऐ ज्ञानी, झरा समझाकर 
कहो । बरे भाई, जब आदि में आकाश, मध्य में आकाश, अंठ में आकाश (आदि 
मध्यावसानेपु वही ब्रह्मतत्व सर्वत्र व्याप्त है) वो फिर कवीर कहता है, कर्म 
किसको लगता है ? (कर्म-भोग की) यह सारी शंका झूँड-मूठ उत्पन्न की गई है। 
पद का भाव यह है कि मूल तत्व वस्तुतः ब्रह्म है; उसी से नाता नामरू्पा- 
त्मक सृष्टि बनती है और उसी में जाकर फिर वह विलीन हो जाती है । इसका 
मतलब यह हुआ कि वही कर्म कराने वाला भी है, वही करने वाला भी है--यह 
सब निमित्त भात्र के लिए है, अंततोगत्वा यह सारा जंजाल व्यर्थ स्रि्ध होता है। 
रेघ < रेखा - आकार, रूपरेखा, तथा लकीर या सीमा रेखा । 
आसा आशा; दिशा ( पाइअ० यृ० १२६ ) | तुल० मानम॒ लंका० : देखु 
विभीखन दच्छिन आसा। जल में कुम्भ, . .आदि--अद्वेतवाद के भ्रतिपादन के लिए 
प्रयुक्त प्रम्चिद्ध इ्॒टात । बाद गयनां. ..आदि--तुल ० छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १।६॥ (-- 
अस्प लोकस्य का गतिरित्याकाश इति हो बाच । सर्वाघ हु या इम्तानि भुतात्या- 
काशादेव समृत्पदन्त गाकांश प्रत्यस्तं बन््याफाशों ह्यर्दम्पो ज्यायानाकाशः 
परायणयम्‌ । अर्थात्‌ “इस लोक की गति क्‍या है--भाकाश ( ऐसा प्रवाहण ने 
फहा ); वर्योक्ति ये सब प्राणी आकाश से हो उत्तन्न होते हैं, आकाश में ही अस्त 
होते हैं। थाकाश ही महत्तम है, आकाश ही उनका परायण है ।” 
डॉ० आनंद कुमारस्वामी का कहता है कि यह आकाश वस्थुत: पंचभीतिक 
आकाश नही है, बल्कि वेदंंतमूत्रों का बह्म या गणित का शुल्य अथवा विन्दु है । 
दिश्व का मूल अव्यक्त अवस्था से व्यक्त में गाता है, इसी को संप्टि कहते हैं-- 
जैसे केद्ध का व्यक्त रूप परिधि है। यही गति जब उल्टी होती है तो व्यक्त 
अव्यक्त मे समा जाता है--ृत्त केद्ध में समा जाता है । इसी भाव को भास्कर 
चार्य ने वीजगणित में अनंत्त की परिमापा करते हुए व्यक्त किया है-- अयमनन्तों 
शशि: खहर इत्युच्यते । अस्मिन्‌ विकारः खहरे न रायावत्ति अविष्ेष्वषि 
निःसूतेपु ।” अर्थात्‌ वह राधि अनन्त कहलाती है जिसमें हर भाग शून्य या 


परिशिष्द : टोका £ पद र५श५ 


विन्दु हो। इस राशि में चाहे कितना ही जोड़ या घटा दें, कोई विकार नहीं 
उत्पन्न होता ([दि० ख' बादि शून्यवाची शब्द एवं आकाश के साथ उतका दार्श- 
मिक संबंध, विश्वभारती पत्रिका, शांतिनिकेतन, खंड १ अंक १, जनवरी 
१६४२ ६०) । 
इस प्रकार के उल्लेखों से कवीर के सबंध मे कुछ मान्य विद्वानों की यहू 
घारणा क्रि कबीर को हिन्दू धर्म के तत््ववाद की गहरी जानकारी नहीं थी, 
चल्कि दूर पर बेढे हुए दर्शक की ही भाँति उन्होंने उसे देखा था, न्यायसंगत नहीं 
प्रतीत होती । 
(६० ] 
ऐ सन्‍्तो, वे भक्त पार उतर गये जिन्होंने मन से अह'भाव निकाल दिया है । 
ऐ भाई, कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ और कोई कहता है कि मैं त्यागी हूँ, फोई 
कहता है, 'मैंने इंद्रियाँ जीत सी हैं'--इस प्रकार अह की भावना सब में लगी हुई 
है। ऐ भाई, कोई कहता है कि मैं योगी है, कोई कहता है कि मैं भोगी हूँ लेकिन 
'मैं! और 'तुम” तथा अहंकार यदि दूर नही फेका तो ( इन ब्याधियों से ग्रस्त ) 
रोगी कैसे जिएगा ? ऐ भाई, कोई कहता है कि मैं दानी हूँ, कोई कहता है कि 
मैं तपस्दी हैँ, किन्तु आत्मतत्त्व और नाम ( का महत्व ) यदि निश्चयपूर्वक नहीं 
जाना तो सब माया में खप जापंगे । कोई कहता कि मैं युक्तियां जानता हूँ और 
कोई कहता है कि मैं रहनी ( दिनचर्या का नियंत्रण ) जानता हूँ, लेकिन यदि 
आत्मदेव में परिचय नहीं है तो यह सारी कषती झूठी पड़ जायगी। कोई 
कहता है क्रि मैंने सारे धर्म साध लिये और सारे ब्रत कर लिये, किन्तु अहंकार 
की गाँठ छुली नहीं और भारी कर्ज सिर पर लाद लिया। जो सारे गर्व ओर 
गुमान को दूर कर दे और जिसे अपतो निजी करनी फा वल ते हो (ईरवर के 
किये पर विश्वास करे), कबीर कहता है, वही साहब का वच्दा ब्राह्मी स्थिति में 
पहुँच सकता है । 
[७] 
हे मेरे ब्राह्मण, तू क्यो हरि का नाम नहीं कहता ? राम नहीं कहता, 
इसलिए ऐ पांडे, तू मक भोगता है । जिसके मुख से वेद तथा गायत्री मंत्र 


२५६ कवोर-वाणी-सुघा 


उन्बरित होते हैं वह व्राक्मप क्यों विस्मरण (सूत्र) करता है ? जिसके पाँव पर 
सारा संसार पडता है वही पंडित जीवघात (जोवड़िसा) करता है। स्वतः उच्च 
है, किन्तु नोच के घर मोजन करवा है, धृषित कर्म करके अपना उदर मरता 
है। ग्रहण और अमावस्मा पर खूब तल्लीनता ने ( मखूर ) मिक्षा माँगता है, 
इस प्रकार हाय में चिद्यग्र रहते हुए भी तू कुएँमें गिसा है ( जात का दंभ 
करते हुए भी पतन के यडूढे में गिरता है ) । तू ब्राह्मण है और मैं कागी का 
जुलाहा हू; भेरी तेरी वरावरी वैसे बन पड़ेगी ? कवीर कहता है--मैं तो राम 
का आश्रय लेकर उबर गया, लेकिन ऐ पाड़े, तू वेद के मसेवे हृव मरा है ! 
मुझमे तुझमें इतना बड़ा कक है ( 
दोशव<फ़ा० दोडख >मर्क्त ( मुसलमानों के शनुसार ) । दोडख 
भरता 5 नरक भोगना (मुहावर)).. विससद<सं० विस्मरण 5भूपत ('मूलरा- 
विसरा! का प्रयोग युम्म रूप में भी होता है ) । घोंब << सं ० घृणित 
(विशेषण), घृणा (सन्ना); किन्तु यहां विशेषण के ही अर्य मे प्रयुक्त है । 
इुचि रुचि -मन लगा कर । कर दोपक लै...आदि--चिरायर हाथ में 
लेकर कुएँ मे गिरना ( छुहादय ) । 
[६२] 
राम का रमण नही करता है, तु किय दंड से दंडित है ? ऐ अमागे, हू 
इसी तरह भर पजायगा तो वया करेगा ? कोई तीर्थ करता है, कोई देशो फ्ा 
मुंडन कराता है, इस प्रकार पाखण्ड-मंत्र और भ्रम का उपदेश प्राप्त करता है। 
विद्या मौर वेद का अध्ययन कर अहकार करता है मौर अंविम समय मे मुँह के 
बल गिरता है। दुस्ची-युसी होकर ठुद्धम्व को जिमावा है किन्तु मरते समय 
अकेले ही अग्रसर होकर दुःख मोगठा है| केवोर कहता है, यह कनियुग बड़ा 
खोटा है । यो इल्हठ में होठा है वही उसकी टोंटो से निकलता है कर्थाद्‌ कनियुय 
में सबके हृदय मे खोटापन भरा रहता है, वही उनके मुख से भी प्रकट होता ई 
(क्र 
सभी मद में मत्त हैं, कोई जाग नहीं रहा है, इससे साथ ही साथ ९ 
(शरीर) को चोर ( मनोविकार ) मूसने सगे हैं। पंडित पुराण पढ़ कर मे 


१ 
परिशिष्ट : दौरा : पद ; थ श्श्७ 
है, योगी ध्यान धर कर भत्त है, तपस्‍्त्री तप के भेद में मत्त हैं ओर संन्यासी ऋहं- 
कार में ही मत्त हैं।शुकदेव, उद्धव और अक्रूर जागते हैं, हनुमान अपना 
लांगूल लेकर जागते हैं; शंकर राम के चरणों की सेवा करते हुए जागते हैं, और 
कलियुग में तामदेव और जयदेव जागे हैं । जागना-सोना अनेक प्रकार का होता 
है, जो गुस्मुख होकर जागता है वही सच्चा जायने वाला है। चंचल मन के 
कारवामे अधम होते है इसलिए कबीर कहता है ( मनमुखी त होकर ) राम 
नाम का भजन करो। , 
गुरमुत्तिन्‍> गुर के उपदेशों फी ओर उन्मुख होकर । संत साहित्य में 'गुर्मुख' 
और “मनमुल्न' परस्पर विरोधी भाव व्यक्त करते हैं। सामान्य सांसारिक जन 
'मनमुखी' होते हैं, जबकि सच्चे संत “गुरुमुख' होते हैं । 
[६४ ] 
बिना हरि (भजन) गंदा प्राणी भ्रम ओर असमंजस में पड़ कर विनष्ट हो 
गया। जिसके पास अपने उद्धार के लिए जाता हूँ वह स्वयं अनेक (सांसारिफ) 
बन्धनों में वंघा मिलता है । योगी कहते हैं, योग ही अति मधुर है और भाई, 
कुछ नही' । लूंचित, मुंडित, मौनी और जठाघधारी--ये लोग कहते हैं, सिद्धि 
प्राप्त हो गई है । पंडित, कलाकार, शूरवीर, कवि और दाता--ये लोग कहते 
हैं कि हम हो बडे है, लेकिन हरि. पद (भक्ति-भाव) फा विस्मरण हो जाने पर 
जैसे उपणते है वैसे ही व्यर्थ विनष्ट हो जाते हैं। विकारों को बाएँ-दाहिने 
छोड़ कर भवितभाव को हृढतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए (दाहिने-बाएँ न भटक 
कर सीधा भार्ग अपनाना चाहिए) । कवीर कहता है, (हरिपद या सहज दशा 
में इतना आनन्द है) जैसे गूँगा गुड़ खा ले--वह पूछने पर भला क्या उत्तर 
देगा ? तात्पर्य यह है कि भक्ति का आस्वाद केवल अनुभव को वस्तु है, वर्णन 
उसका नही हो सकता । 
दिगूचे << सं० विकुंचित--असमंजस में पढे, विनप्ट हो गए | माप 
छुटकादन “अपने को छुड़ाने के लिए, अपने उदार के लिए। . घुंचित भुंद्ित 
*«भादि--दे० पीछे पद २८-८ की टिप्पणी । गुनों<<सं० गुणी -हुमरमंद, 


कलावगर। हरि पद ८ विदुवेयुष्य होने की स्थिति, सहज दशा, भक्ति भाव। 
श्७ 


र्श्८ फवोर-वाणो-सुषा 
[६५ |] 

ऐ लोगो, हुम बुद्धि के बड़े भोने (मूर्) हो । अयर कबीर काशी मे शरीर 
त्यागे (ओर उस्ते मुक्ति मिल जाय, जैसा कि हिन्दुओ का विश्वास है) तो फिर 
उसमें राम का व्या एहुसाद ? जो सेवक कुछ भी मावमक्ति का रहस्य जातता 
है, उसके लिए राममय हो जाना व्या अचरज क्री बात है ? जैसे जल ढुलक 
कर जल में मिल जाता है, वैसे ही जुनाहा (कबीर) भी दुलक कर (अपने मूल 
अंशी राम से) मित्र ग्रया ! कवीर कहता है, ऐ लोगो, सुतो--कोई भ्रम में ने 
मूलो । यदि हृदय में राम है तो क्या काशी और क्या मगहर कसर ? 

भोराज-भोला, अन्ञानी । निहोरा<<सं० मनोहार (?)5-एहम्रान, हतशता, 
भरोसा। भार भयति<<सं० भाव भक्ति -प्रेमा या बनुयायात्मिका मतित । 
दुरि 5दुलक कर । लोई--सं० लोक >> प्रा० लोय >> हिं० लोई -5 लोग | 
ऊणर<सं० ऊपर >ऊसर। बोलियों में मूर्धन्य पु” के स्थाव पर लू 
हआ--जैसते सं० अभिवाधा >> बोली 'अमिलाख'-- अतः सं० ऊपर! का जनपदीय 
रूप उखर' हुआ। 

विशेष--कबीर अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ कारणवश काशी छोड़ 
कर मगहर चले गए थे--जैसा कि उनके उपर्युक्त पद से तथा कुछ अन्य उत्लेखों 
से स्पप्ट है । लोगों में यह अंघविश्वास था कि मगहर में मरने से मुक्ति नही 
मिलती । जीवन भर अंब सान्यताओं के विरोध में सघर्थ कटने वाले कबीर ने 
इसका निरसन किया है। उनके बनुसार हृदय में राम के प्रति भक्तिभाव होना 
चाहिए--फिर चाहे कोई काशी में मरे, चाहे गंगहंर के अमर में, उसे मोक्ष 
अवश्य मिलेगा ) भवित में कवीर क्रो पूर्ण निष्ठा थी । भक्ति का ही माहात्त्य 
बताने के लिए उन्होंने लोगों के सामने यह आदर्श रखा कि निः्ृष्ड थुनाहों के 
परिवार में पोपित हो कर और मगहर जैसे अपविन स्थाठ में थरीर-त्याय करने 
पर भी भक्ति के बल पर कबीर मवसागर से मुक्त हो सकता है (जिसका कि उन्हें 
पूर्ण विश्वास था--अन्य कोई विश्वास करे या,न करे), आत्मश्लाधा के माव 


से भहीं। 


साखी 


(१) सतगुर को अंग 


राम नाम (जिसे गुरु ने दिया) की बरावरी में मेरे पास देंने को कुछ नहीं 
है। वया लेकर अर्थात्‌ किस दक्षिया के वल पर ग्रुरु फो तुष्ट किया जाय, यह 
साध मन में बनी बनो ही रही ।१। 
परंतर--सं० पट्ट+-तल>हिं० पटतर--बराबरी में, उपमा में, तुल० 
, 5» प्र॑ं० प्रयाग, साखी ४-११, २: तामु पढंतर नां तुलै, हरिजन की प्रनिहारि; 
पैथा भावस, वाल० २४७-४ : जो पट्तरिआ तीय समर सीया । हौँत--अ० हवश्‌ 
"चाह; साध, लालसा, होंसला, अरमान । तुल० दादू, साखी २-११५,२: होंस 
रही यह जीव मैं, पश्चितावा मन मांहि। 
सदगुद के समान दूसरा कोई सग्रा नही, ज्ञान अथवा चित्तशुद्धि के समान 
दूधरा कोई दान नहीं, प्रमु के समान दूसरा कोई हिलैपी नहीं भौर हरिजन के 
समान दूसरो कोई जाति नही ।२। 
सर्थां--सं० समान >हिं० सवांव>सवां (जैसे : 'जहान' से जहां) । 
अन्य टीकाकारो ने अगले “न” के साथ मिलाकर इसका अर्थ 'सवांन” के रूप में 
और “को' फा अर्थ 'कोन' के रूप में किया है, किन्तु पूरी साखो की वावय-रचना 
को दृष्टि भें रखते हुए इन्हे पृथक रखना ग्रुक्तिसगत लगता है । आगे इसका ख््ी- 
लिंग रूप 'सईं' मिलसे से इस धारणा को और भी अधिक पुष्टि मिल जाती है। 
को-यहाँ 'कोइ” (+- कोई) का संद्षित्त रूप ज्ञात द्वोता है, 'कौन” के अर्थ मे नहीं 
प्रयुक्त हुआ है । सोधी ->सुधि अथवा ज्ञान । जैसे “भूल' से 'मोल' (क०ग्रं० साखी 
१-१५), हुत! में छोत' (क० ग्रं० साखी ६-५), 'मून्न' से 'पोजी', उदाहरण- 
दया “गुरुप्रत्यसाहब' पृ० २७५-४ : दिस दास कठ सभ सोसी परे (गुर अनुनदेव) 
2० ३०३-७: दिनु रतगुर सोप्ती नपवे (वही)। 'सोषी' को अधिकांश 
टीकाफारों ने खं० “'शोषी' से ब्युत्पन्न मानकर इसका 'शोपक' या 'साथु' अर्प 


र्‌६० 5 कवौर-वाणी-सुषा 


किया है, किन्तु यह अमात्यक जात होता हैं । वस्तुतः यह 'सुषि' या ज्ञान का 
बोधक है थो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पप्द है--स्वामी रामचरण, अणमै- 
वाणी, साखी ३-६६ : मुमरण से सोधी मई, भास्यों सार बसार । दादू, साली, 
१०११६-१ : सोषी नहीं सरीर की, ओरों को उपदेस; १-११६-१ : सोषो नहीं 
सरीर की, कहें अगम की बात; १२-८६-१ : सूना घट सोधी नहीं, पंडित ब्रह्मा 
पूत; ठया १३-१२६-२ : सोधी नहीं सरीर की, तासति का समझाई [सोबी 
नहीं --समझ या ज्ञान नही) । सं० शुद्धि (5-चित्तशुद्धि) से भो इसकी व्युत्पत्ति 
मानी जा सकती है, लेफित 'सुधि' से इसकी व्युत्पत्ति मानना अधिक निरापद ज्ञात 
होता है।. सईं--सर्वा का स्ली० रूप । दाति--सं० दत्ता [दिया 
हुआ) >>दत्ति >>दात्रि ८दी जाने वाली दस्तु, दान या देन । दे० प्राइज० दत्तित्त 
एक बार में जितना दान दिया जाय वह, अविच्चित्र रूप से जितनी भिक्षा दी 
जाय वह । उद्माहरणठया सुल्न० युरुप्रन्यसाहद, परृ० ७३-१८: दाति करडु मेरे 
दातारा (अर्जुनदेव); वही, ए० १५०-६ (नोचे श्र) : तहै भराति होगे जिन्न दाति 
(वानक); वही, पृ० ४४३-४ : नावक दाति दया करि देवै राम नामि निसतारी 
(रामदास); बही, १० ५०४-३ : सरवे जाजिक तूं श्रमु दाठा दाति करे बने 
वीचार (तावक); दया जायती, परमावठ, ३८६-४ : दत्त सत्त एइ दूनो भाई 
(दत्त- दिया हुआ) । सन्व-साहित्य में 'दाति! से ही बना हुआ 'दाती' (-+ दाति' 
करने वाला या दादा) शब्द मिलता है । उदाहेरण॑तया दे० गुरुग्रन्थसाहब, 9० 
८३-१४ : दातो साहब सदीआ क़िआ चल्ले सिसु बाल (नानक); जेबड़ साहिब 
तेवड़ दाती दे दे करे रजाई (वही) । 'दाति” शब्द का प्रयोग राषात्वासी सत्य 
में अब तक इसी अर्थ में होता है। 

“सोषी” तथा ददावि! सन्त-साहित्य के विशिष्ट शब्द हैं जिनके अर्य से पूर्ण- 
तयो अवगत न होने के कारण कबीर के लिपिकार्टो तथा दोढाकारों को प्रायः 
इनके सम्बन्ध में श्रम हुआ है। 'दाति” का बर्य अन्य टीकाकारों ने दाता 
(<<सं० दातू) किया है । 

बॉस दीपक जला कर चौंदहों चाँद मी अदा ले (उदुमासित कर ले), 
हिन्नु जिसके घर में सद॒गुद नदी उसके घर किसका प्रकाण हो ?ै हा 


प्रिशिष्ट : टोका : साखी अंग * २६१ 


चौसठि दोवा--चौंसठ कलाएँ जिनका उल्लेख कामशात्न के ग्रन्यों में है, दे० 
बात्स्यायनवृत कामसूत्र ॥  जोइ<<सं० ज्योति -ज्योतित करना या जलाना । 
चोदह्‌ चंदा--दूज से लेकर पूणिमा तक चाँदनो के चोदह दिन होते हैं। 
इसी कारण इस्लाम मत में चौदह कलाओं वाले चाँद की पल्पना है, तुल० 
जायसी, पदमावत ३३८-२ : पदुमावति भे पूनिय कला; चोदह चाँद उए सिघला | 
कबीर का यह्‌ प्रयोग इस्लामी परम्परानुसार है, किन्तु आध्यात्मिक पक्ष में 'चोदह 
चंदा' का तात्पर्य चौदह्‌ विद्याओं से है जिनका मनुस्मृति मे इस प्रकार उल्लेख है-- 
अड्भानि वेदाश्व चत्वारो मोमांसा न्याय विस्तरः । 
घ्मंशास्त्र पुराणं च विद्याह्मंत्रांश्चतुर्दशः ॥ 
वर्थाद्‌, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चछन्दसू, ज्योतिष, ऋक्‌, साम, यजु३, 
अयर्य, गोमासा, न्याय, धर्मशास्र और पुराण--ये चौदह विद्याएं हैं। मांहि <:सं० 
'मा' धातु--अटाणा या पूरित करना । 'मांहि' यहाँ क्रि० वि० नही है, भ्रत्युत 
क्ियापद है।. घर-घट या अन्तःकरण। . चांदिनों <स० चस्धिकान- 
चांदनी, रोशनी । तात्पर्य यह है कि कोई चौंसठ कलाओ तथा चौदह विद्याओं मे 
पारगत भज्े ही हो जाय, किन्तु यदि उसे गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो उसके 
हृदय का अज्ञानाधकार दूर नहीं हो सकता। गुरुलज्ञान के अमाव में पुस्तकीय 
विद्या को व्यर्थ बताया गया है । 
अधेरी रात के फारण (अज्ञानाधकार दूर करने के लिए) चौरासी लाख 
चंद्रमा प्रमपार उदित हुए, किन्तु बिना गुर के सुझाए हृप्टि संद ही रही ।४॥ 
चोराप्तो सल्त चंद-चौरासी लास को संख्या जीव-पोनियों के लिए अधिक 
प्रस्िद है, किन्तु कवीर का तात्पर्य यहां उनसे नही ज्ञात्र होता । “रत्नफोश' 
नामक अप्रकाशित प्रन्य के आधार पर थी अगरचंद नाहटा ने देेतु, तत्व, मोहन, 
कर्म, बित्र, अध्यात्म आदि चौरासी विज्ञानों के नाम दिए हैं (हिन्दुस्तानी, भाग 
१८, अंक १०२, जनवरी-जून १६४८, पृ० १३ पर उद्धृत)। चोरंगीनाथ के 
नाम से मिलने बालो 'प्राण सकली' मे “चौरासी खंड गनान ( उत्जान) सवा लाख 
उपदेस' का संकेद है । संभव है, कबीर का तात्यर्य घोरासी ज्ञान-विज्ञानों से ही 
हो । घोरासी के लिए चोरासी लाश का प्रयोग अविव्यात्ति के आधार पर माना 


श्ष्र कवोर-वाणो-सुषा 


जा सकता है, जैसे बदतर कोठा के लिए कहीं-कहों वहत्तर हशार संख्या भो 
मिलती है, अथवा तेंदीय देवताओं के लिए वैंठोस कोटि संख्या का प्रयोग 
होता है। अति कद भए 5- भलीममाति सा पूरमपार उदय हुए । 
यदि चेला में हो शुटि हो ठो सहुयुद जिचारा क्या करे ? अन्यया उसे चाहे 
जैसा उपदेश दिया जाय--जैसे वाँस की वाँयुरी को फूँक मर कर चाहे जैसा 
बजा लिया जाय तात्पर्य यह है कि निर्मलहृदय शिष्य को प्रवोषन देवा उतना ही 
सरत है जितना बाँगुरी बजाना ।शा 
परमोधिए << सुं० प्रवोषनं->उपदेश दे | तुलण साली २६-६,१ ; कौ 
को परमोधतां, मुहड़े पड़िया रेठ ॥ तथा २१-३४,२ : औरां को परमोधतां, 
गया मुहरका साहि । 
जिसका य्रुरु भी अंधर है और चेला जनम का अंधा है तो दोनों अंर्घों में 
परस्पर ठेलगठेल होने से दोनों ढुएँ से गिर मरते हैं । हा 
जाचंघर--सं० जा-अंघर-जन्म से अंधा, तुल० दादू, साखी (२-४३ : 
झूंठा सब अघ झूठा क्ाचंष कहा मु छातें ! 'अंद” ओर “नाचंथ! में अंतर यह 
है कि पहला कुछ समय तक दिव्यारा रह कर बाद में किसी कारणवश हप्टि- 
विद्वीन हो यकता है जब कि दुसया जन्म से ही वैसा सहवा है ! 
अंधे अंधी ठेलिया--अन्वेनेव नीयमाना यथान्घा:” न्‍्याय में एक प्रसिद्ध 
दृष्टात्त है। उमाव भाव के लिए तुल० सरह--- 
जाव थ अप्पा जाणिज्जइ ताव प्र पिस्स करेइ । 
अंधे अंध कढ़ाव तिम वेण दि कूच पड़ेइ ॥८ा 
--वागची, दोहाकोश, पृ० ५। 
सशय ने सारे ससार को खा लिया, किन्तु सशय को किसी ने नही खाया । 
जो गुर के शब्दों छे धर्याव्‌ उपदेशों से विये हैं उन्होंने संशय को ही चुत-चुनकर 
खा लिया अर्थात्‌ उनका सश्य विवष्ट हो गया ॥७॥ 
संत्ता<:सं० संशय | खद्ध-+सं० खादुन-क्त प्त्यय, भूठकालिक कृदंत । तुल० 
गोरखबानी पद ६०-६ : “करसन पाहू रपवालू वाधू” अर्थात्‌ पक्तो हुई खेती 
ने रखवाले को ही खा लिया है। जायसी ने 'खाघ्ू' या 'खाघुक' का प्रयोग 


परिशिष्ट : टोका : साखी अंग १ श६३ 


फर्ता कारक में किया है, तुत० पदमावत ७२-४५ : भे वियाधि तिस्ना सभ खाधू । 
तथा ७५-६-- 
जो न होत अस परमंस खाघ्‌ । कत पंखिन्ह फहं धघरत बियाघ्‌ ॥ 
अक्खिरां >-अक्षरो द्वारा; आध्यात्मिक पक्ष में गुरु के उपदेश द्वारा । अवधी 
या भोजपुरी मे 'आखरः शब्द या वाक्य का बोधक है । 
विशेष--श्री राहुल सांकृत्यायन संपादित 'दोहाकोश' (विहार राष्ट्रभापा 
परिषद्‌, पटवा, पृ० ३२-३४) में उक्त दोहा सरह के नाम से भी मिलता है। 
वहाँ इसका पाठ है-- 
साइ,फे खादइउ सअल णगु, सह का ण केणवि खढ़ । 
जे सडफा सड़िफअउ, सो परमत्य वि लद्ध 0 
कितु यह दोहा ने बागची संपादित “दोहाकोश” मे मिलता है और न महा- 
महोपाष्याय हरप्रसाद शाल््री संपादित 'वौद्धगात जो दोहा' में ही | मोट अनुवाद 
में भी इसकी छाया नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत दोहे की 
द्वितीय पंक्ति के भ्रामक पाठ से भी यही प्रतिपादित होता है कि सरह की 
रचनाओं में यह प्रक्षिप्त है । 
सदगुद सिकलीगर जैसा बनाइए जो ज्ञात रूपी मसकला फेर कर और 
शब्द हूपी छोलना से छील कर शिष्य के चित्त को दर्पण के समान निर्मल बना 
से ॥5 
सिकलीगर--अ० सैकल +-फ़रा० गर->सान धरने वाला, बर्तन या शीशे 
पर मुसम्मा फरने वाला । ससकला--अ० मिसकलः--सिकलोगरों का हसिए 
के आकार का एक ओज्ञार जिससे रगडकर धातुओं पर चमक लाठे हैं। 
सिकलीगर लोग मसकला फेरकर आरसी का मोर्चा छुड़ाते और उस पर चमफ 
साते थे, इसका उल्लेख बखना-वाणो में भी है, दे० पद १६४--३-६ : 
फाम क्रोध का मोरचा घरम करम को काठ। 
मआरसझे दीठो नहीं कबहूँ सिफ्सोगर को हाठ 
कारोगर सतघुर॒ मिले पछबद मसप्तकला साइ। 
आतम कोन्हों कजली तामे निर्मल दरसन थाई ॥ 


२६४ कबीर-वाषो-सुप्ा 


यह झूपक संतों को इतना प्रिय है कि १७बी शवाद्दी के संत दरिया साहब 
(बिहार वाले) की वाणी में भी इसका प्रयोग मिलता है, दे” दरिया-ग्रंपावली, 
शान-स्वरोदय १२५-२६-- 
संत सिश्लोगर सोजहु जाई मुरचा सिकलि करेहु तुम भाई ॥ 
दिल ऐना होइ साफ धुम्हारा। दिन दिन अधिक जोति उजियारा॥। 
संदगुरु सच्चा बहादुर है; उसने एक शहद झूपी वाण जो फ्रेका तो उसके 
लगते हो मैं धराशायी हो गया ओर मेरे कलेजे में छेद हो गया ॥६॥ 
प्रूरिवां <मृरमा->शुर गर) देक़ >छेर, छिद्, वुलण्साखी १४-१५, 
१ : कबीर बेडा जरजरा, फ़ूटे छेक हजार! प्रा० 'छेव', तुल० जायसो, 
पदमावत ३०५,५,२ : तुम्ह कांटे मैं जिय पर छेवा । परा करेजे घेक--कलेजे 
में छेद हो दाना (मुहावरा) कर्थावु हृदय पर ऐसा आधात लगना यो जीवत भर 
न भुनाया जा सके । कबीर का तात्परय यह है कि सदुयुद् का उपदेश मत पर 
इंतती गहरी चीट कर गया है कि जीवन भर क्षण मात्र के लिए भी ते भूलेगा । 
(मवसागर मे) हथ चुका था, किन्तु खुद को (ज्ञान-) लहर चमक उठते पर 
उबर गया, क्योकि जब देखा कि वाव जजेर है तो उससे अत्ग उतर पडा [( ० 
चमंकि>-चम॑किकि । फ़रंकि >फरविक । इसी प्रकार के अन्य उद्नहरण भी 
कदीर में मिल्नेगे, जैसे सा० ६-४० में 'विलगा” ठथा “विलंग्रि! --“बिल्ग्गा” तया 
+विलग्गि' । प्राचीन नागरी प्रतियों मे उत्त्व के लिए प्राय: अनुस्वार लगाते ये 
और पढते समय उसे उित्त्व के रूप में पढ़ते थे जिसे आगे चलकर भ्रमवश मूल 
उच्चरित रूप हो समझ लिया गया। भेरा<बेडा--नाव, जहाज़। यहाँ 
लोक्कि, चैदिक हत्यों ग्रे तात्पर्य है जिनके आश्रय से उद्धार पाना कठित है। 
जरजरा (सं० जर्जर) >-जीर्ण, छिंद्रमुत्त-(विशेषतया नाव के श्रतंग मे) छुल० 
अवधी 'झाक्षर'+-छिद्धयुक्त । 'घाश्नर नैया' के प्रसंग लोकगीठों में बहुधा मिलते 
हैं । एरंक्ि < फ्ा० क्रक्न -फ़ासले प्रर, पृषकू, तुल० अबधी फर्रांके-दुर। 
सदुयुद ने घीरद बेंधाया जिससे हृढता मिली ओर चित्त में स्थिरता 
आई । (इस प्रकार निश्चल) “मानस” के ठट पर फ़वीर दे यम नाम रूपी होरों 
को व्यापार ह्िया ।१ १ 


+>ब 
ज्‌ 


परिशिष्ट : दोका : साली अंग १ २६५ 


थापनि--सं० स्थापनं। गिति<सं० स्थिति--स्थिरता, थिराई, चित्त 
की निश्चंचलता । बनिजिया >व्यापार किया; सं० “वाणिज्य' से हि. धनिज 
ओर उससे नाम धातु बनिजना का भृतकालिक रूप । 

संत-साहित्य में उत्कृष्ट साधक की हंसमति मानो गई है। राजहंसों का 
विवास मानसरोवर में मात्रा गया है जहाँ वे मोती (अतिब्याप्ति से हीरा भी) 
चुगते हैं--दे० पद २८-१, २-- 


हरिजन हंस दसा लिए डोलं॥ निरमल नांव चर जस बोल ॥॥ 
भांव सरोबर तट के बासो। रांस चरन चित आंन उदासी 


मानसरोवर का जल स्थिर रहने पर ही हीरे की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार मन 
के स्थिर होने पर ही हरि की प्राप्ति होती है, और मन की स्थिरता गुरु की कृपा 
से ही भ्राप्त होती है। उक्त साख्ी की दोनों पक्तियो में विचारों का यही पूर्वापर 
संबंध भ्ञात होता है । 

सद्‌युष्त ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो मैं गूंगा और वावला हो गया, 
कातों से बहरा हो गया और पाँवों से पम्रु हों गया ।१२। 

यहाँ उन्‍्मनी दशा का वर्णन है जिसमें सभी इन्द्रियाँ अपना कार्यव्यापार 
स्थगित कर देती हैं ओोए साधक की दशा णीवन्मृत की सी हो णाती है । 

सदयुरु की सद्दिमा अतन्‍्त है, ओर उन्होने मेरे प्रति अनन्त उपकार किए । 
उन्होने मेरे अनन्त नेत्र खोल दिए (अर्थात्‌ मेरे नेत्रो में ज्ञान की अनन्त ज्योति 
प्रदान फी) जिससे मैं अनन्त प्रभु के दर्शन कर सकता हैं १३॥ 

उपगार >5 सं ० उपकार (अघोप अल्पप्राण का सघोष अल्पप्राण में परिवर्तन) ।, 

उधारिया--स० उद्घादितं< प्रा० उघ्पाडिया<हिं० उधारिया। तुल० 
मानस, बाल० १-४,४-- 

थी युद पद न मनि गद छोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय॑ होती ॥ 

उपर्ाहि विमल पिल्लोचन हो के । मिर्टाह बोष हुघध भव रजनी के ॥ 

लोक-येद फे पीछे लगा घला जा रहा था कि राह में सदयुद मिस गए जिन्होंने 
हाय मे ज्ञान का दोपक दिया अर्थात्‌ सही रास्ता बताया | तात्पर्य यह कि लोक- 


२६६ कबीर-वाणो-सुघा 


चैद दादा उपदिष्ट मार्ग वाह्याचार-प्रधान है जब कि सन्त-साथना अन्तर्मुखी है 
जिसका उपदेश कवीर को उनके गुरु द्वारा आप्त हुमा । १ ४। 

पैड़ा (देशज १) स्थ्मार्ग 

(सदगुद ने) दीपक में (प्रेम मक्ति का) तेल भर दिया और कमी न समाप्त 
होनेवाली (ज्ञान की) वत्तो डाल दी। इस प्रकार उन्होंने मेरा सौदा पूरा कर 
दिया जिससे (संसार रुप्ी) हाट से मुझे फ़िर आने क्री आवश्यकता नहीं 
रह गई १५ 

अधदूट सतत घटने वालो, असमाप्य। विसहुनां--सं० विसाधनें<अप० 
विस्साहण >> हिं० विसाहन ->क्रप की जाने वाली सामग्री, सोश-सुलफ़ । 
अवधी में 'वेसहनो' शब्द इस अर्थ भे अब मी प्रचलित है। हृटुटःहाट, वाडार। 
संसार के लिए हाट का रुपक प्रसिद्ध है। 

शान का प्रकाश करने वाला गुरु मिला है, इसे (तू कही) बिसरा मत देना, 
बयोकि जब गोविंद ने कृपा की तमी ऐसा गुरू तुझे आकर मिला १६। 

(पिप्य को) सच्चा गुर न मिल्ला और न (गुरु को) सच्चा शिप्य मिला तो 
(समझो कि) लोस का दाव खेला गया । (परिणामतः गुरु शिष्य) दोनो (लोम 
ख़ूपी) पत्थर की नौका पर बैठ कर मंझपार में ड्ुव मरे ।!७। 

डांव->दाव (दम्त्य स्पर्श का मूर्धस्यीकरण) , पाँसे या कुश्ती भादि की चाल | 

पायर की नाव--पत्थर की नोका पानी में कमी वैर नहीं सकती । सांसारि- 
क॒ठा का आतत्द लेते हुए भी परमार्थ छापने का उपक्रम करने वालो के लिए 
पत्थर की नाव पर चंद्कर नदी पार करने का रूपक भक्ति-साहिंत्य में वहुषा 
प्रयुक्त हुआ है । 

सदूगुरु के मिलने से कया हुआ, यदि मन में श्रम बढा है। दि पास चढाने 
में ही अथवा गोवर आदि में वस्र नप्ट हो जाय तो शिचारी मजीठ क्या 
करे ।१८। 
मविसून्मत में । परड्रौजूडाल रखी है, ठुलर खा० २६-३ : पढित पाड़ी 
वाट । पाप्ति (देशन)->पास चढाने में या कुछ वस्तुओं के मिश्रण के साथ पाती 
में भिगोने की प्रक्रिया मे | तुल० पाइअ० अन्य दस्तु का अल्प मिश्रण, यपा:३ 


परिशिष्ट : टीका : साखो अंग १ २६७ 


“निन्चुन्नों तंबोलो पासेण विणा न होइ जह रंगो' (१० ५६३) । कई वृक्षों की 
छाल यथा णड़ी-बूटियों को एक में मिलाकर किसी द्रव में भिगो रखने की प्रक्रिया 
को अब भी ग्राम्य बोली में 'पास डालना' कहते हैं। पांशु (+- गोवर खाद) से 
भी इसकी व्युत्पत्ति संभव है । दोनों अर्थ समान रूप से उपयुक्त प्रतीत होते हैं । 
बिवंठा--स० विनृष्ट>>प्रा० विणट्‌्ठ>>हिं० बिनदृछ, बिनेंठा (यथा “बिलग्गा' 
से 'विलंगा) ठुल० साखी २४ १ मूल बिनंठा मानई। चोल->मजीठ, तुल० 
चोली पंन--मणजीठ का पत्ता, दे० बिहारी-रत्नाकर, दोहा ६६८, पृ० २७४ : 
फीकी परे न बरु फटे, रंग्यो घोल रंग चीए | तथा ढोला मारूरा दृहा, १३६-- 
ढोला ढोलाहर मुझे, दोठउ घणे जणेह्‌। 
चोल वरन्ने कप्पड़े, सावर घन अणेह ॥ 
ऐ सद्‌गुरु, मैं सौ-सो बार आपकी बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे मनुप्य से 
देवता बना दिया और ऐसा करने भें तनिक भी देर न लगी १६॥ 
चोहाड़ी--सं० दिवस (हि० यौस) से व्युत्पन्न दोहाड़ै, दिउहाड़ो या चोहाड़ो 
सत-साहित्य मे प्रायः मिलते हैं । क० ग्र० (सभा) के पाठ 'दयौ हाडी के बार” को 
ग्रहण कर ठीकाकारों ते पृथक प्रृथक्‌ अर्थ दिया है--यथा: रामचन्द्र श्रीवास्तव, 
फबीर-साखी-सुधा, १०२---“जैसे कि वह गुरु हाँड़ी के द्वार अर्थात्‌ मुख के सहश 
है । हांडी में पड़कर जिस प्रकार अन्न पक णाता है उसी प्रकार गुरु के उपदेश में 
पढ़कर शिप्य साधक बत णाठा है। अथवा “मैं जन्म जन्मातर से दांव हारता चला 
था रहा था ।” तारकनाथ बाली, कबीर-साली-सार, पृ० १ : “अनेक जन्म 
कितनी बार लिए” (हाडी--हड्डी वर्धाव्‌ शदीर या जन्म) । मुंशीराम शर्मा 
कवीर वचनामृत, पृ० १ : “माया (शरीर-हाडी) को उनके ऊपर न्योंद्ावर करता 
हूँ ।! पुष्पपाल सिंह : “में इस शरीर को गुरु के ऊपर न्यौछावर कहँ।” 
अपने सच्चे दिल का सदगुरु के प्रति सदका (निछावर) किया तो कलियुग 
हमसे लड़ पड़ा कि मेरा (कलि का) ही वचन पवका है। अर्यात्‌ मेरा सदगुरु की 
शरण में जाना कलियुग फो अच्छा व लगा, यह सोच कर कि अब उसके माया- 
जाथ का मेरे ऊपर फोई प्रभाव न पड़ेगा ।२० 
रादफी <<अ० सदश्य--निद्धावर; दुल० गुरु अर्जुनदेद, गुरप्रन्यसाहब, पृ० 


र्श्घ ह कयोर-वाणो-सुपा 


८१-२० : कयनु न जाई अकथु मुआमी सदर्क्ष जाइ नावडु वारिया; अथवा दादूं, 
पद ३१६-४,५ : स्दिके करों संसार, सव जग वारनें । दिल अपनों फा सांच 5 
अपनी सांच दिल का । कबीर ने फह्ी-कहों विशेषण विशेष्य के परचात्‌ रखा हैं 
जो उतकी भाषा की एक विशिष्टता है। उन्होंने 'दिल” का प्रयोग भी सर्वत् 
स्रीलिंग मे किया है--कदाचित्‌ 'रूहः या आत्मा! (दोनों स्त्रीलिग) का समानार्यों 
होने के कारण । मुहृकम (अ०)८-हढ, पक्का, मुस्तेद, तुल० क० प्रं० पद ७२० 
४ : जी गठपति मुहृकम होई; तो सूटि सके नहिं कोई। . घाँच--वेचन, 
बाठ, कथन । 
सदगुद्द हाथ में घनुष ले (शब्द के) तोर चलाने लगा और एक जो प्रेमपूर्वक 
फेंका तो वह शरीर के मीतर तक भिद गया ॥२१।॥ 
बाहुन लागा >धहाने लगा, फेंकने या चलाने लगा) बाह्य --वहाया, फेंका । 
भिवा<<सं० मिदु--वेध दिया या विध गया । 
कबीर फहता है कि सदुगुरु का हेथियार (शब्द) भीतर (--हृदय मे) घंस 
गया है, उसने चंचल मत की मार डाला और (शिप्य) न भव हँसता है न बोलता 
है, उसकी उत्मनी (या अनमनी) दशा हो गई है ।२२।॥ 
उनमनौं--थोग की एक स्थिति जिसमे मत अपनी चचलता छोड़ निश्चचल 
हो जाता है और उसकी बृत्ति अंतमुंखी हो जाती है--'“यो मनः सुस्थिरों भावः 
सैवावस्था मनोस्मनी”” (हठयोगप्रदीपिका २-४०) । यहाँ विशेष वात यह उल्लेखनीय 
है कि कवीर के 'उनमनी' शब्द का कहीं-कहीं दृहरा, तिहंसा अर्थ होता है । 
उससे योग की स्थिति का चोध होता हो है, साथ ही 'इस मन' (जीव) की 
घुलना में “उन सन' (अर्थात्‌ परम मन या परमात्मा) का ओर अनमने होने (लोक 
प्रचलित अनमनेषन) का भी बोध हो जाता है । मेला मारि>*मार्रि मेला, मार 
डाला (प्रह्मदरा) । 
मन फो मारते का तातर्य उसकी चंचलता दूर कर उसे निश्चंचल बनाने 
से है। मन की स्थिस्ता मे ही चरम सिद्धि है, यह विचार विंडों, नायीं तथा संतों 
में समान रूप से मान्य है--तुल० सरहपॉ-- 
बनरे जिम परि पदिथ जिचचल ॥ तिमि मणराउ सगइ़ सुदु खचल ॥ 


परिशिष्ट $ दोफा £ साखी अंग १ र्ष६ 


सो जड् लदमइ बहुंत दिरालें। चलइ न बुल्लइ ट्ठिजद निरालें ॥ 
“राहुल संपादित दोहाकोश, दो० १२३, पृ० २८। 
फण्हपा : पहने णिच्चल जेण किआ समरसे णिम्र मणराज | 
सिद्धों सो पुण तबखणे णड जरामरणहूं भाग ॥॥ 
“>-वागची, दोहाकोश १६, पृ० २५१ 
गोरखनाथ : फर्षत गोरत सुकति ले सानवा सारि ले रे मत ब्रोही। 
जिति सन प्रासे देवदांण । सो सन सारिले रे गहि गुरुग्यांन चांण ॥ 
--गोरखबानी, सबदी २२८, २२६।॥ 
अ्रवष्‌ गुर परिचय सन प्रतीत । मिसचल असयिर चचल चोत ॥ 
--वही, गोरखदत्त गृष्टि, सबदी ४० । 
सदगुरु ने शब्द रूपी वाण (-5फलक) भर कर उसे सीधी मूँठ से पकड़ 
कर मारा । यह शिष्य के नंगे शरीर पर जो लगा तो उससे दावाग्नि-सी फूट 
निकली अर्थात्‌ शञानाम्नि प्रज्वलित हो उठी २श। 
भूंडि>मुद्टी, चुटकी, उंगलियों का संपुट जिससे वाण का निचला सिरा, 
पकड़ा जाय । घरि करि सुधी भूंठि "निशाना सही कर, खूब सम्हलकर | 
उधार--सं० उद्घादितं >> अप० उम्घाडिअ>>हि० उधोड़े >उधारै-- 
अनावरण, नग्न; साधक के निर्मल (+>कोरे) चित्त से तात्पर्य है । 
दवा +> दावाग्नि, आध्यात्मिक पक्ष में ज्ञानाग्ति 
कबीर कहता है कि मुझे भारी ,रुद मिल गया (जिसमें मेरा अस्तित्व उसी 
प्रकार घुलमिल कर एकमेक हो गया) जैसे आटे में नमक मिल जाय । मेरी 
जाति-पाँति और कुल सव मिट गए, अब मुझे किस नाम से पुकारोगे ? ।३२४। 
सरआ--ग्रुद, गंभीर; गरिमावान्‌ । मिलि गया आंदे लॉन--ओटे में 
ममक मिल जाने पर नमक की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं रह जाती, उस मिश्रण 
फो आटा ही कहा जायगा । इस ह॒प्टान्त से कबीर का तात्पर्य यह है कि उनका 
लघु व्यक्तित्व सदयुरु के महातु ब्यक्तित्व में एकमेदः होकर अपनी पृयक्‌ सत्ता खो 
बैठा है ६ 
अच्छा हुआ जो गुर मिन्न गए, नहीं तो हानि हो जाती । दीपक वी ज्योति 
नाक 


रे७० फवोर-्वाधी-सुधा 
पर जैसे पढ़िगा पड़ता है वैसे हो तू भी माया-मोह में पड़कर विनप्ट हो जाता, 
इसे (ऐ कबीर) तू मलीभांति जान ले /२५। 
महितर--नही तो, अन्यथा | पूरी जांनि-मत्रीभाँति जात ते ('जांति! 
आज्ञा सूचक क्रिया) । 
माया दीपक के सभान हैं और मनुष्य पतिंगे के समाव मदराकर उसी में 
पड़ता है । कबीर कहता है कि युस्दत्त ज्ञान से एकाघ ही उबरते हैं ।२६ा 
परत, उबरत-वर्तम्रात काल, अन्य प्रुषप, एकबचन क्रिया रूप, तुल० 
साखी १६-२६, २: बिर धिर कांम करत, त्यीं त्यों काल हसते | 
कबीर कहता है कि सद॒गुरु ने ज्ञान की चौकी पर आसीन होकर यह 
दिलाता दिया हि निर्मव और निश्शंक होकर केवल ब्रह्म (+-कैवल्य स्वरूप) 
का चितन फर ।२७। कैवल्न --केवल ब्रह्म, वद्गेत ब्रह्म 
गुरु और गोविंद तो वस्तुत्रः एक ही तत्व हैं, दूसरा तो यह आकार 
(शरीर) हैं। अहँभाव मिटा कर भ्रभ्नु का भजन करे तभी उसका दर्शन मिल 
सकता है + ।२८! 
बूजार-द्ेत, दिविधा। क्षाकार-- शरीर, क्षणमंगुर रूप । 
कवीर कहता है कि जिसे सच्चा गुरु नहीं मिला उसकी (आध्यात्मिक) 
शिक्षा अधूरी रही, वह यति का स्वांग बना कर व्यर्थ घर-धर भिक्षा माँगता 
फिरता है ।२६। सतोख--सिखाई जाने बाली बात, शिक्षा, उपदेश । 
मेरा भ्रदूयुरु ऐसा सूरमा है जैसे लोहार गरम लोहे को कसनी देकर कैचन 
(>5स्वव्ध) क्‍या देवा है और उच्का चार कत्व निकाल लेवा हैं (३१०7 
यहां गुरु द्वारा शिष्य के चरिभ-निर्माण का रूपक लोहार द्वारा कच्चे लोहे 
से पवका लोहा बताने की प्रक्षिया से बाँधा गया है । 
ताते लोहि--गरम लोहे को | कप्ततों--आगर में तप्राकर परीक्षा लेने की 
क्रिया, तुल० दादू, पद ५६-३-... 
भाव भगति माठी भई काया कसंणी सारो रे। 
तथा पद १६१ : कनक कस्तोटो अगिन मुख दीजे कंप सबे जलि आईं ॥ 
यो तो क्षत्नी सांच सहँगए छठ सहै नहिं भाई ॥ 


परिशिष्द : टीका : सासी अंग १३ २७१ 


कंचन 5-स्वच्छ (विशेषण) । 
सदगुरु द्वारा प्रदत साहस तथा थैर्य से तत्व रूपी निश्चल निधि प्राप्त हुईं, 
अब मुनाफ़े अथवा सिद्धि में अनेक साझोदार खड़े हो गए हैं, किन्तु कबीर किसी 
को बाँटेगा नहीं ॥३१। ६ 
निपी--सं० निसू (उपसर्ग) +-पद्‌ (घातु)->लागम, उपज, सिद्धि। 
ऊँचे नोचे बाजार के चोरस्ते पर या चोक में चोपड़ की बिसात बिछी है । 
संदगुरु के साथ सेलने में कभी हार न होगी । अर्थात्‌ इडार्नपगला अथवा श्वास- 
प्रश्वास के मिलन बिंदु (--प्रिकुंटी) में चोपड़ का खेल रचा है । सदगुरू की 
सहायता से साथना करने पर ही उसमे सिद्धि की आशा है १३२ 
घौपड़--सं ० चतुष्पट्ट (१)--विसात पर चार रंगों की चार-चार गोटों से 
बेला जाने वाला एक सेल । चौहदै--चो (5-चार) +हाठ, चौपुहानी या चोक 
में, आध्यात्मिक पक्ष में त्रिकुटी । अरघ उरघ--इंडा-पिंगला अथवा श्वास" 
प्रश्वास, तुल० गोरखबानी पद २७-२ : अरघ उरघ बाजार मड्या है, गोरख कहै - 
विचार । तथा सवदी ७८-१ : अरध उरथ विच घरी उठाई । मधि सुंनि मैं बैठा 
जाई ॥ महात्माओ की वाणी (म्र॒रकुड़ा, गाड़ीपुर) पद ४०६-३ अर्थ उप के 
भद्धि निरंतर जगमग जगमग जोति जगावन | कबीर, पद १३०-१० : अरघ 
उरध विच लाइले अकास । सूंनि मंडल महिं करि परगास 
प्रेम का पौसा पकड़ा और शरीर को विसात बनाया, सदगुर ने खेलने के 
दाँव-पेंच बतलाए--कबीरदास (ऐसा चोपड़ का खेल) खेलता है ॥३३॥। 
पॉसा--सं ० प्राशक >> प्रा० प्रसा >>अप ० पासम >हिं० पाँसा - हाथीदौत 
का बना चोपहल टुकड़ा जो चौपड़ के सेल में प्रयुक्त होता है| डॉ० यासुदेव- 
शरण अग्रवाल मे पदमावत छंद ३१२ की टीका (६० ३०४) में इस खेत का 
संक्षित परिचय देते हुए बताया है कि चौपड़ के छल में तीन पसि होते हैं। 
प्रत्येक पौँसे के एक पहल में एक बिंदी (इवका) ओर दूसरे में दो (दुआ) तथा 
ठीमरे में पौच (पंजा) और घोये पहल में छः (छक्का) दिदियाँ होती हैं । तीनों 
पाँसों को हवाग में सेकर दरकाते हैं। जो विदियाँ सोनों पाँसों के ऊपर के पहल 
में दिलाई पच्ती हैं उन्हीं का जोड़ दाँव कहताता है । सबसे छोटा दाँव 9 4-8 


र७२ कररोर-वाणी-सुघा 


नी तीन का और सदसे बढ़ा दाँव ६- ६ +- ६5 अठारह का होता है। 
सारो--सं० शारि--(१) गोट, (२) चोषड़ का कपड़ा या विसात । यहाँ 
दुबारा ही थर्य अभिप्रेत है, ठुल० शाइअ० धृ० १११६ : सारि>पाँया खेलते का 
'रंगविरंगा साँचा । जायसी ने 'पदमावध' में इसका प्रमोग पहले बर्थ में किया है 
चौपड़ की विसात में चार फर्क होठी हैं । प्रत्येक फ़ड़ प्र तीन प्रंक्तियों में घर 
घने रहते हैं, प्रत्येदा पं स्ति में आठ घर, इस प्रकार प्रत्येक फड़ में २४ ओर चारों 
फड़ों भे ६६ घर होते हैं। चारों फड़ों के बीच में एक घड़ा घर होता है जिसे 
“कोठा” पहूते हैं। 'घर' को संस्कृत्त में 'दद' कहते हैं । 
सदयुष् ने री कर मुझे एक ऐसा प्रसंग सुताया कि प्रेम को वादख बरस 
गया जिससे सारा अंग तरवतर हो गया ३४ 
(२) प्रेम बिरहू को प्रग 
बिरह रूपी सर्प शर्यीर में निवास करता है, उस पर कोई भी मंत्र घाम 
नहीं कर रहा है। राम का वियोगी पहले तो जी नहीं सकता, अगर जीता है 
हो बावला होकर ॥१॥ 
मुदगम---सं० मुजंगम : सतसप । 
विरह रूपी सर्प ने अत्दर पैठ फर कनेजे में घाव कर दिया आर्पाति डॉंस 
लिया, किन्तु साथु उससे अपना अंग मोडेया नहीं (हार नहीं सानेगा)--वह जैसे 
चाहे वैसे डेसे / २। 
बंग मोइबा--प्रीठ दिखादा (म्रह्म०) । 
आकाश मे क्रोंच पक्षी वोले तो गरज कर वर्षा हुई जिससे सब ताल भर 
गए । णो स्वामी से वियुक्त हैं उतके वया हाल हुऐ होंगे ? ॥ ३ ॥ 
इसकी कई व्यंजनाएँ हो सकती हैं-- 
(१) वर्षा ऋतु में प्रिय का वियोग बसह्य होता है । ऐमी वर्षा में जिसके 
स्वामी परदेश होंगे, उन पर क्या बीतती होगी ? 
(२) क्रॉच के बोलने पर मेघ द्रवीत्ृत होकर वर्षा से दान ततैया मर देते 
हैं। जिसका प्रियठम वियुक्त होने के कारण अपनी जिया की युकार युत ही नहीं 
सकता उसके ऊपर कया दीतती द्ोगी ? 


! 


परिशिष्ट : टोका : साझो अंग २ श्७३्‌ 


(३) कवि समय है कि सारस की जोड़ी कमी नही विद्ुड़ती, दे” पदमावत 
३३-६ : कुरलहिं सारस भरे हुलासा | जिभन हमार मुर्वाह एक पासा ॥ वही, 
४०प८-४,५ : जस बिछुरी सारस के जोरी। वर्षा के पूर्व सारस का बोलना भी 
प्रतिद्ध है । ब्यंजना यह है कि जिसको कभी दियोग का अनुभव नहीं हुआ ऐसे 
सारस के कुरलने पर जब ताल तलैया मर जाते हैं तो फिर किसी वियोगी की 
पुकार पर वया दशा होगी--तव तो कदाचित्‌ प्रलय ही हो जायगा । 

कुंजां--सं० क्रौंच >प्रा० कुज (बहुदचत रूप) । 

कुरलियां--अ० क्रि० बहु० व० बोले, तुल० पाइअ० कुदल--अ० क्रि० 
आवाज़ करना, कौएं का बोलना (पृ० ३२१) । कृछ टीकाकारों ने इसका अर्थ 
कुररी पक्षी किया है जो भ्रमात्मक है। यह दोहा 'ढोला मारूरा दृहा' (रचना- 
काल सं० १४४७ से पूर्व) में भी मिलता है-- 

राति छु सारस कुरलिया, पूंजि रहे सब ताल । 
जिणफो णोड़ी दीछड़ो, तिथका कवण हवाल ॥ 

किन्तु यह कहता कठिन है कि कबीर की रचनाओ में यह साख्ती 'ढोला 
भा से ली गई है। स्वाभाविकरता बोर सार्थक्रता की दृष्टि से भी कबीर की 
साख का पाठ उक्त दोहे से प्राचीनतर लगता है। (उत्तर भारती, भाग ६, अंक? 

में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का निवध भी द्रप्टव्य) । अधिक संमव यह लगता है कि 
फदाचित्‌ यह दोहा अपन्र ण-काल से ही लोकप्रचलित रहा होगा और “दोला 
माछटरा दृहा' तथा कबीर की रचनाओं में वह प्रृथछु-पृथकू्‌ रूप से भा गया 
होगा, क्योकि दोनों भे हो लोक तत्वों का अधिक प्रमाव दिखलाई पड़ता है । 

रात की विछुदी चकई सत्रेरे चकवा से आ मिलती है, किन्तु जो राम से 
विमुख हैं वे न दिन में मिलते है, व रात में अर्थात्‌ उतके दुःख का अन्त कमी 
न होगा। ६। 

ज्ञान को लपट उठी जिससे (वासनाओं को) झोली जल गई ओर (बाह्याइंवर 
का) खप्पर टूट-पूटकर ध्षूरचूर हो गया। योगी (साथक) तो रम गया, आसन 
पर केवल भमूत सह गई ६ ५, १ 


सल--सं० ज्वाल< अप» ज्यल, तुल० सदेशरासक, छंद १३७ : उल्हव६ 
क 


श्छ४ड काबौर-वाणो-सुपा 
ण॑ कैणवि विरह स्थल पुणवि अग परीहिसियहि। दे० साखो २-३१,३ पयां 
१-२,१ की भी टीका। छपदा--वाथ योगी का मिक्षापातर जो बाह्माउंबर की 
प्रतीक शात द्वोता है। झोली, खप्पर बादि नावयोगियों के विशिष्ट उपादान प्रषिद् 
है। योगी का रूपक होते के कारण यहाँ उनका पतीकात्मक संकेत है । बागी 
मै पदगावत ( १२६७ ) में रतनसेन के लिए 'खणघर लीन्ह भेस के राता' का 
उल्सेस किया है| 
रुललाकर से (आर्याद्‌ अपने उत्पत्तिस्थान से ) बिछुड़ गया है, अतः हे गंत 
(णीय) तनिक ठहरो, अभी से इतनी चिन्ता न करो । अतिदिन सूर्योदय होते 
पर हुग मन्दिर-मच्दिर सें (हार-हार) धाड मार कर चिल्लाते फिरोगे । 
यह है. कि णीव जब तक परमात्मा से विछुंश रहेगा, उसे दित-दिन ढंग ही 
औगनता पड़ेगा ।१९। ह 
समॉर<सं० रत्ताकर ( आध्यात्मिक पक्ष मे बहा )। कुछ टीकाकाएँ नै 
राभा की फ प्रं० का रेंगाहुर' पाठ ग्रहण किया है जो बिकृत है, अतः अर्य मे 
भी भभ हो गया है। सल<स० शख, जिसकी उत्पत्ति समुद्र से 
( आध्यात्मिक पक्ष मे यहां जीव का प्रतीक) | प्रायः कुछ अन्य हीकाकारो 
क्षागे आने वाले 'म' को संयुक्त कर “सपम! का अर्थ चक्रवाक किया है जिखोें 
मूल भाव में व्यतिक्रम आ गया है। 'म' वस्तुतः अपम्र'श का निपेघात्मक ब्यव 
है जो कबीर में मिलता है और जिसके उदाहरण परवीन हिन्दी रुचताओं * 
अरे मिलते हैं। स--सत/ या "नहीं! का सूचक अपभ्श अव्यय,<<सं० माँ, 
हुल० सरह, दोह्ाफोश, पहचा दोहा--वम्हरेहि म जानन्तदि जे! अर्थात 
बाह्ण रहस्य नही जानता । झूरि-चिन्ता में कुश हो जाना; घुल० क० प्र 
: ऊँचा विरिख अकासि फल, पस्री मृवा झूरि; तथा अबुल 
रहुगानएत सल्देशरासक, छ्द ६५: नि अर्यादे 
शी हु) ऐपा छाद १२३ : छूरति| हि (दीका-क्षरदुम्या) | 
दुण्छी ऐोते | दहदाड, डोर की आवाड । देसो-“देता' का है 08824 


->धाई गा दे विल्माओं 
घी बैो पाई द्वोगे या घाड मार कर गे | 
स्प हृ रे है ४ जे 


परिशिष्ट : ठीका : साथी अंग २ र्ज्र 


होता । जिसे यह आग लगती है या तो वह अनुभव फरता है मा वह जिसने यह्‌ 
आग लगाई है । ७ | दौ<<से० दव --दावाग्नि 
विरह की गीली लकड़ी (जञाव विरह से सिक्त शरीर) सूं-सूं कर धीरे-धीरे 
सुलग रही है। अगर समूची एक साथ जल जाय ठो कम से कम विरहाग्नि में 
शनैः-शने: जलने से मुक्त तो हो जाय | ८। 
सपर्च ओ धुंधुवाइ--गीली लकड़ी का फुसफुसाकर सुलगना | 
विरहिणी तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा मे उठ-उठकर फिर जमीन पर गिर 
पड़ती है । उसके मर जाने पर जो दर्शन दोगे वह्‌ किस काम आवेगा ? । ६ ६ 
भोरूपुनः | तुल० छोला मारूरा दूहा, छंद १८२ : 'भरइ पलट्टड भी 
भरद भी भरि भी पलटेहि' वर्थात्‌ भरतो है फिर गिरती है, फिर भरकर फिर 
गिरती है। 
कबीर कहता है कि हे राम, मरने के बाद मत मिलो । लोहा (जंग लगते- 
लगते सड़ फर) यदि मिट्टी में मिल गया तो स्पर्शशणि किस काम में 
भआाएगी 2 ॥ १० ॥। 
मरने के बाद मुक्ति की अपेज्ञा कवीर जीवितावस्था में ही परमात्म-मिलन 
फी साधना पर बल देते हैं--दे० पद १२३-१२ : पिंड परे जिउ जैहे जहां । 
जीवत ही ले राखो तहां १ 


पारस--एक कल्पित पत्थर या मणि जिसके स्पर्श से लोहे का सोना हो 
जात प्रसिद्ध है १ 

मुझे भवसागर के चीच सर्पों का वेडा (चिरह) मिला हे, यदि छोड़ तो हब 
जाऊँ बोर यदि इसका जाश्य लूँ तो विरह सर्प वाँह मे डेस ले । ११॥ 

भेरा< हि? वेडान्‍>णलराशि प्रार करते के लिए लट्ठों का समूह, नाव । 

बिता नुफीने फलक के योये भाले से अर्थाद्‌ विरह से जो मारा गया है वह 
प्रवश्य ही मर जायगा । यह वृक्ष तले पढ़ा कराह रहा है--भाज मर जाय या 
इल | १२॥। 

खिह हर प्रोष्ठे श्ि--रुद झा्य मियमें अनी के हो ! नोकरार माले से 
मारा हुआ तुरन्त मर जाता है । थोये भाते से मारा हुआ भी मरहा है, लेकित 


र्ज्र कदीर-वाणी-सुघा 


+-१८-तौन का और सवधे बड़ा दांव ६+ ६-- ६ बठारह फा होता है । 
सारी--सं० शारि--(१) गोट, (२) चौपड़ का कपड़ा या विसात । यहाँ 
दूसरा ही गर्य अभिप्रेत है, तुत० पाइअ० १० १११६ : चारि-पाँसा खेलने का 
रंगविरंगा साँचा | जायसी ने 'पदमावत' में इसका फ्रयोग पहले थर्ष में किया है। 
चौपड़ की दिखात में चार 'फड़' होती हैं। प्रत्येक फड़ पर ठीन पंक्तियों मे घर 
बने रहते हैं, प्रत्येक्ष पंक्ति में आठ घर, इस प्रकार प्रत्येक फड में २४ और चारों 
कड़ों में €६ धर होते हैं । चारों फड़ों के बीच में एक बड़ा घर होता है जिने 
“क्ोठा! कहते हैं। 'घर' को संस्कृत में 'पद' कहते हैं 
संदुगुद ने रीझ॑ कर मुझे एक ऐसा प्रसंग सुनाया कि प्रेम का बादल बरस 
गया जिससे सारा अंग तरवतर हो गया ।३४।॥ 
(२) प्रेम विरह को श्रग 
विरह रूपी सर्प शरीर में निवास करता है, उस पर कोई भी मंत्र काम 
नहीं कर रहा है । राम को वियोगो पहले तो थी नहीं सकता, अगर जीता है 
तो दावला ह्वोऊर ॥!0 
भुदंगम--सं० मुजंगम : सर्प । 
विरद रूपी सर्प ने अन्दर पैठ कर कलेजे में घाव कर दिया अर्थाव्‌ डक 
लिया, किल्तु साधु उससे अप्रमा अंग मोडेगा नहीं (हार नही मानेगा)--वह दैसे 
चाहे वेसे डंसे । २। 
अंग मोइमा--पीठ दिखाना (मुहा०) 
स्ाकाश में क्रॉंच पक्षी बोले दो गरज कर वर्षा हुई जिससे सव तान मर 
गए | णो स्वामी से वियुक्त हैं उनके बमा हाल हुऐ होंगे ? ३ । 
इसकी बई ब्यंजनाएंँ हो सकती हैं-- 
(१) वर्षा ऋतु में प्रिय का वियोय बसह्ाय होता है। ऐसी वर्षा में डियके 
स्थामी परदेश होंगे, उन पर क्या वीतती होगी ? 
(२) कीच के बोलने पर मेघ द्रवीम्रूत होकर वर्षा से ताच तवेया मर देते 
हैं। जिनका प्रियतम वियुक्त होने के कारण अपनी प्रिया की पुकार सुन ही नहीं 
सकता उसके ऊपर वया बीठती होगी ? 


परिशिष्द : टोका : सादी अंग २ २७३ 


(३) कषि समय है कि सारस की जोड़ी कमी नहीं विछुड़ती, दे० पदमावत 
३३-६ : कुरताह सारस भरे हुलासा। जिन हमार मुर्वाह एक पासा ॥| वही, 
४०८-४,५ : जस ब्रिछुरी सारस के जोरी । वर्षा के पूर्व सारस का बोलना भी 
प्रसिद्ध है। व्यंजना यह है कि जिसको कभो वियोग का अनुभव नहीं हुआ ऐसे 
सारस के कुरलने पर जब ताल तलैया भर जाते हैं तो फिर किसी वियोगी की 
पुकार पर क्या दशा होगी--तव तो कदाचित्‌ प्रलय ही हो जायगा । 

कुजां--सं० क्रौंच>प्रा० कुंज (बहुवचन रूप) । 

फुरलियॉ--अ० क्रि० बहु० व० बोले, तुल० पाइअ० कुरल--अ० क्वि० 
आवाज़ करता, कोए का बोलता (५० ३२१) । कुछ टीकाकारों मे इसका अर्थ 
कुररी पक्षी किया है जो भ्रमात्मक है। यह दोहा 'ढोला मारूरा दृहा! (रचना- 
फाल सं० १४४० से पूर्व) में मी मिलता है-- 

राति जु सारस कुरलिया, पूंजि रहे सब ताल । 
मे जिणको जोड़ो बोछड़ी, तिणका कबण हवाल ॥ 
किन्तु यह्‌ कहना कठिन है कि कबीर की रचनाओं में यह साखी 'ढोला 
माह' से ली गई है। स्वाभाविकता और सार्यक्रता की हृष्टि से भी कबीर फी 
बात्ली का पाठ रक्त दोहे से श्राचीनतर लगता है। (उत्तर भारती, भाग ६, अंक१ 
+ 8० भाताप्रसाद गुप्त का निवध भी द्रप्टव्य) । अधिक संभव यह लगता है कि 
फदाचित्‌ यह दोहा अपश्र श-फाल से ही लोकप्रचलित रहा होगा और “दोला 
आय दृहा' तथा फबीर को रचनाओं में वह प्रथकु-पृषक्‌ रूप से भा गया 
होगा, वर्योकि दोनों में ही लोक तत्वों का अधिक प्रभाव दिखलाई पड़ता है। 
रात फी बिछुड़े चकई सवेरे चकवा से आ मिलती है, किन्तु जो राम से 
विमुष हैं वे न दिन में मिलते हैं, न रात में अर्थात्‌ उनके दुःख का अन्त कमी 
न होगा। ६। 

शान को खपट उठी जिससे (वासनाओं की) झोली जल गई और (वाह्माडंवर 
को] खणर हुट-फूटकर चूसचूर हो गया। योगी (सापक) तो रम गया, आसन 
पर बेदल भनूत रह गई) ५ । 


भल--ग्रें० ज्वाल-<<अप० ज्ञाल, चुल० संदेशरासफ, छंद १३७ : जहवइ 
श्र 


श्७४ कवोर-वाणो-सुघा 


घर क्षेशवि विरह ज्याल पुणवि अंग परीहिंसियहि | दे” साबी २-३१,२ दया 
१-२,१ की भी टीका। खपरा-वाय योगी का भिक्षाप्रात्र जो वाह्याइंदर का 
प्रतीक ज्ञाव होता है । घोली, खप्पर बादि नाययोगियों के विधिष्ठ उपादान प्रश्चिद्ध 
है ॥ योगो का रूपक होने के कारण यहाँ उतका प्रतोकात्मक संकेत है | जायसों 
मे पदमावत ( १२६७ ) में रततसेन के लिए 'लप्यर लीन सेस कै रात्रा का 
उल्लेख किया है । 
रत्वाकर से (अाँद बपने उत्यत्तिस्थान से ) बिछुड़ गया है, अठः हैं रख 
(+-णीव) तनिक ठहरो, अभी में इठतो विन्ता न करो । प्रतिदिन सूर्योदय होने 
पर तुम मन्दिर-मन्दिर में (द्वार-द्ार) घाड़ मार कर चिल्लाते फिरोगे | तालर्य 
यह है. कि जीव जब तक परमात्मा से विछुश रहेगा, उसे दिन-दिन दुःख ही 
भोगना पड़ेगा १०। 
रेनांईर<सं० रत्नाकर ( आध्यात्मिक प्ष मे ब्रह्म ) | गुछ दीकाडारों ने 
सभा की क० ग्रं० का 'रेंणादूर! पाठ ग्रहण किया है जो विहत है, अतः अर्च में 
भी भ्रम हो गया है। सरा<स० शंख, जिसकी उत्त्ति समुद्र से होती है 
( आध्यात्मिक पक्ष में यहाँ जीव का प्रतीक) | प्रायः कुछ अन्य टीकाकार्ों ने 
आये आदे दाले 'म” को संयुक्त कर “संपम' का बर्घ चक॒वाक किया है जिसमे 
मूल माद्र में व्यतिक्रम जा गया है। “म' दस्तुतः अपम्रश का निषेघात्मक बब्यव 
है जो कवीर में मिला है और जिसके उद्माहरण प्राचीन हिन्दी रचनाओं में 
अलेक मिलते हैं । म--'मठ! या 'तही” का सूचक अपन्रश अव्यय/<सं० मा; 
तुल० सरह, दोहाकोश, पहला दोहा--बम्हणेंहि मं जातन्तहि भेउ अर्याद्‌ 
ब्राह्मण रहस्य नहीं चानता। झूटित-चिन्ता में कृध हो जाता; छुत्त० क० प्र० 
साखी १४-३० : ऊँचा विरिख अकासि फस, पंखी मुवा झूद्ि तपा बब्दुत 
रहमानइझत सन्देशरायक, छन्‍्द ६५: झूरन्त मणणे (दोका--स्विश्यन्दों अर्पाव्‌ 
दुःखी होती हुई), तथा छन्द १२३ : घरंतिहि लोयिहि (टीका-्षरदुम्पां) । 
धाहदे--धाड़ या दहाइ, दोर की आवाड़ । दैसी --दिता का मविष्यतृकालिक 
रूप । धाहड़ी देखो -घाड़ दोये या घाइ मार कद विल्लाओगे 
हृदय में (निरह की) दावाम्ति जल रही है, दिखु घुर्वाँ प्रह्यय पकट नहीं 


परिशिष्ट : टीका + साखी अंग २ २७५ 


होता । जिसे यह आग लगती है या तो वह अनुभव करता है या वह जिसने यह 
भाग लगाई है । ७ । दौ<<सं० दव --दावाग्नि | 
विरह की गीली लकड़ी (ज्ञान विरह से सिक्त शरीर) सूं-सूं कर घीरे-घीरे 
सुलग रही है। अगर समूची एक साथ जल जाय तो कम से कम विरहाम्नि में 
शनेः-शने; जलने से मुक्त तो हो जाय | ८ 
सपचे ओो घुंधुवाइ--गौली लकड़ी का फुसफुसाकर सुलगना । 
विरहिणी तुम्हारे दर्शन फी उत्कंठा भें उठ-उठकर फिर जमीन पर गिर 
पड़ती है। उसके मर जाने पर णो दर्शन दोगे वह किस काम आवेगा ?। ६। 
भो+-पुनः । तुल० ढोला मारूरा दृहा, छंद १८२: 'भरइ पतलरदूटइ भी 
भरइ भी भरि भो पलदेहि' अर्थात्‌ भरती है फिर गिरती है, फिर भरकर फिर 
गिरती है। 
कबीर कहता है कि हे राम, मरने के वाद मत मिलो | लोहा (जंग लगते- 
लगते सड़ कर) यदि मिट्टी में मिल गया तो स्पर्शमणि किस काम में 
आएगी ?॥ १०। 
मरने के बाद मुक्ति की अपेक्षा कवीर जीवितावस्था में ही परमात्म-मिलन 
की साधना पर बल देठे हैं--दे० पद १२३-१२ : पिड परे जि जैहै जहां । 
जीवत हो ले राखो तहां । 
पारस-एक कल्पित पत्थर या मणि जिसके स्पर्श से लोहे का सोना ह्दो 
जाना प्रसिद्ध है । 
मुझे भवसागर के वीच सर्पों का वेड़ा (विरह) मिला है, यदि छोड तो हब 
जाऊँ और यदि इसका आश्रय लूँ तो विरह सर्प वाह मे डस ले । ११। 
भेरा< हिं० बेडान+जलराशि पार करने के लिए लट्टों का समूह, नाव। 
बिना नुकोले फनक के थोये माले से अर्पाद्‌ विरह से जो मारा गया है वह 
अवश्य ही मर जायगा । वह घृध्ठ तले पडा फराह रहा है--आज मर जाय या 
कल । १२। 
दिन सर थोयो भालि--वह भाला जिसमें अनी न हो । नोकदार भाले पे 
मारा हुआ तुस्त मर जाता है। घोये माने से मारा हुआ भो मरत्क है ३>-. 


२७६ कवोर-वाणो-सुघा 


फराहु-कराह कर । विरह का मारा भो इसे तरह कराह:कराह कर मरता है! 

पानी (मास) में जो (विरह की) आग लगीं तो खाद्य कीचड़ (विपय- 
विकार) जल गया । उत्तराषय और दक्षिणापय के समी पंडित (पामी में आग 
लगने के इम्र रहस्य को ) विचारते-विचास्ते मर गए ( किलु सुलझान 
पाए) । १३। 

कांदी <सं० कर्दम--कीचड़, आध्यात्मिक प्रक्ष मे विपय-वासना । 

झारि--सम्पूर्ण । कुछ टीकाकारों ने 'झारि' का अर्थ आग की लपट (सं० 
ज्वाना) किया है, छिल्मु अवधी में झार' या 'झाराझार/ संपूर्ण अथवा पूरमप्राद 
के अर्य में प्रयुक्त होते हैं और यही अर्थ यहाँ अमौष्ट प्रतीत होठा है । तुल० 
जायसी, प्रदमादत ४४-६ : विरिख उपारि झारि मुख मेलरहि । (वृक्ष उछाड़ कर 
पूरा का पूरा मुख में डाल लेते हैं) | यहाँ भी इस शब्द के अर्थ में टीकाकारों को 
अम हुआ है। यह साखी विपर्यय या उलटवांसी की है 

वैद्य, तुम अपने घर दाबो; तुम्हारा क्या कुछ न होगा। जिसने यह (विर/ 
की) प्रीर बनाई है, वही ४से अच्छा भी करेगा । १४ | 

बेदन--अवधी में पीडा (शारीरिक) के लिए यह शब्द भब भी खूब प्रच- 
लित है । 
नवो दिन में चैन मिलता है, न राव में । यहाँ तक कि स्वप्न में भी चैन 
नही मिला । क्द्वीर क्षा कमन है कि राम से विछुडने पर ने घृप में सुख मिलता 
है न छोह मे । १५।॥ 

'विरहा' 'बिस्हा' (विरस्कार की भावना से) मत कहो, विस्ह शाहंशाद है ! 
जिश्व घट में विरह नहीं उत्पन्न होता वह सर्देव श्मशान ठुन्य है । ११ ॥ 

शरीर स्वाद है बोर सभी नें रवाद को ताँव के समान हैं. विय्ह उसे 
नित्य बजाया करता है। किन्तु उसकी ध्वनि कोई कौर नहीं सुन सकता-न्या 
तो स्वामी सुनता है या (विरहिणी का) चित्त ॥ १२॥ 

रवाव (अ०)--सारंगी की तरह छा एक वाजा जो भाटी यो के बजाते 
में काम जाता है। पोपली ने “म्यूडिक आफ़ इण्डिया! में इसे भारतीय वीणा का 
विकसित रूप माता है और तातसेन को इसका आविष्कारक बताया है। उतकी 


परिशिष्ड : टोका : सालो मंग २ २७७ 


पहली बात तो ठीक जेंचतो है, किन्तु दूसरी वात कबीर द्वारा इस बाजे के 
उल्लेख से गलत सिद्ध हो जाती है--वर्योंकि कबीर तानसेन के पर्ववर्ती हैं। 
श्रुतसागर (१६वी शताब्दी वि०) ने तत्त्वार्याधिगम सूत्र वृत्ति २४ की टोका में 
(पृ० १६७) लिखा है : “दर्दरो जड्घावादित्र विशेषः रबाब इति देश्यामू/ 
अर्थात्‌ 'ददु'र' जाँघ पर रुख कर बजाया जाने वाला एक वाजा है जिसे देशी 
भाषा में 'रवाब” कहते हैं (जे० ओ० आई० ४-४, पृ० २६८) । रवाव भारत से 
ईरान, अरब होते हुए स्पेत गया और यूरोप में “रेव्ेक' नाम से प्रचलित हुआ 
ओर फिर 'वायलन” के रूप में परिवर्तित हुआ (डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, 
प्रदमावत ५२७-३ फी व्याख्या) । 
है राम ! मैं बहुत दिनों से तुम्दाणा रास्ता निहार रही हूँ । मेरे प्राण तुमसे 
मिलने को तरस रहे हैं और मन को चैन नही मिल रहा है । १८ । 
संदेसा कहने से मेरा अन्देसा (चिता) नही दूर होगा। या तो स्वत: प्रश्ु के 
आने पर दूर होगा या फिर भेरे उनके पास पहुँचने पर | १६। 
यह शरोर जला कर उसे भस्म या कालिख बना दूं जिससे धुंवाँ स्वर्ग तक 
पहुँच जाय । तब, संभव है, (वहाँ इतनी दूर रहने वाले) राम के हृदय में दया 
उमडे जो (नेम्नों के आँसू के रूप भे) वरस कर मेरी आग बुझा दे । २०१ 
भति--क्रियाविशेषण जिससे कि! अथवा “समवतः” के बर्थ में 
थे रोम--अर्थात्‌ प्रेससी से बहुत दूर स्वर्ग में आनन्द से काल-यापत करने 
याले राम । 
समान भाव के लिए तुलनीय जायसी, पदमावत दोहा ३५२-- 
यह तत झारों छार के, कहाँ कि पवत उड़ाय ॥ 
मकु तेहि मारग होइ परों, कंत धर जहं पाउ ॥ 
'ढोला मारूण दुह्द! छद १८१ भी तुल्नतीय है-- 
यहु तन जारी मत्ति करू, धूवों जाइ सरगिग। 
मुझ प्रिय बदल होड़ करि, यरत्ति दुशावइ झग्यि शे 
किम्तु उसवी मेदस एक प्रति में यद् दोहा मिलता है जिममें 'मुप्त प्रिय 
बहल होइ करि' से अर्थ की असंगठि स्पष्ट दी मह रुकेत करठी है कि यह पाठ 


रेए८ कवोर-वाषो-सुघा 


प्रखती है। माबवानल कामकंदला आख्यान! में भो यह दोहा है । 

यह शरीर जलाकर इसको स्याही वना डालूँ, हट्टी की लेखती चनाऊं ओर 
उससे राम का नाम तिख-चिखकर उनके पास भेजा कहूँ । २१ 

इस शरोर को दीया बताऊँ, उसमें प्रापों की दत्ती डालूं बौर तेल की जगह 
अपना लोहू सीच-सींच कर (यह प्रतीक्षा कर रही हूँ कि) कब प्रिय का मुख 
देखू ॥ २२। 

आँखों में प्रेम का कसैलापन चढ़ा है (जिससे वे लाब हो गई हैं) दुनिया 
समझती है कि वे दुख रहो हैं ! वे ठो अपने स्वामी के लिए रो-रोकर रतनारी 
हुई हैं । २३ । 

प्रेम कसाइयाँ--प्रेम से क्सैली | बनुराग का रंग लाल माना गया है, इस 
लिए उनका कसेलापन या दाग मी ईपंद्‌ रक्त वर्ण का होगा । आंखों में मिरंतर 
प्रेम मरा रहने से उत पर उसका रंग या क्सैलापन छूट गया है | विरहानुम्ृति 
के चित्रण में यह साखी बड़ी मा्भिक है। सांई अपने कारने +- अपने स्वामी के 
कारण 
मैं परवत-परवत घुम आया, रोठे-रोते नेत्रो को ज्योति ग्रंवा दी, लेकिन वह 
(संजीवनी) बूटी नहीं मिली जिससे जीन प्राप्त होता है (वृट्री' यहाँ परमात्मा 
या प्रिय का प्रतीक है) । २४॥। 

मेरे नेत्र वावले से हो गए हैं, क्षण-प्रतिक्षण तुम्हें ढूंढते हैं॥ न तो तुम' 
मिलते हो और न सुझे प्रसन्नता मिलती है--मुझे ऐसी पीर है। २५ । 

लोरं-नचाहते हैं । तुल० कवीर साखी ६-१०,२ : साहिब गरवा सोहिए, 
नफ़र बिगाडे नित्त। अथवा शेख फ़रीद : रब बसे होयालिए तू जंग्रलि क्या 
लोईं ! अवधी में भद मी पूल चुनने या दुँडके के लिए कूल लोइना” बहते हैं । 

कुमुदनी नीचे चलाशय में रहती है जद उसका श्रेमी चन्द्रमा ऊपर आकाश 
मैं रहता है, किन्नु (दूर रहठे हुए मी) जो जियका प्रिय है वह उसे उप्तिकट हों 


अनुमव करता हैं। २६। 
दूर रहते हुए भी दुमुइमी-चन्धया की प्ररुपरिक प्रीति कविघ्मय बन गई 


है । तुलनीय 'ढोचा मारूर दुह्य! छर २०१-- 


परिशिष्ट : टोका : साखो अंग २ २७६ 


जल महिं बसे फमोदणों, चंदर बसइ अगासि । 
ज्यउ जांहो कइ सन बसइ, सउ त्यांहो फे पाति ॥ 
यह दोहा 'ढोला मारूरा दूद्दा' की प्रथम तथा द्वितीय वाचनाओं की प्रायः 
समस्त प्रतियों में मिलता है, केवत ठृतोय वाचना की प्रतियों में नहीं मिलता 
ओर पाठ की दृष्टि से समान रूप से संगत प्रतोत होता है । संमवतः यह दोहा 
बहुत पहले से हो लोक में प्रचलित रहा होगा ओर दोनों कवियों ने परंथक्‌-पृथक्‌ 
इसे भ्रहण कर लिया होगा | 
गुरु थद्दि वाराणसी में रहे और शिष्य समुद्रतट पर रहे, फिर भी यदि उसमें 
गुण हों तो भुलाए नहीं मूलेगा ।२७ 

जो जिसको सच्छा लगता है वह कभी न कभी उससे मिलेगा ही; जिसको 
तन मन सौंप दिया वह कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता (अथवा वह कभी छोड़ 
कर जा ही नही सकता) ।२८ा 

स्वामी और सेवक दोनों एकमत हो जायें--दोनो के विचार एकमेक हो 
जाये (तभी स्वामी अ्रसन्न होता है) । चतुराई पर वह नहीं रीझता, रीझ्ता है 
मन के भाव पर १२६१ 

दीपक (घट या मानव शरीर) लाया, अग्नि (विरह) लाया और उसमे तेल 
(स्नेह) भी डाल दिया । जब ठीनों का संघटन कर दीपक जलाया तो (वासना के) 
पतगे उड़-उडफर उछ पर नष्ट होने लगे ।३० 

जोइपा--(१) ज्योतित किया, जलाया (२) जोड़ा या बायोजित किया | 

मार्ग पर खड़ी विरहिनी दौड़ कर पयिक से पूछठी है कि प्रियतम का कोई 
एक संदेसा सुना दो--कव आफर मुझसे मिलेंगे ३१॥ 

न में तुझ् तक आ सकती हूँ (सांसारिक बन्धतों के कारण) और न तुझे अपने 
पास बुला सकती हैं (साधन की हीनता के कारण); लगता है, इसो तरह विरह 
में तपा-तपा कर मेरे प्राण ले खोगे ।३२। 

कबीर फहता है कि (विरह की) पीर वड़ी ही दुःखदायिनी है, शरीर से 
पोर जाती ही नही । यह जो प्रेम को एक पीर उठी वह कलेजे पर छा गई।३श 

पिरावनों --पीड़ादायक । पंजर-+अस्थिपंजर, शरीर | 


कलर कबोर-वाणो-सुघा 


विरह की चोद बड़ी व्ययादायक है, उससे सारा शरोर जर्जर हो गया है । 
(इस मार को) या तो मारने वाला समझेगा या वह जिसको चोद लगी है ।३४।॥ 
* संतानों 5 सताने वाली (विश्षेषण); तुन० ऊपर 'पिरावनी' । 
जब खूब कृत कर चोट मारी गई तद मैं ठौक-ठीक नान पाईं (कि यह चोट 
कितनी घातक है) ऐसी मर्मावक चोट लगी कि मेरा कलेजा छलनी करते हुए 
वह उमके आरनपार हो गई ॥३ ४। > 
रास्ता देखते-देखते तो आँखों में झाँड पड़ गई (मेत्रो फो ज्योति मंद पड़ गई) 
थौर राम-राम पुकारते-पुकारते जीम में छाले पड़ गए ।३६॥ 
एक जीव दूसरे जीव का आश्रय ले रहा है, वलख ब्रह्म (वो सव का आथय- 
स्थान है) उसकी समझ में ही नहीं गरता। इस प्रकार न तो गोविन्द मिलता 
है भौर न (सांसारिक वासनाओं की) ज्यादा शांत होती है--कितनी ही बार 
उसे क्‍यों न बुचाया जाय ३७ 
हँसी-खेल भें स्वामी नहीं मिलता--जो उसे पाता है वह रो कर ही | अगर 
हँसी-सेल मे ही प्रिय मिल जाय जो फ़िर कोई मी दुर्माग्यवती न हो (संभी 
सुहागिन बन जाये !) ३८ 
दुृह्मगिव--सुहागिन अत छोमाग्यवर्ती का पिलोसार्थी । तुलनीय वखना- 
बाणी, पृ० ३६ : दुह्मायिन नें क्यू नहीं वेला धान न लूघ । 
कंवीर कहता है कि देखते-देखते दिन बीद्र गया, निरखत्रे-तिरखते मिश्रा 
बीत गई | विरहिणी प्रियतम को पाती नहीं, इसलिए उसके प्राण तड़प-तड़प 
कर निकले जा रहे हैं ।३६॥ 
या तो विरहिणी को भौठ दे दो, या फ़िर उसे अपने दर्शन दो ॥ बाठों 


पहर का जलना अब मुझसे नहीं यहा णावा |४ग 

बाठ पहर--अहोरान को आठ भ्रहरों या घटियों में विभाजन की प्राचीन 
हिल्दू परम्परा । बलवेहनो के अनुसार “दिश के कई भागों में जलघड्ियों की 
व्यवस्था की जाती थी। एक घड़ी वोत जाते पर...वे नवकारा और शंख, 
जिसे पारसी में सपेद मुह कहते हैं, वडाते हैं। मैंते पुर्शूर नयर में यह देखा 
है । धर्मप्रायण लोगों ने इत जलघड़ियों के लिए मृतपत्रों दारा अपनी सम्पत्ति 


रच 


परिशिष्द : टोका : साखो अंग २ रप१ 


दाव की है |” (दे० अलवेलनी का भारत, भाग २, पृ० २६८, इंडियन प्रेस, 
अनुवादक संतराम) । वाझनां < सं० दहू -दग्य होना, विरहाग्नि में जलना। 
इस साखरी में तीत्न विरह-वेदना का वर्णन बड़ी ही सरल कितु प्रभावोत्रादक 
शैती में किया गया है । 

(अगर सचमुच) विरहिणी थी तो जीवित वयों रह गई ? क्यों नही प्रिय 
के साथ जल गई? ऐ मूर्खा, ठहर ! प्रेम को लाजों मत मार अर्थात्‌ प्रेम फो 
लज्जित मत कर ! ॥४१। 

नालि--पास या निमित्त, लिए । तुल० पाइअ० णल्लय (देशज)--निम्मित्त, 
फारण । 'लार' (--निकट, पास, साथ) पार्ठंतर भी समान रूप से ग्रहणीय 
माना जा सकता है । तुल० बखनावाणी; पृ० ३६: बांदा रांणी छोकडी, कोई 
बली न पिउ के लार। मुगध <: सं० मुग्धा मूर्ख । गहेलरी 5पगली, आविष्ट । 
तुल० प्राकृत 'गहिल' अथवा “गहिल्‍व” (देशज-ग्रहिल)--पागल, भआवेशयुक्त, 
भूतादि से आविष्ट । “गरव गहेली' अथवा 'मुगध गहेली” मध्यकालीन साहित्य 
में क्रमशः 'गरबीली तथा मूर्खा' के अर्थ मे प्रायः प्रयुक्त हुए हँ--तुल० कवीर 
पद १३५-४ : नतद सहेली गरठ ग्रहेली देवर के विरह णारों रे”; विहारी- 

संतसई ३१३-१ : गहिलो गरवु न कीजिए । 

कबीर कहता है कि विरहाग्नि के कारण मेरा शरीर ओर भन जलन कर 

इस प्रकार मृतफ तुल्य हो गये कि वे उसकी पीर का अनुमव नहीं कर सकते 
उसको तो वह आग हो णजानेगी (जो विरहिणी को जता रही है) ।४२॥ 
कबीर कहता है कि मुझे सपने मे भ्रमु मिले बोर उन्होंने मुश्त सोते हुए को 
जगा लिया। अब इस डर से माँख नहीं मूंदतो कि कहीं वह मिलन स्वप्मवत्‌ 
मन हो जाय ।४३। 
गांसति न भोधों - आध्यात्मिक दृष्टि से निरंतर जागते रहने का तात्पर्य है। 
विशेष--डोला मारूरा दुद्दा' मे यद दोहा इस प्रकार से मिलता है--- 
छुपनइ प्रोतम मुझ मिल्या, है गलि लागो घाइ १ 
डरपत पंसक न छोड़ही, सति सुपनउ होइ जाइ ॥१० ३॥॥ 
हिन्तु उसको तीन वाघनाओ में से यह मेवल प्रथम बाचना की भ्रतियों मे 


र्पर कवी र-वाणी-सुघा 


मिलता है । तृतीष चरण का पाठ अर्थ की दृष्टि से विक्ृत भी ज्ञात होता है । 
इसलिए यह कबीर के पाठ का परवर्ती ज्ञात होता है । 
स्वामी के बनेक गुण णो हृदय में लिखे पड़े हैं, उसी डर से पानी नहीं 
प्रीती कि कही वे घुल न जाये ।४४॥ 
कवीर का कथन है कि सुंदरी ( जीवात्मा ) यह सदेसा कहती है कि है 
भतुर स्वामी ( परमात्मा ), तुम शीघ्र आकर मित्रो नहीं तो मैं अपने प्राण 
छोड़ रही हूँ ।४५॥ 
कबीर कहता है कि प्रेम चल्ता नही और चख कर उसका स्वाद लिया नही। 
सूने घर भें आए मिहमान की तरह जैसा आया वैसा ही चला गया प्रर्थात्‌ जन्म 
लेना ही व्यर्थ हो गया ४६॥ 
साव < सं० स्वाद । 
विशेष--यह साखी (मुह्यतया द्वितीय पंक्ति) अन्यत्र मझतन तथा नाक 
फी रचना के रुप में भी सिलती है । छुल० सघुमालती, ए० ११-- 
मंझन भो जग जनमि के, बिरह ने फोन्‍्हां घाउ। 
सूने घर का पाहुना, ज्यी आवे त्यों जाउझ॥ 
तथा गुरुप्रचसाहब पृ० ७६०-- 
जिनी मा पाइओ प्रेम रखु, कंतु न पाइभों साउ । 
सुंओ घर का पाहुणा, जिंड आइम तिउ जाउ॥ 
कितु ऐसी अनेक प्रतियों मे, जिनसे परस्पर सकीर्ण सबंध नहीं है, कबीर की 
छाप मिलने से यह उनकी प्रामाणिक रचना ज्ञात होती है । 
तू मेरे नेत्रो मे वल जा जिससे मैं तुम्हे दित-रात निरख्ना कं । स्वामी, 
कब दर्शन दोगे ? वह दिन मुझे शीघ्र देखने को मिले ।४७॥ 
नेत्रों से अभ्ुका निहर बह चला है और रात-दिन रहूट जैसा चल रहा 
है । पपीहे के समान पी-पी रट रही हूँ---हे मेरे राम, तुम कब मिलोगे ? ॥४८व 
रहद--कुएँ से पानी निकालने का एफ यंत्र निसमें अनेक बाल्टियो फी माला 
पड़ी रहती है और वेल था ऊँट द्वारा चर्खीा घुमामे पर वाल्टियों से निरंतर पानी 
गिरता जाता है--गिरने का सिलसिला हूटता नहीं । 


ह् 


परिशिष्ट  टोका ४ साखी भंग २ र्परे 
वही आँसू सज्जनों के, वही दूर्जनों के । नेत्रों से जब लोहू चुए, तब समझो 
कि हुदय में सच्चा प्रेम है ! ।४६। 
बिड़ां--सं ० विठ (--बिदूषक, लम्पट)>प्रा० विड>हिं० 'बिड' का 
बहुवबचचच | जे लोइन लोहो चुवं--भ्रामीण बोली मे “रकंत के आँसू रोना! 
मुहावरा है । 
गुरु ने दग्ध किया तो चेला जल गया, वयोकि विरह की आग लगी। पूले के 
गले लिपटे रहने से तिनका बिचारा ( नग्रण्य होते हुए भी ) बच गया अर्थात्‌ 
बह निरवल व्यक्ति भी सुरक्षित बच जाता है जिसने पूरे ( ब्रह्म ) का आश्रय 
लिया हो ।५० 
गलिरगले में, आश्रय में ( अधिकरण रूप )॥ 
पूरे--श्लिप्ट पद । एक पक्ष में इसका बर्थ है पुवाल, शैवाल आदि को ऐंड 
फर बनाया हुआ वह बंधन जिससे वाजरा झादि की करवी बाँधी जाती है। 
आग लगने पर ऐठन में लिपटे रहने के कारण पूले के तिनके वही जलते । दूसरे 
पक्ष मे'यह पूर्ण ब्रह्म का दयोतक है । 
पानी भे अग्नि भ्रज्वलित हुई और बडी अपवेल ( विकट ) हो गई, बहती 
नदी रुक गई और मधछली ने जब छोड़ दिया । (साधारण या लोकिक बर्थ) 
अंतःकरण मे विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई और ऐसी दुर्दमनीय (अपर्बल) 
हो गई कि चंचल मानसिक वृत्तियाँ निश्चचल हो गईं और मन ने माया था 
सांसारिक आकर्षणों का प्रित्याग कर दिया | (आध्यात्मिक अर्थ) १५१ 
पॉनों--कबोर-बाणी की विभिन्न टीकाओं मे इस शब्द के विभिन्‍न प्रतीकार्थ 
मिलते हैं। गरीवदासकृत “अनभे प्रमोध', 'नामसाला” तथा “कवीर-वाणो की 
प्राचीनतम टीका! में उसे 'जलदब्‌द कौ काया” तथा “माया' फा प्रतीक बताया 
गया है और 'गोरखवाणी' के तिलक में 'काया' का। कबीरपंथी टोकाकारों ने 
इसका 'हृदय' अर्थ क्षिया है। डॉ० माताप्रसाद गृप्त के अनुसार 'पानी मनुष्य 
वा मातस है जो पर्यात सन्तोषप्रद जान पड़ता है । 
आगिर+विरहाग्नि अथवा ग्रद्माग्ति | विरह का प्रसंग रहने से पहला अर्थ 
ही मधिफ उपयुक्त है।॥ 


ह 330 कमोर-वाणो-सुघा 


सलिता <<सं ० सरिता । साहित्यिक टोकाकारों ने सरिठा को भी साया या 
विषयवासना का अवोक माना है जब कि कदौरपयों विद्वादु श्री विचारदास ने 
उसे सुरुतिं मादा है। गरोवदास जो ने व्ररंग' को 'मवन्ना! या इच्छा का 
प्रतीक माना है ( छुंद ३२ ) | मतसा विरतर अ्रवहमाव रहती है जिसके 
स्तंभित होने का यहाँ प्रयंग है, इसलिए “अनमभै प्रमोव” कय प्रतौकार्थ अधिक 
उपयुक्त प्रवीत होता है। संत-साथना में चंचल वृत्तियों को निरचंचल बनाने पर 
अधिक जोर दिया जाता है। 
मच्छू--संत-साहित्य में 'मच्छ” सदैव मन का प्रतीक माना यया है, किन्तु 
स्ोलिंग “मंछी' या मछली” सुरति या चित्तवृत्ति का प्रत्रोक मानी गई है ( दे० 
अनमे प्रमोध ३६) । तुलनोय 'प्राचीवतम टीका” पद ७ : मछा बसे पहाड़ी -- 
मछ मत, पहाड़ी परमेश्वर । पद ४३ : महरू मछा मारि दे जाते > महरू झोवर 
सो प्रांण, मछ मन गहरे गुण मैं पैठा । विचारदास जी ने भी “मच्छ' का अर्थ 
मन ही किया है । साहित्यिक टीकाकारों मे से अधिकादश ने इसे णीवात्मा माना 
है। जल +भवजल अर्थात्‌ माया या सासारिक आकर्षण । 
दरिया (शरीर) ब्रिस्हाग्नि से प्रज्वमलित हो उठा कौर जल-धल ( समस्त 
ग्रुण या मायाजनित विकार) जलकर राख हो ग्ये। थोपाल ( जगन्तियता ) से 
किसी का कोई वश नही, भब तो ( समुद्र या शरीर मे स्थित ) बहुमूल्म रत्ल 
( मन ) भी जल रहा है । ।५२। 
दरिया (क्रा०)-(१) समरद्र, (२) नदी। किन्तु यहाँ समुद्र अर्थ अधिक 
उपयुक्य इसलिए है कि आगे रत्न के जलने का श्रसंग्र है जो कवि-श्रत्तिद्धि के अनु 
सार समुद्र के गर्म से उत्पन्न होगा है । जाध्यात्मिक पक्ष मे यह शरीर का धतीक 
जान पड़ता है । 
झोल->भस्म या राख ( हि० झाल <<सं० ज्वाल )। अन्‍य टीकाकारों ने 
इसके विभिन्‍न वर्य किए हैं--मुृंशीराम शर्मा : धूलि (० १४७); तारकताथ 
ब्राल्ी तप बशिप्ठ : झाड़-झंछाड (प० (८८); ग्मचद्ध श्रीवास्तव : सूखे पत्ते, 
पुवाल (१० २००); पृष्पपाल प्रिहज-कवाड़ को देरी (वू० २७१); डॉ० मान्य्र० 
गुप्त : दृझ्षाईि । किन्तु समुद्र के असंय में इनका कोई श्ररन ही नहीं उठता । 


परिशिष्ट : दोका : सालो अंग २ २८५ 


बस नाँहों गोपाल सौं--कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है : परमात्मा 
. पर इस ज्वाला का कोई असर नहीं । किन्तु प्रसंग की हप्टि से इसकी सार्थकता 
चिस्प है । 
रतन--उल्टर्बाँसियों मे मोती या रत्त मन के प्रसिद्ध प्रतीक हैं | रत्न समुद्र 
में होता है ओर मन शरीर में, इस हृष्टि से भी इसकी संगरति विचारणीय है । 
(माया की) बदली उम्रड आई और अंगार बरसने लगा । कबीर कहता है 
कि बह (आग) दाह देकर (आँच फेंकती हुई) उठी जिससे सारा संसार जल रहा 
है, अथवा ऐ कवीर उठ ( सावधान हो जा ) क्योंकि अब वह दाह देकर सारे 
संसार को जला रही है | ॥५३। 
अनह आई -+उमड आई<स० उत्‌+नम्‌, पाइअ० ओणय --अवनत; 
हिं० ओनवना 5+अ० क्षि० नीचे झुकना, उमडना ( बादलों के प्रसंग में--तुल ० 
जायसी, पदमावत ६१-३ : ओनए मेष परी जग छांहां । 
धघाहु<<सं० दाह >+ढाह, लपट, आंच । भट्‌ठो के पास जब अधिक गरमी 
लगने लगती है तो लोग कहते हैं 'धाह लग रहो है! । 'ऊठि कबीरा धाह दे! 
का अर्थ सभी टीकाकारो ने इस प्रकार किया है : अरे कबीर, तू दहाड़ देता 
हुआ या जोर से रो-रोकर चिल्लत्ते हुए उठ !? नो मुख्यतया 'घाह' (+-दाह) 
फो “धाड़” (दहाड़) समझ लेने की भूल के कारण है । डॉ० मा० ग्र० मुत्त का 
आर्य है : “'कवीर उठकर धाह ( पुकार ) दे रहा है।” यह भर्थ भी चिन्त्य 
प्रदीत होता है । 
सपुद्र ( शरीर या अंतःकरण ) मे ( विरह की ) आय लग गई, नदी 
(-+ इच्छा, वासना ) जल कर कोयला हो गई (नप्ट हो गई) । कबीर, तुम 
जागकर तनिक देखो, मछली पेड पर चढ गई अर्थात्‌ सुरति या चित्तवृत्ति का 
उलयन हो गया कौर यह ब्रह्मनिष्ठ हो गई। ५४ 
सभुदर <<समुद्र शरीर या अंतःकरण । 
सदी --इच्छा, वासना (दे० ऊपर सा० ५१ में 'सलिता” की टिप्पणी) । 
संध्ी->सुरति या चित्तवृत्ति [दे० सा० ४१ में 'मच्छ) । 
रू >वृद्ा पर $ आध्यात्मिक दृप्टि से ऊँचे पर अर्थात्‌ गगन मंडल या 


रघ३ कवोर-याणो-सुषा 


परमात्मा में सीन । मछती के पहाड या पेढ़ पर घढ़ने का रूपक नाययोगियों 
तथा संतों को वाणी में बहुत मिलता है और सर्वत्र उसका यही भर्य होगा । 
जिस ( शब्द ) वाण से कल ( बर्थाव्‌ पहले ) मादा था वह वाण मेरे मत 
को बहुत अच्छा लगा, उसी (शब्द) वाण से आज भी मारो, बिता उसके मुझे 
सुख-शांति नहीं मिलती । ।५५॥ 
सर <शर”त्वाण अथवा उपदेश । सचु --सुख | तुल० पद ३६-३ : कवहूँ 
सचु नह पायो; साखी २६-१२ अमरलोक सचु पाइया । 
(३) सुमिरन भजन महिसां कौ श्रंग 
कवीर कहता है, सो-सोकर क्या करेगा ? क्यों नहीं उठ कर अपना दुसड़ां 
'रोता ? जिसका स्थायी निवास क्रत्र में होता है, वह क्यों सुक्ष मे सोए ? ॥१॥ 
गोर (क्रा०)57क्त्र। 
कबीर कहता है, सो-सो कर क्या करेगा ? जागकर मुरारि को व्यों नहीं 
जपता ? एक दिन (मृत्यु के समय) तो लंबे पैर पसार कर सोना ही होगा | 
तात्पर्य यह क्रि जागरूक होकर नाम स्मरण में लगा रहना चाहिए ३१॥ ४ 
ग्ोड़ (देशज)<<प्रा० सोडूड--पैर 
चूट सको तो लूट लो--राम नाम की सूट है, अन्यथा फिर पीछे पछ्वाओगे 
जव कि प्राण छूट जायेंगे 4३! 
केशव का नाम ले-लेकर पुकार लगाइए। इस प्रकार मिरन्सर सोते मत 
रहिए ॥ रातदिन रट लगाने पर, सभव है, कमी पुकार लग ही जाय ४ 
असरार-"-निरन्तर । तुल० पद ८३-७ : सोस चरन कर कंपन लागे नैत 
नीर असराल बहै | नानक ने इस शब्द का प्रयोग “भयावह” या “मयंकर' अर्थ मे 
किया है, दे० नातक-वाणी (डॉ० जयराम मिश्र सपादित, मित्र प्रकाशन) मारू 
असटपदीआ २-१ : वंझी हाथि न खेवट्ट जल सागर अतरातु । तथा वही मारू 
सौनहै ११-४५ : चारि नददी अगनो असराला। किन्तु यहाँ यह उस बर्च में 
भ्रयुक्त नहीं जान पडता । 
कवीर बहता है कि प्रश्नु का नाम स्मरण करने में बढ़ी कठिताई रहती है 
(अर्थात्‌ मक्तिमार्ग बड़ा विक्ट है !) । यह सूलो के ऊपर नट का छेलता है। 


परिशिष्ट  टोका : सासी अंग ३ रघ७ 


(तनिक भी ध्यान विचलित होने पर) गिरे सो फिर कहीं का न रहे। तात्पर्य 
यह कि निरन्तर परथश्रप्ट होने का डर लगा रहता है ४ 
तू-तू करते तू ही तू हो गया--झुझमें मेरापन कुछ भी नहीं रह गया। मैंने 
अपने आपको तेरे नाम पर निदायर कर दिया, अब तो जहां देखती हूँ वहाँ तू 
ही तू है ।हा 
प्रेम-पोग अथवा भक्तिग्योग की यह चरमावस्या है जो योगी को समाधि में 
मिलती है। सूरदास की गोपी में भी जब 'पूरन नेह” प्रकट होता है तो वह दही 
सिर पर लिए 'ले दही” की जगह 'ले गोपाल” की टेर लगाती है। जायसी का 
'रतनसेन जब विरह की चरमावस्था में पहुँचता है तो संसार की प्रत्येक वस्तु में 
प्मावती को ही देखता है । तुलसी के राम भी सीता से वियुक्त होने पर भृगियों 
कै नेत्र में सीता के ही नेत्र देखते हैं, हंसिनो मे सीता की ही गति पाते हैं। 
संदेसा भी भेजते है तो यह कि-- 
तत्व प्रोति फर मम बरु तोरा । जानत प्रिया एक सन मोराआ 
सो सन घसत सदा ठुम पाहों। जानु प्रीति रस एतनेहि मांहों ॥ 
हरिनाम का भजन (सच्ची) भक्ति है, दूसरे कार्यों में अपार दुःख है। 
मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का तामस्मरण ही सार तत्व है--ऐसा कथीर का 
कथन है ।७। 
चिता है तो हरिनाम की, भक्त ओर किसी का चिंतन नही करता । राम 
के अतिरिक्त गौर जिस बात का भी चिंतन करें वही काल का पाश हो 
जाती है ५) 
जिनमें सहृदयता नही, प्रेम की तरलता नही और जीम पर जिनके राम का 
नाम नही, वे इस संसार मे पैदा होकर व्यर्थ ही नप्ट हो गए ।€। 
खए<:क्षये->क्षय हो गए, विनष्ट हो गए। 


पहले बुरी कमाई कर विप की गठरी वाँघ ली, लेकिन जब प्रभु की शरण 
आया तो फरोडों दुष्कर्म पल में विनप्ट हो गए।१० ५ 


छिल-नप्ट । कुछ टीकाकारों ने इसे “फ़ना फ़िल्ला! से व्युल्न मावा है 
कितु प्राइृत 'फिट! या 'फिड! (<<सं० अष्ट--नप्ट) से इसकी व्युत्तत्ति अधिक 


- 


र्८८ कवोर-वापी-सुष्ा 


मान्य प्रत्ीत होती है । प्राउत-आर्ञ्रश में (लग और 'ड' के परस्पर-परिवर्तन के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं । दर 
करोड़ों कर्म पत में विनप्ठ हो जायें, यद्दि तनिक भी राम का नाम लिया 
जाय । इसके विषरीत कोई युग-युगांतर तक अनेक पुष्य कमाठा रहे लेकिन विना 
'राम नाम के उसे कहीं कोई ठाँव नहीं मिल्रैया । १६१ ॥ 
(ईश्वर का) घर दूर है, मार्य सम्ब्रा और दुर्गम है, मारपेंच भी बहुत है । 
फिर हे संतों, बताओ, हरि का दुर्लम दर्घद वयोंकर मिले ?। १९।॥ 
'दूरि घर/ से ब्रह्म की अग्रम्यठा तया लंबा सारग” ओर “विकट पंथ बहु 
मार' से साघना की जटिलता अभिव्यंजित होती है । 
झार८-मार पेंच, पेंचदगो या कठिनाई । दोदार (का ०) 5-दर्धन 
तीनों लोकों में समस्ठ तत्वों का तिखेक और वास्तविक सार पदार्य राम 
नाम है| उसको दास कबीर ने अपने मस्तक पर लिखा तो उसकी शोमा वडकर 
अपार हो गई) १३ । 
कबीर बहता है, ( राम नाम छा ) स्मरण ही सार उत्व है, शेप सब कार्य * 
(निरर्थक) जंजाल हैं । मैंने आदि से अंत तक सत्र खोजत्दीन फर देख लिया 
(नाम-स्मरण के अतिरिक) दूसरे समी कार्य काव सहश हैं | १४ ॥ 
पाँच सहेलियां पी पी! कर रही हैं (पच ज्ानेद्रियाँ नाम-चिंतत में तल्लीत 
हैं), छठा मन भी उसका स्मरण कर रहा है (छठी मनाई णा रही है) | इस 
प्रकार कबीर के यहाँ अनूद्ि (शिशुजन्म) एडी है--उसने धाम रूफी (पुत्र) रात 
प्राप्त किया है । १५ १ 
सूत्रिन-प्रमृति, जन्म (थ्िज्ु का)। ध्रुक्ति>सुत्ति>सृणि--इस म्कार भी 
इसकी व्युत्पति समव है, और डुच टीकाकारों ने इसी व्युत्वत्ति के आधार पर 
यहाँ उसका 'सीपी! आर्य किया है; किन्तु सीपी में मोती होते हैं, न कि रत; और 
फिर कवोर की शुक्ति का आना संगत नहीं प्रतीत होता । ब्रभृठि का अर इस 
लिए भी उपयुक्त प्रतीत होता है क्षि ऊपर छः संख्या का उल्तेख है णी दस्तुतः 
पुत्र जन्म के पक्चाद छठी के उत्सव का द्योतक है 
कवौर कहता है, जब तक दीपक में बत्ती जन रही है (घरीर में प्राण है) 


परिशिष्ट : टौका : साछी अंग ३ रेप 


तव तक (सांसारिक बायाओं से) निरिचन्त होकर राम नाम षपर ले (आलस्य ने 
कर), अन्‍्यया तेल (साँस) समाप्त हो जाने पर (प्राणों की) वत्ती बुन्त जायगी 
तब दिनरात सोना हो है । १६ । 
कवीर कहता है, तू सोया हुआ वया करता है ? (अज्ञान निद्रा से) जाग कर 
(वास्तविक स्थिति) यों नहीं समझता ? जिस (अंशी) के साथ से तू बिछुड़ गया 
है उसी के संग लग जा । १७। 
कबीर कहता है, तू सोधा हुआ वया करता हैं? सोने से तेरी हानि ही 
होती है (ब्योंकि तू थालस्य ही में पडा रहेगा और काल तुझे समाप्त कर देगा) । 
काल की गर्जना सुनकर सृष्ठिकर्ता ब्रह्मा का भी आसन डगमगा गया (तो 
एुम्हारी दया बिसात !) | १८। गाज "ूगर्जन । 
जिन्होंने प्रभु को जैसा समझा उनको वैसी ही प्राप्ति हुई, किन्तु जब तक पानी 
अंदर न पैठे, ओस से प्यास नही जाती । १६३ 
” आम-फ़ा० 'आब' अथवा सं० अंभु> पाती । बिशेष--आशध्यात्मिक तृपा 
की शांति के लिए मूर्तिपृणा, तीर्थाटण आदि साधन बोस के समान हैं जब कि 
प्रेमाभक्ति या सहजा भक्ति शीतल जल के समान है। 
प्यारे राम को छोडकर जो अन्य अनेक देवताओं की आराघना करता है बह 
देश्या-पुय के समान है, वह किसे अपना बाप कहे ? । २० । 
कहे कोंद सों बाप--वेश्यापुत्र के वास्तविक पिता का निश्चय करना कठिन 
हैं, इसी प्रकार बहुदेवोपासना मे लगे हुए व्यक्ति का सच्चा आराध्य या संरक्षक 
कोन है--यह कहना कठिन है । 
जिस प्रकार (तीव्र आसक्ति से) माया मे मनन रमता है उसी प्रकार यदि 
फोई राम भे रमाए तो वह तारामंडल अर्थात्‌ ब्रह्मांड पारकर अमरलोक में 
पहुँच जाय २१। 
तुल० तुलसी, मानस, अंतिम दोहा-- 
कार्मिह्‌ नारि पियारि जिमि, लोसिंह प्रिय जिमि वास | 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागह सोर्हि राम॥ा 
लूट सके तो राम नाम फा छजाना लूट ले, नहीं तो काल तेरा सल्ला दब्बोच 
श्६ 


रण कबीर-वाणी-सुधा 


देगा ओर दसों दरवाड़े हूंप देगा ( फ़िर कैसे राम नाम तैरे शरीर में 
बादेगा ? )॥ २२ ! 
बसहूँ डुवार++शरीर के इस छिं्र (नौ इंटियदवार तथा अद्यरंत्र) । 
दरसों दिशाओं (->दरों इंद्ियो) मे (विषय वासना की) आग लगी बौर 
चित्त चचल हो उठा । हरिस्मरण रूपी घड़े से, जो तेरे हाथ मे है, इस विपयाह्नि 
को शीघ्र ही बुचा ले । २३। 
घरमंफिया -- घमत्दत हो गया, चौंक गया या चंचल हो गया । लाइ<<स० 
अलात > आग । 
जानकार से पूछा नही, समझ्न बूज्ष कर चना नहीं। अन्चे को अन्धा मिल 
गया तो रास्ता कौन बतावे ! अर्थात्‌ समर्थ गुरू के सार्गनिर्देशन बिना साधना के 
ग्रतव्य तक पहुँचना बड़ा कठिन है। २४ । 
कबीर यहता जा रहा है, सदर कोई सुन रहे हैं कि राम नाम कहने से ही 
भला होगा, अन्यथा नही | २५३ 
कबीर कहता है कि मैं कह गया, ब्रह्मा और महेश भी कह गए हैं कि राम 
नाम ही सारतत्व है--थही सबके लिए उपदेश है । २६॥। 
(४) साध महिमां को श्रंग 
कथीर कहता है कि चदन के बिरवे के पास ढाक पलास भी (उसकी सुगध 
से) देघ उठे | उसने उन सब को आप सरीख़ा कर लिया णो उसके पास ये १। 
अन्योक्ति के भघार पर साधु जनो का प्रभाव दुष्ट जनों पर दिखताया गया 
है--तुल० मम्यामदें मलयमेव यदाश्रयेण कझ्कोल तिम्ब कुटजा अपि चन्दता स्पुः ॥ 
विई--सं० विटप >>प्रा० विडव, विडम>>हिं० बिडा, जिसका अधिकरण 
रूप 'विले'>व्वृक्ष पर या वृक्ष के निकट | बेघे<:सं० विधू --विद्ध हुए, सुगंध से 
आपूरित हुए या बास उठे। ढाक पत्नास--अन्योक्ति के आधार पर निद्ृष्द 
लोग । 'ढांक” और 'पलाश” यद्यपि समानार्यो हैं, किन्तु उनका प्रयोग यहाँ गुम 
के रूप में है; जैसे 'पेड़-हख' । सुरोते--सं०सह >>हिं० सरिस, सरिखाया 
सरीक्षा समान | 


परिशिष्ट : टीका : सांसी अंग ४ शा 


संत संतता नहीं छोड़ता चाहे करोड़ों दुष्ट मिल जायें। चन्दन सर्पों से 
आवेष्टित रहने पर भी अपनी शीतलवा नहीं छोड़ता ।रा 
बेड़िव्लौ--वेप्टित, लिपटा हुआ । 
घोड़े हाथियों को सवारी हो, सघन घनवाद्य बजते हों (नोबत बजा फरतों 
हो), छत्र लगा हो और पताका फहराती हो, ऐसे राज सुस्त से मिक्षा अच्छी, 
अगर हरि का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत होता हो ॥१॥ 
धन “वाद्य विशेष (कास्यतालादिक घतम्‌--अमरफोश) । संगीता वा्यों से 
वा्जों के मुद्य चार भेद किये हैं--तत, वितत, घन और सुपिर । इनमें कांस्प- 
वात या क्षांझ, मजीरा आदि को घनवाय कहा जाता है-- 
तते बोणादिकं ज्ञेयं वितत पटहाविफु ॥ 
घन तु कांश्यतालादि दंशादि सुपिरं सतम्‌ ॥ 
पडगुड्सप्रमाणेन कॉस्पताल  सुधर्तुलः। 
अग्ुुइल हुयमानेन भवेद्‌गम्भीर सध्यवानु 0 
अर्थात्‌ वीणा. आदि तत वाद्य, तगाड़ा आदि वितत वाद्य, कांस्यताल आदि 
पन वाद्य ओर बॉँसुरी आदि सपिर वाद्य कहलाते हैं। कांस्यतान लगभग छ 
भेपु्च का भोलाकार बना होता है जिसके बीच में लगभग दो अंगुन का स्थान 
गदहस होता है । इसे लोक भे झाँझ कहते हैं | मंदिरों मे आरती आदि के समय 
था राजाओं के द्वार पर नौवत वजने के समय इन वाजों का प्रयोग होता है। 
जायती से 'पदमावत्ाः ( १६४.७ ) में महादेव के मण्डप का वर्णन करते हुए 
कहा है. 
संघ घंट घन बार्जाह सोई ॥ भी यह होम जाप तहेँ होई ॥ 
हु कबीर ने यहाँ राजाओं के ऐश्वर्य का चित्रण किया है अतः 'सघन घन! 
का कर्ष है-.झौश्ष, मजीरा आदि बाजों का घोर रव। अन्य टीकाकारों मे इसे 
है गे दाहन' का विशेषण मानकर 'अत्यधिक' अर्थ किया है जो भ्रामक प्रतीत 
हीता है 
शहर, नगर सुन्दर दंग से बसा हुआ हो, रँव-ठौँव पर आलंद-कोतुक हो 
'रहा हो, लेकिन राम भक्त के बिना मेरी समझ से वह उजाड हो है।श 


श्ध्र झबोर-वाणी-युष्ा 


* सूदस -न्सुन्दर ढंग से, तुल० दादु-दाणी, मंगलदास स्वामी-संपादित, साखी 

२-४० ; बतमरसंम संभालिए, तो सुबस काया गांव । 

वाहिरा<<स० वाह्य->विना, वंचित । कबीर ने इस शब्द का अनेक वार 
प्रयोग किया है । तुल० क० ग्रं० ८-१२-१ : साई मैं ठुझ वाहिरा, कौड़ी हु न 
लक्षउ । 
मेरे साथी दो जन हैं : एक तो वैष्णद और दुसरा स्वयं राम । वह (राम) 
तो मुक्ति देवे वाला है और वह (वैष्णव) नाम का स्मरण करावा है, जिससे 
मुक्ति प्राप्त होवी है ।५॥ हे 

वैष्णव स्राधु को क्र ने राम का ही प्रविरृष्प गाना है, तुल० क्ष० ग्रे 
साखी ४-३६--- 


साकत चाम्हन मति मिले, बैस्‍्नों मिले चडात । 
अंकमाल दे भेटिए, मांनों मिले गोपाल ॥ 


जिन घरों मे साधु नही पूजा जाता है और हरि की क्षाराधमा नही होठी है 
वे धर श्मशान सह हैं. ओर उनमे भूत बसा करते हैं अर्थाव्‌ उनके निवासी 
साक्षाद्‌ प्रेत सहृण हैं !३॥ 

द्रव्य से दाझ्मत होती है. और निर्द्रव्य होते से मनुष्य निश्शेक रहता है । जो 
मनुष्य अव्यहीन होते हैं वे इन्द्र को भी रंक समझते हैं ।७) 

दावै--द्रव्य अथवा घन से । दाझन--दाह, कष्ट । निरदावे+रः विर्धव्य । 

कबीर कैवड़ा हुआ है और भक्त अमर हो गये हैं; वयोकि जहाँ-जहाँ कवीर 
की भक्ति है, वहाँ-बहाँ पर राम का निवास है ।5&। 

कबीर कहता है, कुल तो वही अच्छा है जिम इल में भक्त उत्पन्न हो, 
ब्न्यथा जिस कुल में चक्त ते उत्पन्न हो तो उस कुब में ढाक पताश ही उत्पन्न 
हुआ समझता चाहिए ६ 

ढाक पताक्ष--युग्म के रूप में श्रयुक्त अठः पुनरक्ति दोष नहीं होंगा । तुलनीय 


इसी अंग्र की पहली साखो गें--बेघें झाक पलास ॥ 
जिसके यहाँ अश्व-यज के वाहन हों, सघन घववाद्य बजते हों और बढ 


परिशिष्ट : टीका : सालो अंग ४ श्ह्रे 


छुत्रपति की नारो हो तो भी उसकी समता हरिभक्त की पतिद्वारिन से नहीं हो 
सकती अर्पात्‌ वह भक्त की टहलुई की भी समता नही कर सकती ।१०। 
सघन घन--देखिए इसी अंग हो साखी ३ की टिप्पणी । पर्दतर<:सं० 
पट्ट+-वल >वराबरी; तुल" साखी १-१ : राम नांम के पदतर देवे को कछु 
नांदठि । तु >तुलती है, बराबरी में पहुँचती है । 
क्यों नूपनारी की निंदा की जाती है और हरिजन की पनिहारिन को 
सम्माद दिएए जाता है ? वषोक्ति उपचारी अपने प्रिय के लिए साण सेंदारती है 
( शज्लार करती है ) और वह ( पनिहारिन ) नित्य उठकर राम का नाम 
लेती है ।११॥ 
जिसने कुछ समझा वृझा नहीं उस्तका समय सुख की नीद में बीतता है। मैंने 
णो अनवूझ को वूझा तो मेरे लिए यह प्रूटी बला हो गई ।१२। 
विहाइ>-व्यतीत होता है, गुद्धय्ता है । 
स्वप्न में भी दड़बडाते हुए जिसके मुख से राम का नाम निकले उसके पैर की 
धूती भेरे शरीर के चमढे की हो ११३४ 
कबीर चला जा रहा था, रास्ते मे सामने ही उसे ख़ुदा मिल गया | तव 
मेरे भालिक ने मुझसे यों कहा कि गाय ( गोवध ) के लिए तुझे किसने आदेश 
दिया ? १४ 
भोरां ( अरवी 'मीर' का बहु 4० )--अध्यक्ष, सरदार, स्वामी । फुरमाई 
(फा० फ़रमाना)->कहा या आदेश दिया (आदरसूचक) । 
किन्हि फुरमाई गाइ--डॉ ० माताप्रसाद गुप्त ने इसका अर्थ किया है--“आप 
(को णो कुछ कहना द्वोता है उसे) गाकर क्यों नही कहते हैं ? अर्थात्‌ उसे कहने 
के लिए मेरे समश्न उपस्थित होने की आवश्यकता नही है ।” यह अर्थ भी समाद 
रूप मे ग्राह्म प्रतीत होता है, वर्योकि इसमे तीर्थाटन आदि की अपेक्षा भजन-फीर्तन 
फो श्रेयस्कर बताया गया है। किर्तु 'मीरां' (स्वामी) द्वारा सेवक के लिए 
आदरमूचफ क्रिया 'फुरमाई” का प्रसोग खटकता है । 
राम नाम जिन्होंवे जान लिया उनका शरीर क्षीण होता है, नेत्रों में नोद 
नही आती और विरहवेदना के कारण शरीर पर मांस नही चढ़ता १४॥ 


रच कवोरन्वाणो-सुघा 


जांमे < सं० जन्म (नाम धातु)--उत्पन्न होता है ! 

राम्र के वियोधियों का शरीर बिरह वेदना से विकत रहता है, उन्हें कोई 
बुल्ाओं (छे़े) मत, नही दो छूते ही ठड़फड़ा कर मर जाएंगे ।१ ६। 

तालाबेलो << प्राइव 'तल्लोविल्लि” +ऊपर-नीचे होना, तथफडाहट, व्या- 
कुलता | तुल० कुमारपाल प्रतिरोध : थोडइ जल जिधि मच्छलिय तल्लोविल्लि 
करंत; तथा दादू, साक्षी ३-४५ : तालादेली प्यास विन, पयों रस पीया जाई । 

जाने बूझ्कर जो जड़वत्‌ बता रहे और बल (रहते हुए भी उसे) छोड़ कर 
जो निर्वल थना रहे, कबीर कहता है उस संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ता 
भर्थात्‌ उम्रे अपने लक्ष्य से कोई रोक नहीं सकता ।१७। 

लालों की कोठरी नहों होती (लाल कोठरी भर नहीं होते); हंसों की पाँत 
नही होतो, पिहों के झुण्ड नही होते, साथु भी जत्था वाँध कर नहीं चलते १5॥ 

तात्पर्य मह कि हस ओर शेर विरल ही होते हैं; इसी प्रकार साधु भी 4िरल 
हो होते हैं--जमाठ बांधकर चलने वाले साथु वस्तुतः साथु नही होते, वे केवल 
उदरम्भरि होते हैं । तुल्नीय-- 


शंत्ते शंत्ति न माणिवयं, सोक्तिक न गजे गजे $ 

साधवो न हि सर्वत्र, चन्दर्त न बने वने॥ 
क्षोबरो--सं० अपवरिकां >> प्रा० उत्बरिय 5- भीतरी कक्ष या कोठरी, 
तुल्० प्रम्रावत ३३ ६-५ : ओवर्रि जुड तहां सोवनारा | यथ्वपि कबीर के प्रयोग 
से यह परिलक्षित नही होता, किन्तु आजकल जनपदीय बोली में “ओबरी' प्रायः 
उस एकात कोठरी को कहते हैं जहाँ पति-पत्नी मिलते हैं--इसीलिए व्यग में 
कहा जाता है 'कहाँ ओवरी में छिपे हो ?”? लेंहड्मा (देश०) पशुओं का झुण्ड | 


जमात<< ब० जमायत +-समुह, जत्या | 
कबीर कहता है, साधु की क्रगति कमी भी निष्फल नहीं होती; नीम चन्दन 
की सगति फरने पर बावना चन्दत हो जायेगी और फिर कोई उसे मोम न 


कहेगा ॥१६॥ 
शआापनां +- बावन गुणों वाला । 


परिशिष्द : टीका : साफो अंग ४ २६५ 


कबीर कहता है कि वही दिन भला होता है जिस दिन संत मिलते हैं, क्योंकि 
उन्हें अंक भर-मर कर भेटने से शरीर का पाए चला जाता है ।२०। 

जितने भी मिठ्योलने हैं उन सभी को साधु न जान, वयोकि दे पहले थाह 
दिखाकर तुझे गहरे पाती मे ला देंगे जहाँ तू द्वव जाए ।३१। 

मोठा बोलनां 55 मिठ्योलना, मिप्टभाषी । ऊंडा-- गहरा । तुल० हरिदास 
निएंजनी : ऊंशे अयह थाघ नहिं आवे नही वार नहिं पार । 

कबोर कहता है कि साधु फी संगति नित्य प्रति की जानी चाहिए ; वह 
दुमत्रि को दर वहा देगी और सुमति को बता देगी ॥२२॥ 

चाहे मथुरा जाओ चाहे द्वारिका और चाहे जगघ्ाथपुरी ही जाओ, किन्तु 
साध संगति और हरि भक्ति के बिना कुछ भी हाथ नहीं आएगा ॥२३॥ 

निर्वैरता, निष्कामता, स्वामी से स्नेह और विषयों से परथकता--संतों के 
यही बंग हैं ।२४॥ 

अंग >ब॒त, चर्या, नियम । “'विसुद्धिमग्ग' के द्वितीय परिच्छेद में हो इसके 


समानांतर पालि प्रयोग है धुतग अर्थात्‌ धूठांग अर्थात्‌ अवधूतांग इसका अर्थ / 


है अवघुत का ब्रत, नियम या अम्यास। इतना ही नही पाशुकूलिकांग (पांगुकूलिक 
होने का ब्रत, नियम या अभ्यास) आरअण्यकांग, वृक्षमूलिकांग जैसे तेरह प्रयोग 
वहाँ आए हैं।"-.डॉ० मरतसिह उपाध्याय; ध्यान सम्प्रदाय, पृ० १४६ ॥ 

खोद खाद घरती महत करती है, काट कूट वनराजी सहन करती है, इसी 
प्रकार कुटिल बचन केवल साधू सहन करता है--दूसरे से वह नहीं सहा 
जाता ॥२५॥ घनराह. वनराजी, वनस्पति-समुदाय । 

कवीर कहता है कि हरि फ्य प्रियनन दूर से ही दीख पड़ता है--तन से 
क्षीण, मन से उदासीन और जगव्‌ से रूठा हुआ वह फिरता रहता है ।२६। 

भावता-- अच्छा लगने वाला । 

ज्ञानी भक्त की नित्य मुसीवत है, अन्चानी का राज है; व्योकि वह आगा- 
पीछा तो समझता नहीं--बंस पेट मरने से मतलब ।२७ा 

जांच<< स० ज्ञान --ज्ञानवान (विशेषण)॥ 

सर <'छ' घातु ( >-्गमन करना ) +>अग्रसर होना; अपसर-<अप-- 


३६६ कवोर-वाणो-सुथा 


- से अपयरना या पीछे हटना; बंतः 'सर अपसर का तात्पर्य है : किस कार्य मे 
आगे बढ़ा जाय ओर किसके पोछे हटा जाय, आर्थाव्‌ आया-पोछा या बच्छा- 
बुरा | तुल० नातक-वाणी पृ० १०३६-५ : सर अपसर की सार न जार्णह। 

जो जात बूझकर सत्य को छोड़ दे और झूठ से स्नेह करे, हे सम, उसकी 
संगति तुम स्वप्न में भो ने दो २५] 

कबौर कहता है, दुर्ग की जो खाई होती है उसका पावी कोई नहीं पीता, 
किन्तु वही शानी जब गंगा में जा मिलता है तब सम्पूर्ण रूप से गंगा जल हो 
जात है अर्यात्‌ वद उसे सभी पीवे हैं ।२९॥ 

जव विषय प्रीति की अपेक्षा अधिक श्िय होता है तत्र अंतर (द्ृदय) में हरि 
नहीं होते, वर्योंकि जब हरि अंतर से निवास्त करते हैं तब विपयों में चित्त नही 
लगता रन हु 

(वाह्म वेशभूषा से हो) उज्ज्वल देख कर किसी का विश्वास नही करना 

चाहिए क्योकि वह बगुले की तरह ध्यान भाइ़वा हैं । वह तुम्हारे पास वैठ कर 

तुम्हें चपेट देगा और यो ही तुम्हारे ज्ञाव को भी ले ढुदेंगा ॥३ १॥ 

घीजिए:>प्रा० घिज्जिय +- विश्वास करना चाहिए । माई ->मडित करता 
है, धारण करता है । घोर॑ - पास, निकट । 

कबीर कहता है, समुद्र की लहरें क्तिनी जाती हैं और कितनी जाती हैं। 
मैं उस हरिमक्त की वलिहारी जाता हूँ जो उत्तट कर (समुद्र की भाँति) अपने 
में ही सभा जाता है अर्थात्‌ कामवासनाओं को उद्ी प्रकार आत्मस्रादु कर लेता 

है जैसे समुद्र लहरों को ॥२२॥ 

पाँच वैनो वाली लिया ऊजड-ऊजड़ स्थानों में ही जाती है अर्थाद पंच 
ज्ञनिद्धिमों से प्रेरित मत की वृत्तियाँ चंचल और वहिमृखी होती हैं। बन्रिहारी 
मैं उस दास फी हैं जो उने पकड़ कर एक ही ठाँव रोक दे अर्थात्‌ मत को 

निरचंचल कर ले ।३३॥ 


शलधिया +-वैलों वालो । छिरकिड्रो - छोटे आकार की वैलगाडी । 
भक्त ( वैष्णव ) हजारिया कपड़ा है, उसमे मैल नहीं समाठी ( क्योकि उसे 


परिणिष्द : टौका : साथो अंग ४ २६७ 


यल॒पूर्वक घारण किया जाता है, मैल मे नहीं बिद्याया जाता)। इसके विपरीत 
शाक्त काली कम्दसी है--जहाँ चाहो, विछा लो ३४ 
हजारो (फ़राी)--उल्कृष्ट कोटि के सूत या उससे बने वख्र के लिए हज़ारी' 
वा 'हज्ारिया' विशेषण प्रयुक्त होता था। तुल० बखना-वाणी, पद ७६-१ : 
फाति बहुरिया सूत ह॒जारी ; तकुला को बल काढ़ूयो गुर सतघारी। सूठ की 
वारीकी परखकर उसे नम्बर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों मे सपा जाता था । जो 
सूत जितना ही पतला होता था उसका नम्वर उतना ही अधिक होता था। इस 
प्रकार हशारिया सूत अत्यधिक महीम(जैमे ढाके की मलमल का) होता या । उसे 
बड़ी हिफाजत से रता जाता था । इसी प्रकार कबीर के अनुसार वैष्णव भक्त 
भी विशुद्ध आचरण का होता है, भाक्त के रामाव वासना से पक्िल नहीं होता । 
“सभी घंटों (जीवो) में मेरा स्वामी है, कोई सेज उससे सूनी नही रहती; 
फिर भी हे सल्ली, उन्ही का सौभाग्य मानना चाहिए जिनके घट मे वह प्रकट हो 
जाय अर्थात्‌ भिन्‍्हे उसका साक्षात्कार हो जाय ।रेश। 
खालिक (परमात्मा) जागठा रहता है, और कोई नहीं जागता।यात्तो 
दिपषयी जागता है जो विपयो के विष से भरा हुआ होता है या फिर दास बंदगी 
में (जागता हुआ) होता है ।३६॥ 
चदन की एक झाडी अच्छी है, न कि बबूल का लखरांव। इसी प्रकार 
साधुओं की छान अच्छी है, शाकतों का बडा ग्राम (नगर) नहीं ।२७। 
कबीर कहता है, धन्य वह सुन्दरी है जिसने वैष्णव पुत्र उत्न्न किया जो कि 
राम का स्मरण कर निर्मय हो गया--शेष ससार तो निपूता हो रह गया ३८॥ 
अकत<<सं० अपुत्र €पुत्रहीन, निपुता। तात्पर्य यह है कि जिसका पुत्र 
वैष्णब भक्त हो उसी माता का पुत्रवती होता सार्यक्र है, शेप सब को निपूतता ही 
समझना चाहिए । ठुलतीय मानस, अयोध्या ७५।१०२-- 
पुश्॒दती झुबतो जय सोई $ रघुपति भगठ जासु सुत होई॥ 
नतद बाँझ भल्त बादि वियानी । राम बिमुण्य सुत तें हित जानी ॥ 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अतिम चरण का अर्य किया है--/जब कि (शेष) 
समस्त जगद्‌ वस्तुतः अउत (अजुत्पन्न) ही मया (नष्ट हुआ)" 


श्ध्म कवीरन्वाणी-सुपा 


शात्त ब्राह्मण न मिले, वैष्णव यदि चांडाल भी भिल जाय तो उसी प्रकार 
अंकमाल देकर भेंटवा चाहिए मानों गोपाल मिले हों ।३६॥ 

कयम राम से मिला सकता है, यदि कोई उत्ते (वियत्रण से) रखना जाने । 
फवीर वेचारा क्या करे जब (मागवतकार) शुक्ददेव ही (गोपियों की भक्ति के 
प्रसंग में) इसका साक्ष्य देते हैं [४०॥ 

काम वासनाएँ यदि सासारिक आस्ठितयों से मोड़कर भगवात्र के श्रति 
उन्पुख कर दी जाय॑ तो उत्कृष्ट कोटि की भवित हो जाती है--मक्ति के सभी 
आयार्यों को यह मान्य है, और इसी प्रकार को भक्ति का चित्रण शुकदेव ने 
गोपियों के माध्यम से किया है। कवीर को ऐसी ही,वैष्णव भक्ति अभीप्ट है । 

जो कामिनी के अंग से विरक्त हुए और हरिनाम मे अनुरक्त हुए, गोरखनाथ 
साक्षी हैं, उन्हीं की भाँति वे भी कलियुग में अमर हो गये ॥४१॥ 

स्वार्थ के लिए सब सगे बनते हैं--सारी दुनिया को ऐसा ही समझो। 
बिना स्वार्थ के जो आदर करता है वह हरि की प्रीति से ऐसा करता है, इसे 
भली-भाँति समझ लो ।४२॥ 

कबीर कहता है, अपने राम की खातिर मैं वन-वर्न (ढूंढता) फिरा किन्तु 
राम सदृश सत लोग मिल गये जिन्‍्होने सारा काज संवार दिया ।४३। 


(५) गुर सिख हेरा को शअ्रंग 


ऐसा कोई नही मिलता जो अपना घर जला दे अर्थाव्‌ सांसारिक आसक्तियों 
को विनप्ट कर दे झौर अपने पाँचो लड़को (काम, क्रोष, मद, लोम, मोह नामक 
पँच विकारों) को पठक कर (प्रमाप्त कर) राम मे लौ लगावे 8१। 

ऐसा कोई नहीं मिलता जिसका आश्रय ग्रहण क्रिया जाय, व्योफ़ि मैंने सारे 
संसार को (संसार के प्रत्येक व्यक्ति को) अपनी-अपनी आग में जलते देखा अर्थात्‌ 
अपनी-अपनी विपत्ति भोगते देखा ।२। 

ऐसा कोई नही मिलता जो मुझे उपयुक्त शिक्षा दे और मवसागर में हबते 
हुए मुझको हाथ और केश पकड़ कर उसमे बाहर मिकाल ले ॥३। 


प्श 


परिशिष्ट : टौका : साथो अंग ५ रह 


ऐसा कोई सुजान नही मिचता जो इशारा समझ ले, क्योकि श्रवण शक्ति से 
विहीन कान वाला वजता हुआ ढोल भी नही सुत पाता ।४॥ हि 
ऐसा कोई नहीं मिलता जो मुझे पहचान ले, तथा मुझे अपना कर मुझ्त पर 
इैपा करे और (भक्ति के) मैदान में लेकर उतर जाय ॥५॥ 
ऐसा कोई नहीं मिलता जो राममक्ति मे मेरा सच्चा मित्र हो और जो अपना 
तन-मन मुग के समान सौंप कर वधिक (उपदेशक या गुर) का गीत (उपदेश) 
सुने ॥६॥ 
भुग बड़ा संगीत प्रेमी होता है, इसलिए धहेलिये उसका शिकार करने के 
बिए बीन आदि की घुरीली तान बजाते है जिसकी स्वर-लहरी मे मुग इतना 
आत्मविभोर हो जाता है कि उसे अपने शरीर का ध्यान नहीं रह जाता | इसी 
प्रकार शिप्प में भी गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए ) 
ऐसा कोई नही मिलता जो मुझे पूरी विधि बता दे जिस विधि से शून्य मंडल 
(द्मारंत्र) मे जो एक पुरुष (ब्रह्म) है उससे लो लगा रखी जाय ।छ 
हमारे देखते हुए जगत्‌ चला जाता है ओर जग के देखते हुए हम चले 
णाते हैं; ऐसा कोई नहीं मिलता थो हमारी वाँह पकड़ कर इस (आवाग्रमन से) 
छुडा ले ।५॥ 
सारक और सूरमा तो वहुत मिलते हैं, धायल कोई नही मिलता । घायल 
को अगर घायल मिल णाय तो राम भक्ति हृढ हो जाय । तात्पर्य यह है कि ढीग 
मारने वाले उपदेशक तो बहुत मिलते है, कितु सच्ची अनुभूति वाला भुक्तभोग्री 
साधक बहुत मुश्किल से मिलता है ॥६। 
सारा <<सं० सारक प्रहार करने वाला, तुल० क० ग्र० साखी १४-४ : 
सारा बहुत पुकारिया, पीर पुकारे ओर । सुरा <सं० शूर--वीर, बहादुर । 
“सारा सूरा' युम्म के रूप में प्रचलित प्रतीत होता है--जैसे 'शूर वीर” । 
प्रेमी दूंढदा हुआ मैं फिरता हूँ, किन्तु मुझे कोई श्रेमी नही मिलता; प्रेमी से 
यदि प्रेमी मिल जाय तो सारा विष अमृत हो जाय (दुःखमय जगतु सुखमय 
हे! जाये) ।एणा 


१९० कवोर-वाणो-तुपा 


तीन के स्नेहो बहुतेरे मिलते हैं, किन्तु चोथे का स्नेही कोई नहों मिलता, 
इस प्रकार राम के सभी प्रेमी परवश होऋर बेठ गए हैं ॥१ १॥ 
तोन सच्सत, रज, ठतम--ये तीन गुण अथवा जागरण, स्वप्न और सुधुत्ति-- 
ये तौन अवस्थाएँ । घोथा--प्रिगुणातीत अथवा तुरीयावस्था । 
सर्प को दूध पिलाया जाय तो वह दूध ही विप हो जाता है; ऐसा कोई नही 
मिलता जो उन सप्पों समेत उनके विय को खा णाय बर्यात्‌ दुष्टों समेत उनके 
मवगुणों फो समाप्त कर दे ।१२।॥ 
मशान हाथ में लेकर (मक्ति का अवलम्बत कर) मैंने अपना घर जला दिया 
(सासारिक सुख त्याग दिया), अद उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा | 
मर्चात्‌ आदर्ग मक्त को परिग्रह (दौलत जोड़ने) को सावना का परित्याय करना 
पड़ता है ।१३१ मुराड़ा (देश ?)--मश्ाल, छुक्ाठी 7 
(६) दीनता बीनती को अंग 
कवीर कहा है कि मैं राम का छुता हूं और मेरा नाश मुत्तिया है, मेरे यते 
में राम को डोरी है--बहू जिघर खीचठा है मैं उप्र ही जाता हूँ १॥ 
मुझमे मेरा (अपना) कुछ नहीं है, जो 'कुछ है सो ठेरा ही है; छेरा तुझको 
सौंपने में मेरा क्या लगेगा ? (पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना) ।रा 
जिसका कोई उद्धारक नहीं है ऐसा स्वामी विहीत व्यक्ति (भवसागर में) वह 
जायगा (वितप्ट हो जायगा); नम्नता और गरीती से स्वामी को वन्दगी (प्रार्थना) 
करते हुए हो यदि कुछ हो सकता है तो हो सकता है ॥३े। 
नियुसावा --गुसाई वा स्वामी विहीन | 
थाधो -थाघ या थाह लेकर हूबे हुए को निकालने वाला । 
कबीर कहता है कि मैंने खाया धय ढूंढ लिया, मुझे कोई थुरा नहीं मिला । 
फ़वीर सबके सिए बुरा है, कवीर के लिए कोई बुरा नहीं है ४ 
कर्ता के गुण बनेक है, अवगुष उममे कोई नहीं है; जब में अपना हृदय 
लोजठा हूँ तो पाता हूँ कि सारे अवगुण मुझमें ही हैं ५॥ 
जब से माता ठायय जनमाया गया, कमी भो सुख न पाया। मैं डाबनाच 
फिरता हूँ तो दुःख पराउन्याव्र किस्ता है ॥$॥ 


शो 


परिशिष्ट : दोका : साखो अंग ६ ० 


जबद<<सं० यदा-+जब |. जनमिया<सं० जन्म (नाम घातु)-+जनमाया 
गया, पैदा किया गया कदे << सं० कदा "कमी । डारी डासो में फिरों 
““आदि--तू डास-डाल तो मैं पात-पात' यह लोकोक्ति है, इसी का प्रयोग 
कबीर ने किचिद्‌ अंतर से किया है। तात्पर्य यह है कि जहाँ आदमी वाद में 
पहुँचता है, वहाँ दुःख पहले से मौजूद रहता है, इस प्रकार जीवन में दुःख अधिक 
व्यापक है; तुल० तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया 
(निराला, बादल राग) । 
जो अवसर मुझे मिला या वह मेरे वालपन (अब्पन्नता) में ही बीत गया 
ओर अब प्रिय परदेश में पहुँच गया। है स्वामी, मेरा (परित्यक्ता होने का) 
कलंफ उतारो और भेरे भ्रम तथा अंदेसे को दूर करो अर्थात्‌ भाकर मिलो ॥७। 
अमलपतन उ क्षुद्रता, बालपन (अलपपन' का प्राचीनतर रूप, तुल० सूरातन << 
भूरापन; बडत्तन >> बड़प्पन) भांनों > भंजत करो, नप्ठ करो । 
जैसे मेरा मन तुझसे (लगा) है, वैसे ही यदि तेरा भी हो जाय तो निहाई 
पर रखे हुए गरम लोहे के टुकडों की भाँति (हम डोनो ऐसे मिल जायें कि) कोई 
जोड न देख पावे ।फा 
अहरनि<<प्रा० अहरी <सं० अघरी (-+पेषण शिला, सिल, दे० पाइअ०, 
पृ० ६४) -5निहाई जिस पर लोहार या घुनार घातुओ को रख कर गदते-पीटते 
हैं । स्ंथि (सं०)-7णोड, मेल । 
न प्रतीति है, न प्रेम-रस है, न इस शरीर मे ढग है, इसलिए क्या पता कि 
उस प्रिय से किस प्रकार का रग (रतिक्रीडा) रहेगा ।६। 
कबीर कहता है कि मैंने भूल से अपराध किया, कितु ऐ स्वामी, तू अपने चित्त 
मे मलिन न कर । वह महान्‌ स्वामी उसे (दास को) दूँढता रहता है जब कि 
दास तित्य बिगाइता रहता है अर्थाद्‌ अपराध करता रहता है ॥१० 
गरवा गुर, महात्‌ | लोडिए (देशज) ८ दुंढना, लोजना (जैमे फूल 
लोदना ) | ठुल" फरीद : “रव बसे हंयालिए तू जंगल क्या लोड़े ॥” अर्थात्‌ 
स्वामी हृदय में हो बसता द्वे तू उसे जंगल मे क्या ढूँढ़ता है ? 
दैन्य और गरीबी दीन के लिए हैं और दंद्व युक्त प्राणी के निए अमिमान 


३०२ कदोर-बाणो-सुघा 


होता है। (परिणामतः) ढंढ युक्त का हृदय जहाँ विष से भरा रहता है वहाँ 
दीनता और गरीबी में राम रहते हैं ।११॥ 

बुंदर--ंद्व या राग छेप में अनुरक्त व्यक्ति । 

फवीर बेचारा भवसागर के (दुःखो के) तिमित्त विनती कर रहा है; इस - 
सेवक पर जुल्म हो रहा है जिसके लिए, ऐ स्वामी, तू यम की रोक १२। 


(७) पिउ पहिचानिबे को श्रंग 


कग्तूरी मृग के नामि-मुंडल में रहती है, किन्तु श्रण उसे वन में दूढ़ता है । 
इसी प्रकार धट-घट में राम है, लेकित दुनिया (मृग के समान अन्नाववश) उने 
नही देख पाती भर्थात्‌ उसकी खोज में इघर-उघर भटका करती है ॥१॥ 

कस्तूरी (सं०)--एक सुगंधित द्रव्य जो ठंडे पहाडें पर रहने वाले विशेष 
प्रकार के हिरन की नाभि से निकलता है ॥ आइने-अकवरी के अनुसार मेद नामक 
जंतु के सूसे नामो को कूट कर यानी में ओटपा जाता था । जो तेल ऊपर था 
जाता था यहीं 'मेद” था 'मीर' कहलाता था (माईन ३०, पृ० ८५ ब्लाशमैनइत 
अनुवाद) | मेद और कस्तूरी अभिन्न हैं। छुंडलि<सं० कुंडल (--आवतें, 
चक्कर) --नाभिन्कुडल मे, नामी वे ग्रोल् बाचर्त में; तुलण पदमावत ११७-१ ६ 
नाभी कुंडर मले समीर । समुंद मंवर जस भंवे गंमीरू 

जैसे नेत्रो में पुतली (तिल) होती है वैसे ही सृष्टिकर्ता (राम) भी हमारे 
घट (शरीर) मे समाया है। मूर्ख लोग इस बात को समझते नहीं जिससे उसको 
बाहर (वी्थों या मूर्तियों मे) दूँढने जाते हैं २। 

पूतरी--स» पुत्रिका>>प्रा० पुत्तलिया >मख के बीच का काला दाग जो 
इृष्टि-शक्ति का केंद्र होता है, (ठुल० मानस, अयोधष्या० तोहि करउं चल तृतवरि 
आली) । राम भी इसी प्रकार केंद्रीय आ्राणशक्ति वन कर घट-घट में समाया हुआ 
है | घालिक << ज० खालिक--सृप्ठि का रचयिता, ईश्वर। 

सम्पुट भे जो समाया हुआ है वह ( शालिग्राम ) साहब ६ स्वामी ) नहीं 
है। थो सारे मंडान ( ब्रह्मांड ) में रमण कर रहा है उसो को साहब कहना 
चाहिए ॥३॥ 


* पं: 


परिशिष्ट : टीका : साखी अंग ७ इ०्३ 


मांड-- मंड, सृष्टि, कह्माण्ड । 

कबीर कहता है, मैंने उसे साथी बनाया है जिसे सुख-दुःख कुछ भी नही 
होता, मैं उसके साथ हिलमिल कर खेलूँगा क्योंकि उससे कभी बिछोह नहीं 
होता है ।श 


पति (परमेश्वर) के धोखे में मूली हुई स्त्री (जीवात्मा) ने वहुतेरा व्यभिचार 
किया (अनेक देवी देवताओं को ईश्वर समझ कर उनकी पूजा की) कितु सदयुरु 
ने उसे पूर्व जन्मों के (सच्चे) भर्तार के पास लाकर उनसे परिचय करा दिया ५॥ 


वह स्वामी तुम्हारे शरीर में ही निवास करता है लेकिन तू उसका मर्म 
नही जानता इसलिए कस्तूरिया मृग के समान वार-वार घास में ही (सुगंध) 
ढूँदता है. (यद्यपि कस्तूरी, जो सुगथ का मूल स्रोत है, उसी फी नाभि में 
रहतो है)।६। 


जिसके मुख और मस्तक नहीं है, जो रूपवान अथवा कुरूप भी नहीं है, जो 
पुष्य की गंध से भी पतला (सृक्ष्म) है--ऐसा अनुपम तत्त्व वह है । 

भाया < मस्तक “मत्या | पुहुप<स० पुष्प । 

जैसा अद्भुत बह (परमात्मा) है उसे तुम मत कहो, उस अदभुत (ज्ञान)को 
थिप्रा कर रखो, व्योक्ि वेद कुरान की भी जहाँ तक गति नहीं है उसका वर्णन 
करने से कोई प्रतीति (विश्वास) न करेगा ।5। 

उम्र भारी कहता हैं तो बहुत डरता हूँ (आतकित हो जाठा हूँ), हलका 
बढ़ता हूँ तो झूठा है ( बषोंकि हलका कहने से खघुत्व फी व्यंजना होतो है )। 
मैं बया जानू राम को--कमी मेत्रों से तो उसे देखा नहीं (वर्योकि उसका 
कोई स्थूल रूप नहीं है) ।६। 

हृदबा < हलका । दोठ - स० दृप्टजन्देखा । 

अगर गट्द देखा गया है तो उसे कहें पैसे (उसका वर्णव वैसे करू ?), और 
कटने पर कोई प्रतीति भी नहीं करेगा । हरि जैसा है बेसा रहे, तू मस्त हो कर 
मेवन उसवबा गुणगान कर । १ ०। 

पतिभाई <<सं> प्रत्यप - विश्यास करना । 


मे कवोर-दागी-युषा 


डर 


अमस्त्र सृष्टि उसमें है किनु वह समस्त सृष्टि से निराला रहता है; कवीर 
उसकी मैवा करता है, वन्य किसी की नहीं ।११। 
ठिनके की ओोट में (अपने हो भीतर) राम है, मेरे जाने तिनका ही पहाड़ , 
हो गया ( अग्रम्य हो गया )। सदयुद्ध ये मित्र कर जद जानकारी हुई तब उसे 
कपने घट (शदीर) में ही पा लिया ।१ श। 
तिनकै-- विन! ( तृण) तथा "के! (+-के या की) को प्रयक्‌ मानकर भी 
अर्थ किया जा सकता है, और सम्यूक्त रूप में मी (विनकै-तितक्षे की) । दोनों 
प्रकार से मर्ष वहीं होता है । ओोल्है--हि० बोट>>ओड़ >>ोल, मोल्ह न्‍नभोट 
में (अधिकरण रूप)। साई <<सं० म्राव (+-विचार) 5 विचार मे ; मैरे 
भाई ->मेरे जाने, मेरे लिए।. परचै<<सं० परिचय “-णजानकारी, तत्वशान। 
(८) संम्रथाई को श्रंग 
न मैंने कुछ किया, न करूँगा, न कुछ करने योग्य मेरा शरीर ही है। जो 
कुछ किगा, परमात्मा ने किया जिसये कदीर (जो छुद्र जुनाहा था ) कबीर 
(महाव्‌) हो गया ; अयवा जो कुछ किया परमात्मा मे किया, लोग नाहक कहने 
लगे--“कदीर ने क्रिया', 'कवीर ने किया! ।१। 
कवोर (अ०)--महाव्‌ु । भया कबीर कवोर--इसके दो जर्य हो सकते 
हैं: (१) कबीर भहात्‌ हो गया, (२) 'क्वीर-फवीर' का हल्ला हो गया अर्थात्‌ 
लोग कबीर कबीर' था किवीर ने क्िया', 'कवीर ने किया" ऐसा कहने लगे ! 
सात रुमुद्ों की स्याही बनाऊं और समस्त वनराजी (वनस्पति-समुदाय) को 
लेखनी बना लूँ, घरित्री को कागज बना लूँ, वो मी परमात्मा के ग्रुण लिखे 
नहीं जा सकते रा 
इनराइ < सं० बनराजी>-वनस्पति-समूह । निम्नलिखित भ्रसिद्ध श्लोक 


सुलनीय है--- 
असखित पिरि समंस्यातु कज्जल सिन्यपात्रे, 
सधुं्तदवर शाला सेखनों प्रमृरो्। 
लिखति यदि गृहोत्वा शारदा सर्वकाल, 
तदपि तब गुणानामीश पारं न याति ॥ 


परिशिष्द ; टोक्ता : साथी अंग ८ ह्०्५ 


कबीर क्या करनी कर सकता है, यदि राम उसकी सहायता न करे ? 
(उसको सहायता के बिता) जिस-जिस डाल पर वैर रखता हैँ वही शुक-झुक 
जाती है।श। 

मनुष्य का किया हुआ कुछ नही होता है और उसका न किया हुआ सब हो 
णाता है | यदि करने से ही कुछ होता है तो उसका कर्ता कोई और ही बर्यात 
ईएर होता है ।४ा 

बवर्ण्य (अवर्णतीय) का क्‍या वर्णत किया जाय ? मुझसे उसका वर्णन 
नहों हो सकता | वह अवर्णनीय वर्णन के परे है । समी उपाय कर-फरके थक 
गया (कितु उसके वर्णन में निप्फल हुआ) ।५।॥ 

है सखी, ढूंढ़ते-दूंढ़ते कबीर खुद खो गया । बूँद (जीवात्मा) समुद्र (पर« 
मात्मा) में समा गई है--उसे कहाँ दूंढा जा सकता है ? ।३॥ 

फबीर जीवात्मा तथा परमात्मा मे अंशांशी भाव मानते हैं अवश्य, कितु 
भक्ति की चरमावस्था में थे आत्मा का परमात्मा मे पूर्ण तादात्म्य मानते हैं ॥ 
फिर उसका 'अहं” “इदम' में विलीन हो जाता है और दोनों की विभाजक रेखा 
समाप्त हो जाती है, जेसे बूँद समुद्र में मिल जाय तो ढूँढने से कुछ पता नही 
सगता कि इसमें बूंद कहाँ है ? रामानुजाचार्य और तुलसी की 'भेद-भक्ति' मल 
पह स्पष्ट ही भिन्न विचारधारा है । 

(विंदु जैसे अपने पृषक्‌ अस्तित्व को) दूँढने-दूंठते कबीर स्वयं खो गया; जब 
समुद्र (परमात्मा) दूद (जीवात्मा) में समा गया तो वह समुद्र भी कहाँ ढूँढा जा 
प्रकता है ? ७ 

जिसका कोई (आश्रयदाता) नही है उसका (ऐ राम) तू है ओर जिसका तू है 
उसका सभी फोई है । ऐ स्वामी, तेरे दरबार में कोई निराश नही होता ।८। 

दरिगह्‌ (फ़ा० दरगाह) ->चौख८, दरवाज़ा, दरवार | मामहरुम -महरूम 
बर्यात्‌ निराश, अमाया, असफल । बोलियो मे इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते 
हैं, उदा० अधिरया व्यर्थ; बेफजूल-८ फिल्वल; वेफोकट -+ फोकट इत्यादि | डॉ० 
भाताप्रसाद गुप्त ने इसका अर्थ किया है : तेरी दरशाठ मे कोड कतततलना स्‍-+ 

२० 


३०६ कवोर-वाणौ-सुधा 


अमावप्रस्त न हो) नही होता है--क्षमावग्रस्त ही होते हैं ।” कितु यह उपयुक्त 
नहीं प्रतीत होता, वर्योकि कवि का मूल भाव इसके विपरीत है । 

भवसागर (व्रिपय दासवाओं के) विप-जल से परिपूर्ण है, (उसे पार करने 
का) मन थैर्य नहीं वांघता: किन्तु समर्थ स्नेही हरि मिल गया तब उसके आश्रय 
से कबीर पार उतर गया ।६। 

मेरा स्वामी बतिया है जो सहज ही अपना व्यापार फ्रिया करता है और 
बिना तराज़ू की डाँड़ी और पलडे के ही वह सारे संसार फो तोलता है ।१०। 

स्वामी से ही सब कुछ होता है, सेवक से कुछ भी नही होता है। वह स्वामी 
राई से पर्वत कर देता है और पर्वत से राई कर देता है ।११॥ 

ऐ स्वामी, मैं तेरे बिना कौड़ो भी नहीं प्रा सकता; लेकित यदि घिर पर 
तुम्हारे जैसा धनी हो तो मैं अपना लाखों मोल कराऊँ।१२। 

बाहिरा<सं०वाह्म --वाहर, बिता । 

(अन्य स्वामियों के यहाँ) कोई खड़ा रहता है फिर भी (अपता अमीष्ट) नहीं 
प्राप्त कर सकता, और कोई खड़ा-खड़ा वि्नत्ात्ा है, किन्तु मेरा स्वामी ऐसा 
समर्थ है कि वह सोते हुओं को जगा-जगा कर देता है ॥१३॥ 

कब्रीर राम से पूछता है कि ऐ समस्त भुवनों के मालिक और राजा, तूँ 
सभी की रचना कर उनसे किस भ्रकार अलग रहता है, वह विधि मुझे 
भी बता ६४ 

फवीर याचना करने (माँगने) जा रहा था कि सामने अयाच्य कर देने वादा 
मिल गया । वह उसे अपने धर ले चला जहाँ उसने भारी निधि पा ली (अथवा 
जहाँ मुझे भारी तत्त्व का परिचय प्राप्त हुआ) ।१५॥ 

अजघ < अजच्च < स० अयाच्य- अयाची बना देने वाला । 

“अजच्च' का 'अजंच” रूप मध्यकालीत लेखन-प्रणाली में ड्ित्व के लिए 
अनुसार देने की परंपरा के परिणामस्वरूप है, जैसे मच्छर<मंछर, मज्जन<: 
मंजन जादि।. संच <सं० संत्रम न्‍संचित धनराशि, निधि, खजाता। 
पाइमसदुमहण्णवी” में अपन्लंश के 'संच' शब्द को सं० 'संचय! से ही व्युत्पन्न 
मान कर उसका 'परिचय! जर्ये दिया है (दे० १० ८३५) | इसके अतिरिक्त 'संच' 


डे 
डडू 


प्रिशिष्ट : टीका : साखी अंग & ड्ण्७छ 


को 'सच्च' (--सुल) मान कर भी अर्य किया जा सकता है, जैसा कि अधिकांश 
दीकाकारों ने किया है । किस्तु यहाँ याचना का अ्रसंग है, जतः पहला अर्थ ही 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 


जादि, मध्य और अंत तक वह ईश्वर सदैव अंग और अविभवत रूप से 
(मेरे या सृष्टि के साथ) है; कबीर कहता है, यह सेवक ऐसे कर्त्ता का साथ नहीं 
छोड़ सकता ११६। 

अविह॒ड़--न विहरने वाला, विघदित न होने बाला, अविभक्त । 

कवीर कहता है कि छृष्टिकर्ता के अतिरिक्त मेरा कोई हितचितक नही है; 
वह मेरे गुणों-अवगुणों में मुझे अलग नहीं होता अर्थात्‌ सदैव साथ निभाता है, 
जब कि संसार के लोग स्वार्थ में बंधे रहते हैं ।१७। 

बिहुई नहों--विहरता नहीं, प्रथक्‌ नही होता । 


(६) परचा को श्रंग 


जब 'मैं” का भाव (बहंभाव) था तब हरि नहीं था, जब हरि है तो “मैं! 
नहीं रहा । मेरा समस्त ( मोह ) अघकार मिट गया जब मैंने अपने भीतर ही 
प्रफाश देखा (१॥ 

परवह्य के उस तेज फा परिमाण कैसा है--अर्थात्‌ वह तेज किस प्रकार 
फा है ? ( उत्तर यह है कि ) वह शोभा कहने की नही है, देखने से ही उप्तकी 
यधार्षता का पता लगेगा ।र। 

उनमांन--(सं० उद्‌+-मात)5"-परिमाण, शक्ति, सामर्ध्य । 

परवान--प्रमाण, सच्चाई, यपार्थता ! 

अच्छा हुआ कि मैं भव (जन्म-मरण) में आ पड़ा और मूल दशा पूर्ण रूप 
से विस्मृत हो गई, वयोकि हिम गलकर पुनः पानी हो गया और दुलक कर उस 
पूल पर उससे जा मिला ( जो उसका मूल स्रोत था ) अर्थात्‌ संसार के विविध 
ताप से द्रवीभूत होकर अपने मूल अंशी परमात्मा की ओर प्रेरित हुआ ।३॥ 

विशेष--हिम जड़ जीव है, उसका तरल होना चैतन्य होना है और उस कूल 


54208] कवोर-वाणी-सुधा 


जाकर पुनः मूल सागर में मिलना परमात्मा से मिलना है। तुननोय 'कामायनी', 
चिस्ता सर्ग, छंद २-- 
नोचे जल था था ऊपर हिम या, एक तरल था एक सघन। 
एक तत्व की हो प्रषानता, कहो उसे जड़ या चेतन॥! 
जिसके निमिस में जा रहा था उसे मैं अपने प्राय ही प्रा गया और जित्ते 
मैं अपने से मिन्न समझता था वही फिट अपना हो गया ।४॥ 
जहाँ परमात्मा की ज्योत्ति जगमगा रही है वह स्यान अग्रम्य, अग्रोचर है 
और वहाँ तक किसी फी गति नहीं है। कवीर वहीं पर उसकी वंदगी करता है 
णहाँ पॉप-पुण्प की छूत (स्पर्श) तक नहीं है अर्थात्‌ वह स्थिति प्राप-पुण्य आदि के 
दढवंद्रों से परे है ॥५॥ 
पक्षी (मन) आकाश (शुल्य लोक) को उड़ गया कितु शरीर परदेश (स्थूल 
जगत) भे ही रह गया; आकाश में पक्षी ने चोंच के बिना ही पानी प्रिया अर्पार 
स्थल घंरीर की सद्दायता के विनां हीं केवल मन:साधना के द्वारा परमात्मा का 
सानिध्य प्राप्त किया जिससे इस देश (स्यूल जगतु) को सूघ भूल गई ।६॥ 
मेरे शरीर में बब प्रेम ने प्रकाश किया ठव अनंत परमात्मा से योग जग 
यया अर्थात्‌ परमात्मा से संयोग हुआ । फ़िर तो सशय समाप्त हो गया और सुख 
हुआ जब वह प्यारा कांत मित्र गया ।0 
मन उन्‍्मने से लग गया और दह गगन (मून्य लोक) तक पहुँच गया, वहाँ 
उसने चंद्र विहोन चाँदनी देखी, वही पर अलक्ष्य निरंजन ब्रह्म को भी देखा षो 
शून्यलोक के राजा हैं ।5 
पानी (चेतन, आत्मा) से ही हिम (जड़ जगत) हुआ और ढिम्र होकर वह 
पुनः पानी के रूप में परिवर्तित द्लोकर उसमे विला गया। इस प्रकार जो कुछ 
मून्नतः था वही पुनः हो गया । और अब उसके विषय में इससे अधिक बुद्ध नहीं 
कहा जा सकता ६ 
चित्तवृत्ति तल्लीनता में समा गई, जाप अडपा में समा गया, लेख्य अथवा 
साकार अनेख्य अयवा निराकार में समो गया, इसी प्रकार आत्मा या मन अपने 


में ही समा गया १० 





परिशिष्ट : टोका : साखी अंग € ३०६ 


सुरति<सं० श्रुति --श्रवण वृत्ति, चित्तिवृत्ति। कामशात्र तथा काव्यशास्र 
में 'सुरति” शब्द का प्रयोग रतिक्रीड़ा तथा प्रेम के आर्य में हुआ है कितु 
संत-काव्य सें उसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में हुआ है जिसे ध्यान अथवा 
स्मृति के समानांतर मान सकते हैं । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ले सुरतति 
फो 'अन्तर्मुद्दो वृत्ति' माना है और बताया है कि आचार्य क्षितिमोहन 
सेव 'सुरति” का भर्य प्रेम और 'निरति' का अर्थ वैराग्य करते थे (फवीर, 
१० २४४) । डॉ० रामकुमार वर्मा ने इसे 'सूरते इलहामिया” का बोधक 
माना है ('कवीर का रहस्यवाद' परिशिष्ट), श्री परशुराम चतुर्वेदी 'सुरति' को 
प्दोन्मुश्त॒ चित्त! मानते हैं (कवीर-साहित्य की परख, पृ० २५२)। अर्च के 
सम्बन्ध में तो विशप सतभेद नही, किन्तु इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में मतभेद 
है। डॉ० पीताम्वरदत्त बढ़थ्वाल ने इसे स० स्मृति” से व्युत्पन्न माता है ( दे० 
योगप्रवाह, काशी विद्यापीठ वाराणसी, मे 'धुरति-निरति' शीर्षक निवन्ध, पृ० 
३३-२४) और डां० सम्पूर्णावन्द जी ने इसे स० 'स्रोत' से विकसित मान कर 
इसका अर्थ 'चित्त-प्रवाह' किया है (विद्यापीठ, त्रेमासिक, भाग २, १० १३५)। 
किन्तु मेरा विचार है कि सन्तों फा 'सुरति' शब्द स० “श्रुति” (श्रवणार्थे) से विक- 
प्रित हुआ है। उपनिषदों मे सन्तों के शब्दयोग से मिलते-जुलते अनेक उल्लेखों 
के साथ (दे० छान्दोग्य ५॥१०११०, बुह॒दारण्यक ५६१; मैश्युपनिपद्‌ ६२२- 
२३) च्ान्दोग्य (२१३।०) मे एक ऐसा उल्लेख मिलता है णो इस शब्द की 
प्राचीन परम्परा पर पर्याप्त प्रकाश डालता है-- 
परचेतदस्मिझ्छरोरे संस्पर्शनोष्णिमा् विजानाति । तस्थपा श्ुतियंत्रेतकर्णा- 
पषि गृह विनदमिवनदयूरिवास्नेरिवज्वलत उपस्दणोति तदेतवृष्टं शव शुतस्चेत्पु- 
पासोत । च्ुष्प: धुतों भवति य एवं येद म एवं वेद । अर्थाव्‌ “जहाँ इस शरीर 
मैं स्र्श से जो उप्णत्व जानता हैं उसका इस प्रकार श्रवण भी होता है जब 
दोनो फानों को आंगुलियों स ढक कर (रुप के) घोष के समान, (वृषभादि के) 
बाद के समान और जलती हुई अभ्ति के समान छो सुनता है वही उसका दृष्ड 
ओर ख़ुद ज्ञान प्रसिद्ध है। पह दर्शनोय और विश्वुत दोनों है, जो ऐसा जानता 
है, णो ऐसा जानता है ।' कवोर के पूर्ववर्तों अपदा समकालीन योगियों तया 


के 


2 कबोर-वाणी-सुघा 


सन्‍्तो की रचनाओं में इस शब्द के ऐसे अनेक प्रयोग सिलते हैं मिनसे उसके 

श्रवणार्थ की पुष्टि होती है। कुछ उदाहरण उद्धृत किए णा रहे हैं-- 

१--करण बिन सुरत्ति श्रवण (योरखवानी, डॉ० वड़प्वाल, पृ० १८७) । 

३--दृष्टि अग्रे दृष्टि सुकाइबा, सुरति लुकाइवा कान । (वही, सवदी ७५)।॥ 

३--कप्नी सुरति समाइ (नानक; गुद्ग्रन्यसाहिव, व० (३८-१५) । 

४--जेता सबद सुरति घुनि तेतो (वही, प्ृ० ३५-६) । 

४--श्रवर्णों सुरति गई मेन ने सूझे । (दादू-वाणो, मगलदास, प्ृ० ५७०) । 
“ब्रह्मण्डे सो पिडे जांनि' इस सिद्धान्ठ के अनुसार योगियों तथा सन्तों की 

यह मान्यता है कि वाह्य जगत्‌ में जो महाशब्द व्याप्त है उसी का अ्रतिरूप पिंड 

अथवा शरीर में अनाहृत नाद होकर समाया हुआ है-- 


फवीर सबद सरीर मैं, बिन गुन बाज तांति । 
बाहरि भीतर रमि रहा, ताते छ,टि भरांति ॥ 
ञयके० ग्रे०, साखी ६-४७। 
साधक फो इसी शब्द में ध्यान लगाता चाहिए--सही उसके लिए परमार्थ 
है। इस अन्तर्मुखती साधना के लिए सन्तों ने वाह्म स्पूल इद्धियों की अपेक्षा उनके 
अन्तर्मूली सूक्ष्म रूप फो ही अधिक महत्व दिया । इस अकार णो स्थल श्रव-गे 
द्विय या 'कान' है, 'सुरति/ उसी को आत्तरिक सूक्ष्म वृत्ति मात्री गई और इस 
“पुरति/ को शब्द के साथ एकाकार करने के उपदेशों से सादा सन्त-साहित्य मरा 
पडा है । सन्‍्तों की पारिमापिक शब्दावलो में इसे 'सुरवि-शब्द योग! कहा गया 
है । आगे चल कर सुरति केवल श्रवणेन्द्रिय की सूक्ष्म बृत्ति को परिधि तक 
सीमित न रह कर समग्र रूप से चित्तवृत्ति वन गई और “ध्यान, याद” अथवा 
“ह्याल' का समावार्यी हो गई, क्योंकि शब्द-साधना मै ध्यान की ही ग्रमुखता 
रहती है । इस अर्य में यह शब्द इतना अधिक श्रचलित हो चुका है कि आज का 
साधारण ग्रामीण भी कहता है कि 'अम्ुक बात हमारी “सुरता' में नहीं आती 
मर्थात्‌ याददाश्त मे नहीं आवो । सन्त-साहित्य से भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं--- 


परिशिष्ट : टोका : सासो अंग & * श्शृ१ 


सीप को सुरति आकास बसतु है (यारी, महात्माओं की वाणी, १० ३) १ 
जिपकी सुरति जहां रहे, तिसका तहां विसरांस (दादू) इत्यादि । 
ध्यान की एकतानता के आधार पर 'सुरति घागा', “पुरति डोर” आदि खझूपकों 
का प्रयोग होने लगा। आगे चलकर कुण्डलिनी के बनुकरण पर उसे शक्ति का 
तैज:पुक्च भी माना गया (जेंसे--देखो संतो सुरति चढ़ी असमाव"'“जगमग जोति 
बरत अति निर्मल; गुलाल, महात्माओ को वाणी, १० ६५) । फहीं-कही 'सुरति- 
कमल! की कल्पना की गई जिसको स्थिति सहस्तार के भी ऊपर मानी गई। 
रूपक के आधार पर कभी-कभी शब्द-सुरति का गरुद-शिष्य के रूप में अयवा 
परमात्मा-जीवात्मा के रूप में (कल्याण योगांक, सुरतियोग” लेख) वर्णन हुमा 
है और कभी-कमी मघुर भावना से पति-पत्नी के रूप में भी (विशेषतया राधा- 
स्वामी-सम्प्रदाय में) । विस्तृत विवेचन के लिए दे० “हिन्दी अनुशीलन', धीरेज्द्र 
वर्मा विशेषांक में 'सन्तों दारा प्रयुक्त 'सुरति” शब्द का अर्थ-विकास' । 
निरति--निरत अथवा तल्लीन होने का माव । 'सुरति जब इतनी पूर्ण हो 
णाती है कि....परमात्मा के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध. ..तदात्म रूप से हो जाता 
है, वह अवस्था निरति कहलाती है? (डॉ० परीताम्वरदत्त बड़थ्वाल, योगप्रवाह, 
पृ० ३२)। अमपा<स्ं० अ-+-जप माला, सुमिरनी अथवा जिह्वा बादि की 
सहायता से किये हुए स्थूल जप का उल्दा अर्थात्‌ सुक्ष्म जप | नाथयोगियों तथा 
संतों ने प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ 'सो5हं' का सूक्ष्म जाप सहण रुप सें 
होता हुआ माना है जिसको 'अजपा गाइन्नी' या 'अजपा जाप' कहते है । एक 
स्वस्थ व्यक्ति औसतन २१५६०० साँसें चौदीस घटे मे लेता है, अतः प्रत्येक साँस 
मैं यदि सुमिरण में मत लगाया जाय तो उतनी ही अजपा गायत्री का जाप 
होता है १ ठातर्य यह है कि संतो ने काठ या घातु के मनकों की भाला णपने की 
मपेक्षा ऐसी सूक्ष्म माला जपने पर अधिक बल दिया है जो साँस की हो ओौर 
जो साँस हुटने के साथ ही टृढे--इस प्रकार को तललीनता नामस्मरण में हो । 
जाप<-सं० जपन्‍-स्थूल जप जो माला या जीम हिला कर किया जाता है। 
लेप <सं० लेख्य ( 55लिखने योग्य या देखने योग्य ) +- साकार, स्पूल । 
अलेख-- उपर्युक्त लिख! का विलोमार्थी +- सूष्म, निराकार । 


बेर कवोर-वाणो-सुषा 


स्थूल से सूक्ष्म सापना को ओर अग्रसर होते हुए अंत्ोगत्वा सहज स्थिति 
की प्राप्ति का निर्देश इस सादी में भी है 
मैंने शान्ति प्राप्त कर लो जिससे मुख उत्पन्न हुआ, मेरी दृदय-सरिता पूर्ण 
हो गई और मेरे समस्त पाप सहज ही चले गये जब मेरा स्वामी मुझे समझ 
ही मिल गया ११। 
कबीर ने एक ऐसा अगम्य (परमात्मा) देखा कि उसकी महिमा उससे नहीं 
कही जा रही है; वह ठैजपुंक और पारस मधि के समान स्वामी ( कैवल ) मेरे 
नेत्रों मे समा रहा है ।१२। 
जहाँ नीव विहीन देवस्थान है, शरीर (आकार) विहीन देव है, कबीर वहाँ 
विंलमा है (रमा है) ओर वह अलख की सेवा करता है १३! 
देहुरा--स० देवश्ह >> देवघर >> देहुरा; अयवा सं० देवकुल > आ्रा० 
देउल >> हि" देडर>देद्ठुर--देवस्थान (दे० पाइअ० पृ० ४८५१) । फिलंदिया 
<<सं० विलंबित --बिलमा है अथवा प्रेम में उनझा है। जनप्रदीय बोली में 
+विलमना! विशिष्ट शब्द है जिसका प्रयोग लोकग्रीतों में अनेक बार हुआ है; 
यथा : न जाने कोन लीन बिलमाय सजत मोरे अजहूँ ते आए । (दे? प्रामाणिक 
हिन्दी फोश, पृ० ६२६ : विल्मना८-किसी से प्रेम हो लाने के कारण उसके 
प्रास रुक या रह जाना) । 
देवमन्दिर में जैसे छोटी देवमूर्ति हो ( अथवा छोटी देउलिया या मण्डपिका 
हो), उसी प्रकार शरीर मे वह परमात्मा तिल जिठने विस्तार भे है। उसी मे 
मर्थाव्‌ शद्ीर के अन्दर ही पत्ती है, उसी में जल है तथा उसी में प्रजते वाला 
भी है (अर्याद्‌ पुणतोपचार की सारी सामग्री दया पुणारी-न्यमी शरीर के 
भीतर ही सूक्ष्म रूप में वर्तमान हैं) (४ 
देवल<प्रा०. देडल<स० देवकुच 55 देवमच्दिद ( दे पराइअण०्, 
परृ० ४७८ )। सं० 'देवालय' से भी इसकी व्युत्यत्ति सम्भव है। बेहरो << छिं० 
देरी (दिवरा/ ( --ला) <देव-+ड़ा का स्त्री० रूप ) “लघु देदमूति | दे० 
प्रामाणिक कोश--देवरा""छोटा देवहा (ए० ६२७) । इसे भ्रा० 'दिउत्तिआा! 
(सं० देवकुलिका) से भी व्युत्पन्न माना था सकता है जिसका आर्य है “घोदा देव- 


परिष्शिट : टोका : सासों अंग ६ झ१३ 


स्थान या मंडपिका' (दे० पाइअ०, पृ० ४७८) । यहाँ 'दिहुरी' का आर्य 
प्रायः सभी टीकाकारों से दिहली' किया है जिससे इस साखी फा अर्थ अ्रमात्मक 
हो जाता है । डॉ० माताप्रसाद जी गुप्त वे उन अर्थों से असन्तोष प्रकट फरते 
हुए उपर्युक्त दोनों शब्दो के नए अर्थों का सुझाव दिया है (दे० नागरी-प्रचारिणी- 
पत्रिका ६८-१,२) । उनके अनुसार 'देवल' वस्तुतः देवला (देव --डा) अर्थात्‌ 
देव है। तथा देहुरी” वस्तुतः 'देहुर” अर्थात्‌ देवगृह या मन्दिर है। अर्थ प्रसंग- 
सम्मत है, किन्तु 'देवल” शब्द की व्युत्पति बित्य हे (यह भी ज्ञातव्य है कि 
छदीर भें 'देवल' सर्वत्र देवग॒ह या मन्दिर बर्थ में हो प्रयुक्त है), इसके अतिरिक्त 
अभीष्ठ बर्थ की प्राप्ति के लिए अन्वय में भी व्यतिक्रम करना पड़ता है (ययाः 
देहुरी मांही देवल) जो कबीर फी भूल वाक्य-रचना के साथ मेल नहीं खाता; 
तुलन० ऊपर “अजपा में जाप” के लिए 'अजपा माहें जाप! न कि “जाप मांहें 
अजपा' । मैंने डॉ० गुप्त की व्युत्पत्ति का ही संकेत ग्रहण किया है किन्तु सन 
ब्युत्पत्तियों को परस्पर स्थानान्तरित कर दिया है जिससे अन्वय में भी विपर्यय 
नही करना पड़ता और अर्य भी श्रेष्ठ निकल जाता है। कदाचित्‌ कवि का मूल 
भाव भी यही है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस साख्बी मे भी सूक्ष्म उपासना की ओर 
संकेत है; तुल० दादू-वाणी, साखी ४-२६२-- 


सांहि निरंजन देव है, मांहँँ सेवा होइ | 
मांहिं उतार॑ आरती, दाडू सेवग सोइ ॥॥ 


अनंत फा तेज ऐसा है मानों सूर्य की श्रेणी उदित हुई हो; जो सन्दरी 
(जीवात्मा) पति (परमात्मा) के साथ रात्रि में जागतो रही है (प्रेमाभक्ति की 
साधना फरती रही है) उसी के द्वारा यह कोतुक देखा गया है १५॥ 

कबीर कहता है कि मेरा मन मंवरा हो गया और निरंतर उस दिव्य कमल 
“पर निवास करने लगा । वह कमल जो बिना जल के खिला हुआ है, उसे कोई 
सच्चा दास ही देख पाठा है ।१६॥ 


कंबल ज॒ फूला भीर बितु--यह कमल सहत्नार अथवा हृत्कमल प्रतीत 


वै१४ कवोर-वायो-सुघा 


होगा है जहाँ परम ठत्व का निवाध्र माना यया है--हव्योग के अनुसार सहस्तइत 
कमल में और मक्तियोग के अनुसार द्वादयदलीय हृत्कमल में 
निम्र--ठीक, यथार्व | अवधी ठया भोजपुरी में आजकल भी यह शब्द उसी 
वर्ष में प्रयुक्त होता है, उदाहरपठया “निम्ठु क चपाट” अर्षाद 'सही-सही सुर्ख' । 
मनुप्य के शरीर के भीतर ही कमल (हृत्कमल अण्वा सहस्नदत्नकमंतर) 
प्रकाशित है मोर वहाँ ब्रह्म को वाद होती रहती है। मेरा मत रूपी भ्मर जहाँ 
सुच्ध हो रहा है उसे कोई हरि भक्त ही जानेगा ।१७। 
सागर नहीं है, सोप्री नहीं है बोर स्वाति विन्दु भी नहीं है अर्थात्‌ मोती 
जिन वस्तुओं से बनते हैं उनमें से कोई भी नहीं है, फिर भी घुन्य शिखर (ब्रह्म 
रंध्र) पर स्थित यढ (भ्रमरयुफा) मे नाम रूपी मोत्री उत्पन्त हो रहे हैं !5 
घाट में ही अवधट मिल यया (दुर्गम यस्तु अर्थात्‌ ठत्वज्ञान सुगमता से मिल 
गया) और अवधघट में ही घाट मित्र गया सर्याव्‌ जिस साधन मार्य को लोग दुर्गम 
समझ वेठे ये, वही मेरे लिए सुगम हो गया । कबीर कद्ठठा है क्रि इस प्रकार 
मुझे परिचय (व्रह्म-साक्रत्कार) प्राप्त हो गया--ऐसी गुरू ने वाट दिखाई ॥१६। 
घट--आये “ओऔषट' है, अतः “घट! को यहां “घाट' का ही वोषक मानता 
उपयुक्त होगा--वैसे “धण्मेर में हो वह दुर्गम रहस्य मिल गया” ऐसा जर्य मी 
“घट! (--शरीर) के आधार पर किया जा सकता है। औघट < भप 4- घादसू 
दुर्गम (विशेषण), दुर्गम वस्तु (संन्रा), चात्पर्य अलस्य तत्वज्ञाव से है । परचा<८ 
सं० परिचय «जानकारी, नावन्चाप्षात्कार, तत्ववोष । 
सूर्य (पिगला) चद्ध (इड़ा) में समा यया और दोवों को एक घर में (सृपुम्धा 
में) मिलाया, ठव मन का अमीष्ट पूरा हो गया--ऐसा दुच पूर्व जन्म का भाग्य 


जुड़ा।श्य 
सूर, चांद--क्रमचः पिंगला तया इड्ा नाड़ी के बोषक हैं! इड्ा-पिंगला दोनों 


को स॒पुष्णा में मिलाने का तात्वर्य सन्‍्तों की परारिभाषिक शब्दावली में मत की 

इन्द्रातीत अवस्था प्राप्त करता है--पद्दी सन्‍्तों की मनः्साधता का चरम लक्ष्य 

है; इसीलिए कवीर कहते हैं--मन का चेता या सोचा हुआ पृद्य हो यया। 
पुरदला लेख--पूर्व-जन्म का भाग्य लेख; संचित कर्मों का फल । 


* परिणिद : टीका : सालो भंग ६ ३१५ 


सीमा को छोड़कर जब मैं असीम में पहुँच गया तब मैंने शून्य में अवगाहन 
किया और उस महल में विश्वाम किया जिसे मुनिजन भी नही प्राप्त कर 
सकते २१ हे 
पूर्व-जन्म के लेख से कबीए का भाग्य देखो कि जिसका महल मुनि जन भी 
नहीं प्राप्त कर सकते उस अलेख (ब्रह्म) को उसने अपना मित्र बना लिया है [र२२॥ 
शरीर मे जब प्रेम ने प्रकाश किया तब उसके भीतर एक (दिव्य) ज्योति हो * 
गई, मुख से कस्त्री की महक गमकने लगी जिसकी वास वाणी से फूट पडी ।२३॥ 
सुरति (चित्तबृत्ति) निरति (तल्लीनता) में समा गई और एक मात्र निरति 
ही रह गई; इस प्रकार जब सुरति और निरति का परिचय हुआ तब (कायागढ 
का) सिंह द्वार खुल गया अर्थात्‌ उसपर विजय प्राप्त हो गई र४ा 
विशेष-सुरति” तथा “निरति” के लिए देखिए इसी अगर की दसवी साखी की 
टिप्पणी । सिंभु दुवार--सिंहद्वार, गढ अथवा महल फा मुझ्य द्वार (भ' तया 
है! के उच्चारण-साम्य के आधार पर) । 
कबीर कहता है; ससार में आया था अनेक रूप देखने, कितु ऐ सन्तो, दृष्टि में 
ऐसा अनुपम ब्रह्म पड गया (कि दूसरे को देखने की आवश्यकता नही रह गई) २५॥ 
(प्रियतम ब्रह्म के मिलने पर) मैंने उसे अपने अंकों मे मर-भर कर भेंटा, 
बयोंकि मन मे घोरज नही बंध रहा था। फोर कहता है कि जब तक दो 
शरीर हैं अर्थात्‌ जब तक उसे एकमेक होकर इस प्रकार भेटा न जाय, तव तफ 
बह कैसे मिल सकता है ? ।२६॥ 
जिस दिन कृत्रिम जगत नहीं था ओर हाट-वाट भी नहीं थे उस दिन भो 
राम का भक्त था जिसने वह ओषट घाट (दुर्गेम स्थिति) देखा । ताले यह कि 
रामभक्त प्रलय में भी नप्ठ नहीं होता !२७ 


परमात्मा की रुंगति से में शीतल हो गया (मेरा चित शांद हो गया) और 
भेद भोह तथा भौतिक ताप मिट गया; मैंने रात दिन सु्ध को निधि को प्राप्त 
किया णब मेरे सीतर वह स्वतः प्रकट हुआ ॥२८॥ 


रै(८ कवोर-वाणी-सुघा 

निरमोलिफ--अमृल्य, बहुमूल्य । दिज-रसही, ययार्थ ( दे८ १६ वीं साखी 
फी व्यास्या )। कांच कयोर कच्चा फस्तीर या रागा जिसे खोले आभूषण 
भादि धनाते समय अन्दर भर देते हैं और कार्य समाप्त हो थाने पर निकाल 
फेंकने हैं--उसको केवल इतनी ही उपयोगिता है। “कांच” को कुछ टीकाकारों 
से विश्वेषण न मानकर 'शौशा' अर्थ क्रिया है, किन्तु यह प्रसंगतमस्त मही है ! 

मन उन्मनावस्था (सहजावस्था या शुत्य समाधि) से लग गया और उन्मता- 
वस्या मत से लग गई (अर्थात्‌ मत और उन्मत एकमेक हो गए हैं), जैसे नमक 
पाती में मिल जाय और पानी नमक में ।४०। 

उन्मत्न<सं० उन्मन ( अवस्था )--सहज समाधि था शुल्य समाषि। 
विलंगि <: विलग्गि< प्रा० विल्ग्ग << सं० वि--लप्न”-सहारा लेना, संलप्न 
होता, चिपटना (दे० पाइअ०, पृ० ७६८) । 'विलग्ग' विशेषण पद भी है ( सं० , 
“बिलग्न” का समानार्यी ) । कुछ टीकाकारों ने 'विलंगि/” का '्रृषकू' 'या 'अत्तगा 
ऐसा अमात्मक (या यों कहा णाय कि उत्टा) अर्थ किया है 

ह॒ठयोगप्रदीपिका (४।५६) में ठीक यही बात कह्दी गई है-- 

कृप्पू रममले यद्वत्‌ सैन्ध्द सलिले बया । 
तथा संधीयमान थ मनस्तत्त्वे विलौयते ॥ 

अर्थात्‌ कपूर जैसे आग में और ममक जैसे पानी में विलीन द्वो जाता है वैसे 
ही निरतर घोड़ते-जोड़ते,मृन परम तत्त्व में विलीव हो जाता है । 

ओर भी तुसनीयं, संख्हृपा-+- 

जिम लोष विलज्शद् परांणिएहि तिम्र णइ चित्तविं टृठाइ। 
अप्पा बीसहि परहिं सम्र तत्य स्माहिए काइ। 

-+राहुल सांइत्यायत, दोहाकोश, १० १२ । 
अर्थात्‌ जैसे नमक पानी में दिज्ना जाता है ऐसे ही अगर चित्त मी सहज दशा में 
विलीन हो जाय वो फ़िर अपना पराया समान दिखने तगता है--उसके लिए 
समाधि से गया ? 

कण्हपा आदि अन्य सिद्धों वे भी ह-ब-हू-इसी शब्दावली में मन की सहज 
दर्शा का चित्रण किया है (उदाहरणतया दे० डॉ० प्रवोधचद्ध बागची संप्रादित 


|] ! 
परिशिष्ट ; टीफा : साख्ी मंग ६. + * ३१६ 


दोहाफोश, पृ० २७) । यही नहीं, सेंधव और जल के सम्मिलन का दृष्टांत तत्व- 
विवेचन के/प्रसंग में उपनिषदों तक में मिलता है। छान्दोग्य ६|१३/२-२ में 
उद्दालक-आर्रुणि-श्वेतकेतु-आंल्यान में आर्ुणि ब्रह्म तथा जगद्‌ का संबंध समझाने 
के लिए उद्दालक से जल में नमक का ढेला डालकर उसकी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण 
करने को कहता है । वुहदारण्यक २/४/१२ भी तुलनीय है-- 
स॑ यया संन्धवलिल्य उदके प्राप्त उदकमेवानुलोयते । 

परमात्मा का नाम स्पर्श मणि के समान है और संसार खोहे के समान है, 
नाम के स्पर्श से वह स्वतः स्पर्शमणि के समात हो गया और इस प्रकार परख 
हो जाने पर वह ठकसाली सोना हो गया ।४१। 

विशेष--ठ्ितीय पंक्ति में पहला पारस! स्पर्श का बोधक है और दूसरा 
"पारस! स्पर्श मणि का बोघक है जिसके स्पर्श से लोहा सोने मे परिवर्तित हो 
जाता है--ऐसी प्राचीन मान्यता है । 


३१६ कंग्रोर-बाणी-सुर्ता 


टर जिसके लिए मैं जा देहा था यह सामने हो आकर मिल गया, किंतु छ्ी 
(जीवात्मा) मलिन थी, प्रिय (परमात्मा) उज्ज्वल था इसनिए उसके पैरो पर 
भी नही पड़ सकी २६। 

शरीर के भीतर (की अनुमृत्तियों से) हो मन मान गया और अद्र बाहर कही 
नहीं जाता; जलती हुईं अग्नि बुझ गई और ज्वाला शीतल जल हो गई ।३० 

मन के आत्मामिषुखो होने पर समरसता आ गईं जिससे जीवन की सारी 
विपमताएँ दूर हो गईं--जो वस्तुएं दाहक थी, वे शीतल सुखद हो गईं । तुल्त० 
क० ग्र७० पद १०७-३ : 

तन महिं होतों कोटि उपाधि । उल्नटि भई सुख सहन समाधि ॥ 

बलतो << सं० ज्वलन्ती -- जलती हुईं । लाइ <सं० अलाव --अग्नि 

मुप्ते तत्व मिल गया और मन मे णव उसका ध्यान धारण किया तब शरीर 
भूल गया और फ़िर जब शून्य सरोवर में स्नान किया लव सारी तपन मिठ गई 
(त्रिविध ताप धाते रहे) और में शोवन हो गया (चित्त शांत हो गया) ।३१॥ 

कबीर का हृदय हृढ हो गया क्योकि उसने उस समर्य फल को प्राप्त किया 
भव संसार सायर मे टटोलते-टटोलते उसका हाथ उस (प्रमदत्व रूपी) हीरे 
पर पड़ गया ।३२। साबित (अ०) >न्यू्ण, हढ 

मेरा मन उलट कर तुझ दरिया से मिल गया और उसमे मल-मल कर 
स्नान करने लगा; जब वह ठेरी थाह लेने लगा तो थाह न॑ मिली, क्योंकि ऐ 
हपालु परमात्मा, तू महानु है ।३३॥ 

रहिमांव (न० रहमान) -+रहम या इृपा करने वाला परमात्मा | माव- 
सरोवर (मन) कै सुन्दर जल (मक्तिरस) में हस (नीर क्षीर दिवेकी भक्त) क्रीड़ा 
करने लगे हैं मौर स्वच्छर मुक्ता फल (मुक्ति) इुग रहे हैं, बब उड़कर अन्यत्र 
नहीं जाते हैं !३४॥ मुक्‍्ता चुगरै--मुक्त होकर बर्याव स्वच्छदता प्र्दक इग रहे हैं। 
मुक्ताहुल्न --मुक्ताफन, मोती 

जहाँ पर गगत' (शून्य) गर्जन करके (अनाहवनाद करके) अमृत टपकाता है 
और कदली-पुष्प के आकार के कमल (सहक्तार या बनाहत थक) का प्रकाश 
होता है, कदीर कहता है कि यहाँ पर कोई सच्चा दाय ही बन्दगी करता है।३५। 


परिष्यिट : ोका + साथो अंग £ ड्१७ 


अमृत--हुठयोग के अनुसार सहस्तार से निर्शरित होने चाला रस जिसका 
खेचरो मुद्रा (जीभ को उन्नटकर ठातु में लगाना) द्वारा पान कर योगी दोर्घायु 
होता है । हठगोग चंद्र और सूर्य का योग है। सूर्य मुलाधार चक्र में और चंद्र 
सहुक्नदलकमल में रहता है; कुंईलिनी जागरण द्वारा दोवों को मिलाया जाता है | 
चंद्रमा में भो अमृत फा निवास माना जाता है। भक्ति योग के पक्ष में अमृत 
भक्तिरस है। 

कदलो कंबल--हृठगोग के अनुसार सहल्तार तथा भक्तियोग के अनुसार 
अनाहत नाम का बारह पंखुड़ियों वाला हृदय कमल | क्र० ग्रं० पद १३७ में 
कदली पुष्प को हृत्कमल से अभिन्न बतलाया गया है-- 


कदलो पुहुप दोप परकास । रिदा पंकन्न महिं लिया निवास ॥ 
हादस दल अभिमंतर मित | तहां प्रभु पाइसि करि ल॑ चिंत ॥| 


निज--पययार्य, सच्चा | दे० इसी अंग की १६ वी साखो की टिप्पणी । 

कबीर कहता है कि जब अनाहइत नाद के तूर्य वजे तब कमल (सहस्नार या 
हृत्कमल) प्रकाशित हो गया, निर्मल (ज्ञान) सूर्य उदित हो गया और रात्रि 
(अज्ञात) की कालिमा मिट गयी ३६।॥ 

बागे<< सं० दाक्‌ “बोले या बजे । तुर--एक वाजा, तुर्प । 

कबीर कहता है कि शरीर में बिना रस्सी (तांत) के ही तन्त्री का शब्द 
(अनाहत नाद) बज रहा है । बाहर-भीतर वही शब्द व्याप्त हो रहा है, इससे 
सारी भ्रांति दुर हो गई। ३७ 

गुन<<सं० ग्रुण-+ रस्सी, तार | तांति<सं० तन्त्री >वीणा । 

भरांति<-सं० ध्रान्ति । 

आकाश (ब्रह्माण्ड) में एक औंघा दु्वों (सहस्नार) है और पाताल (मुल्ा- 
धार चक्र) में उसकी पनिहारी (कुण्डलिनी) है; इस कुएँ का जल कोई बिरला 
हंस (साधक) ही पी सकता है जो इसका आदि (रहस्य) जानता होगा ।३५। 

अब ऐसा हो यया कि मेरा नाम सवमुच अमुल्य हो गयर--पहले बज़ है 
कच्चा रॉगा था ओर दर-दर (ठोकर खाता) फिरता था ।३६।॥ 


. इशद कबीर-वाणी-सुघा 


निरमोलिक>+अमृल्य, बहुमूल्य । निम न्‍्सही, यथार्थ ( दे० १६ वी साखी 
की व्याख्या )। कांच कपीर-- कच्चा झस्तीर या राँगा जिसे खोखले आमृपण 
आदि बनाते समय ब्न्दर भर दैते हैं और कार्य समाप्त हो णाने पर निकाल 
फेंकने हैं--उसकी केवल इतनी हो उपयोगिता है॥ “कांच” को कुछ टीकाकारों 
ने विशेषण न मानकर 'शीशा” अर्थ किया है, किन्तु यह प्रसगसमस्त नहीं है । 
भनर उन्मनावस्था (सहजावस्या या शुल्य समाधि) से लग गया और उत्मता* 
वस्था मन से लग गईं (अर्थात्‌ मन और उन्मत एकसेक हो गए हैं), जैसे नमक 
पानी में मिल जाय और पानी नमक में (४०। 
उन्मन्‍्त <<सं० उन्मन ( अवस्था )>>सहज समाधि या शुन्य समाधि। 
बिलेंगि< बिलग्गि<प्रा० विलग्ग < सं० वि--लप्न--्सहारा लेना, संलक्न 
होना, चिपठना (दे० पाइअ०, पृ० ७६८) । 'विलग्ग” विशेषण पद भी है ( सं० , 
“विज्ञन” का समानार्थी ) | कुछ टीकाकारो ने 'बिलंगि” का 'पृथर्‌''या 'अलगा 
ऐसा अमात्मक (या यों कह्मा ज्राय कि उल्दा) अर्थ किया है । 
ह॒ठयोगप्रदीपिका (४५६) में ठीक यही बात कही गई है-- 
कर्प्प्रमनले यद्वत्‌ सैन्ध्य सलिले यथा । 
तथा संधीषमानं च मनस्तत्त्वे विलोयते ॥ 
अर्थात्‌ फपूर जैसे आग में और नमक जैसे पानी मे विलीन द्वो जाता है वैसे 
ही निरंतर जोड़ते-जोड़ते, मन परम तत्त्व में विलीन हो जाता है । 
और मी बुलनीयं, संरहपा-- 
जिस लोण विलेज्जद पॉणिएहि तिम णइ चित्तवि टृठाद । 
अप्या दीसहि परहिं समर तत्य चमाहिए काइ।] 
+--राहुल सांकृत्यायन, दोहाकोश, १० १२ । 
अर्थात्‌ जैसे नमक पानी में बिला जाता है ऐसे ही अगर चित्त मी सहज दशा मे 
विल्ीव हो जाय तो फिर अपना पराया समात दिखने लगता है--उसके लिए 
समाधि से क्या ? 
कण्हपा आदि अन्य सिद्धों ते भी ह-ब-हू-इसी शब्दावली में मत की सहज 
दशा का चित्रण किया है (उदाहरणतया दे० डॉ० प्रवोषचद्ध वागची संपादित 


ड्ढ 
| द 


परिशिष्ट पु टोका : सासी अंग € + * * बे१६ 


दोहाकोश, पृ० २७) । यही नही, सेंघव और जल के सम्मिलन का दृष्टांत तत्व- 
विवेचन के[प्रसंग में उपनिषदों तक में मिलता है। छान्दोग्य ६(१३/२-२ में 
उद्दालक-आरुपि-श्वेतकेतु-आंख्यान में आरुणि ब्रह्म तथा जगत्‌ का संबंध समझाने 
के लिए उद्दान्क से जल में नमक का ढेला डालकर उसकी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण 
करने को कहता है। वृहदारण्यक २/४/|१२ भी तुलनीय है-- 
से यथा सेन्यव्णिल्य उदके प्राप्त उदकमेवानुलोपते । 

परमात्मा का नाम स्पर्श मणि के समाव है और संसार लोहे के समान है, 
नाम के स्पर्श से वह स्वत: स्पर्शमणि के समान हो गया और इस प्रकार परख 
हो जाने पर वह टकसाली सोना हो गया ।४१॥ 

विशेष--द्वितीय पंक्ति में पहला पारस” स्पर्श का बोधक है और दुसरा 
'पारस' स्पर्ण मणि का बोघक है जिसके स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो 
जाता है--ऐसी प्राचीन मान्यता है । 


27474: ॥7777.4॥॥7 
॥#0/|/88।-400 007. 
#४. 8, ]5 000 5 55७98 0॥9 ा 0०96 ४७७६ ॥॥......--- 2म० 
चबाई 900८5 5006 06 76७0ए0॥90 एशी॥॥ 9 शिगव्विग 
॥0ा ४१9 (43(6 (85४ ॥08088 090७- 





099 | 9926 | 0999 





